“आविष्य परणं 


[प्रथम खण्ड] 
( सरल हिन्दी भाष्य सहित जनोपघोगी संस्करण ) 


5.3 


सम्पादक : 
वेदमूति तपोनिष्ठ 


पं० श्रीराम जी शर्मा आचाये 


चारों वेद, १०८ उपनिषद्‌, षट्दर्शंन, योग वासिष्ठ, 
२० स्मृतियां, श्रौर १८ पृराणों 
के भाष्यकार । 


ऋ 


` प्रकाशक ! 


सस्कृति संस्थान 


ह्वाजाकुतुब, वेंदनगर, बरेलौ-२४३०० ३ (उ० प्र०) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


“Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


9) 
९. री 
००, ७४१७५७५००६. 


| 
| 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 8576० 


CC-0.Panini Kanyd Maha Vidyalaya Collection. 


. ७४222 800838 9 80828 92%2११9४ १४७ 
भविष्य पराण 


ज्र 

ज्र 

ज्र 

[ प्रथम खण्ड | के 

(सरल भाषानुवाद सहित जनोपयोगी अंमरकमः ॐ 


सम्पादक : \ 3३३ तता पु हरती 
वेदमूति तपोनिष्ठ 
पं० श्रीराम शर्मा आचायें 
चारों वेद, १०८ उपनिषद्‌, पट्दर्शन, योग वासिष्ठ, 
२० स्मृतियों एवं १८ पुराणों के प्रसिद्ध 
भाष्यकार । | 


2.3 


प्रकाशक: | 
संस्कृति संस्थान 
ढवाजाकुतुब, (वेदनगर) बरेली-२४३००३ (उ० प्र०) 
फोन नं० ७४२४२ 
>१७९9६३७६७४६॥६४६;४६४६9॥६>६ 309040%6909030098% 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


HONCHO NE ROIOR NRO NNO a 


प्रकाशक ॐ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
डा० चमनलाल गौतमं 

संस्कृति संस्थात ` 

ख्वाजा कुतुर्ब, (वेद नगर) 

बरेली-२४३००३ (उ० प्र०) 

फोन : ७४२४२ 


ई 


सम्पादक : 
पं० श्रीराम शर्मा आचार्य 


अ 


_ सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन : 


श्र 


संशोधित जनोपयोगी संस्करण : 
सन्‌ १६६० 


ओई 


शेलेन्द्र .वी > माहेश्वरी 
नव ज्योति प्रेस . 
सेठ भीकचन्द्र मार्ग मथुरा 


ब 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


भविष्य पुराण--जेसा कि इसके नाम से ध्वनित होता है, भावी 
घटनाओं के वर्णन में थपेक्षाकृत अधिक भाग लेने वाला है। वैसे तो 
इसमें भी पुराण के पांचों लक्षणों का आरम्भ: में ही निदेश कर दिया 
, गया है और तदनुसार सगं, प्रतिसर्गे, वंश, शब्वन्तर और वंशांनु चरित्र 
का नियमानुसार भली प्रकार वर्णन किया गया है। पर लोगों में यह 
भावी घटनाओं की विषमता के कारण ही अधिक प्रसिद्ध है। इसमें ये 
“भावी' घटनायें कहाँ से आईं और उसका क्या उपयोग है, इस सम्बन्ध 
में शंका अथवा विवाद उठाना निरर्थक-सा है । जैसा हम इससे पहले 
कई बार स्पष्ट कर चुके हैं, पुर/ण-साहित्य तकं अथवा प्रमाण द्वारा 
जाँचने का विषय नहीं है। इसका निर्मोण अल्पशिक्षित या अशिक्षित 
समुदाय को धर्म, ज्ञान, नीति, चरित्र, मर्यादा, सद्व्यवहार सम्बन्धी 
प्रेरणायें प्रदान करने के निमित्त किया गया है। जिन लोगों को सामा- 
जिक या आथिक कारणों से न तो पढ़ने-लिखने का अवसर मिलता है 
ओर न जो .उच्च लोगों के सत्संग का लाभ ही प्राप्त कर सकते हैं, उनके 
'लिए सदुप्रेरणा प्राप्त करने का एक-मात्र मांगे इस प्रकार को धामिक 
कथायें श्रवण करना ही होता है। विशेषतया मध्यकाल में, जब वर्ण- 
व्यवस्था पर अधिक जोर दिया जाता था गोर “चंतुर्थ वर्ण वालों को 
'श्रूति' के अन्तर्गत आने वाला समस्त जीवनोपयोगी साहित्य पढ़ सकने 
अथवा सुन सकने का भी द्वार बन्द कर दिया गया था, उस निम्न वर्ग 


के हिताथं विशेष रूप से पुराण-स।हित्य की रचना की गई थी । “भविष्य 
पुराण” के आरम्भ में ही इस तथ्य को स्पष्ट शब्दों में प्रकट कर दिया है- 


भवन्ति द्विज शादु लश्नू दानि भुवनत्रये । 
विशेषतः चतुर्थस्त वर्णस्य द्विज सत्तमः ॥३५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ड़ Digitized by Arya Samal Foundation Chennai and eGangotri 
9 { .¥ 


ब्राह्मणादिषु वर्णेषु त्रिषु वेदः प्रकल्पिताः। 
“ मन्वादीनि च शास्त्राणि तथांगानि समंततः॥३६ 
शूद्राश्चैव भृशं दीनांः प्रति भांति द्विज प्रभो । 
घमार्थं काम मोक्षस्य शक्ताः स्युरवने कथम्‌ ॥३७ 
> अर्थात्‌--''राजा जनमेजय के पुत्र राजा शतनीक के यहाँ जव 
समस्त मुनिगण आये तो उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि हे ब्रह्मन्‌ ! तीनों 
भुवनों में जो ज्ञान है वह सब “भूति” है पर चतुर्थ वर्ण (शुद्र) की तो 
इस सम्बन्ध में भी विशेष स्थिति है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य-इंन .तीन 
वरणो के लिएं तीन वेदों की रचना की गई है और मनुस्मृति आदि अनेक 
शास्त्र भी उनके अङ्ग स्वरूप निमित किये गये हैं। पर विचारे शुद्रों 
की स्थिति बहुत ही हीन जान पड़ती है । हे भगवन्‌ ! ये शुद्रगण धमे, 
अथ काम मोक्ष को प्राप्ति में किस प्रकार समर्थ हो सकते हैं ?” 
. इसमें कोई सन्देहं नहीं किया जा सकता कि प्राचीन युग में जब 
४ पुस्तकों का अभाव था, कभी कोई बहुत आवश्यक रचना भोजपत्र या ताड़ - 
पत्र आदि पर बड़े परिश्रम से लिखी जाती थी ओर अलभ्य वस्तु की 
' भाँति गुप्त रखी जाती थीं, तो शूद्र तथा अन्य श्रमजीवी समुदोय जिनका 
पुरा समय कृषि कार्य तथा अन्य सामाजिक-सेवा के कार्यों में लग जाता 
था, मनुष्योपयोगी ज्ञान प्रास नहीं कर सकते थे । प्रथम तो उनको शारी- 
रिक श्रम के कार्यों से अवकाश ही बहुत कम मिलता था, फिर उनके पास 
ज्ञान वृद्धि के कुछ साधन भी नहीं होते थे !' ऐसी दशा में यदि लोक- 
कल्याण के ब्रतधारी ऋषि-मुनि उनके सिए कोई विशेष व्यवस्था न | 
करते तो उनका मानव-जन्म एक प्रकार से व्यर्थं ही था । वे भी अन्य 
प्राणियों की तरह केवल भूख, प्यास, निद्रा की किसी प्रकार पूति करके 


निरन्तर हसावः में गोते ही खाते रहते । इसलिये समाज के कणंधार 
` मनीषियों ने उनके उत्थान के लिए पुराणों की रचना कौ । राजा शता- 
तीक की प्रार्थना के उत्तर में व्यास-शिष्य महषि सुमन्त ने जो कुछ कहा 


उसका सार यही है कि अत्यं विकसित व्यक्तियोंका उत्थान पौराणिक धम 
CC-0.PaniniKanya Maha Vidyalaya Collection. £ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


- कथाओं से ही हो सकता है, क्योंकि वे उनको सुन और समझ सकते हैं- . 


साधु साधु महाबाहो पृष्टोस्मि मानव । न एज य 

्ृणु में वदनो राजन्‌ पुराण नवमं महू Fs 

इदं तु ब्राह्मण परोक्तं घमं शास्त्रमनुत्तमसु' ५ 7०९5.72. द 3) : 
~ क्री 


णे पथ > are + 
विदुषा ब्राह्माणेनेदमध्येतव्यं प्रयत्नतः \ क गाह 2८ 
शिष्येभ्यश्चेव वक्तव्यं चातुवर्णेभ्य एव हि ॥. पणय 


सुमन्त मुनि ने राजा शतनीक का कथन सुनकर उसकी प्रशंसा 
करते हुए कहा-“हे महावाहो ! आपने यह अत्यन्त. श्रेष्ठ प्रश्‍न किया 
है। इसके लिए अब मैं तुमको नवम पुराण श्रवण कराता हुँ। इस 
सर्वेश्रे ष्ठ शास्त्र को ब्रह्माजी ने प्रकट किया है भौर समस्त विद्वानों को 
उसका प्रयत्नपूर्वक अध्ययन मनन करके चारों वर्णों के शिष्यों में इसका 
प्रचार करना चाहिए !'' 


-सत्साहित्य का लक्षण यही है कि उससे जन-साधारण का हित-साधन 
हो सके। केवल ज्ञान सम्बन्धी ऊंची-ऊची बातें कर लेना या बुद्धिकीशल 
दिखला कर लोगों को चमत्कृत कर देना ही प्रशंसा की बात नहीं। भार- 
म्भ में पुराण साहित्यकी रचनाका उद्देश्य यही था कि सृष्टि-रचना,दैव 
शक्तियां आदि आध्यात्मिक क्षेत्र के जिन गूढ़ रहस्यों को सामान्य मनुष्यों 
की बुद्धि ग्रहण नहीं कर सकती, उनको कथा,. दृष्टांत, रूपक, उपमा 
आदि की शैली में वर्णन करके वोध्गम्य बनाया जाप्र। इसलिए पुराणों | 
में समाविष्ट घटनायें सत्य, अर्ध-सत्य और कल्पना प्रसूत सभी तरह की 
हो सकती हैं । बाल-वुद्धि वाले व्यक्तियों के लिए विषय को रोचक बनाने 

` के लिए अतिशयोक्तियों का प्रयोग करना भी पुराणकारों के लिए 
सामान्य बात है। भविष्य पुराण के रचयिता के लिए यह प्रशंसा को 
बात हैं कि उन्होंने अपना उद्देश्य उदारता ओर अशक्त-वर्ग की 
कल्याण-भावना से चुना और उसे स्पष्ट रूप से प्रकट भी कर दिया. | 


7 CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj (ounfetion) Chennai and eGangotri 

संसार में अपनी विहता की धाक जमाने के लिए, अन्य विद्वानों 
द्वारा अपनी योग्यता के सम्बन्ध में प्रशंसात्मक उद्गार प्रास्त करने के 
लिए, महत्वपूर्ण तथ्यों का कठिन और दुरूह भाषा में विवेचन करने की 
अभिलाषा होना कोई नई बात नहीं है । अधिकांश ग्रन्थकार अपनी कीति 
को दीर्घकाल व्यापिनी -बनाने की भावना से इसी मागे का अनुसरण 
करते आए हैं। पर हमारी सम्मत्ति में उनसे भी बढ़कर प्रशंसा के पांत्र 
वे लेखक हैं जो अपने नाम तथा कीति के स्थायित्व की चिन्ता न करके 
सामान्य जनता के हित को हृष्टिगोचर रख कर अपनी कलम उठाते हैं। 
पुराणों का मूल स्वरूप ऐसा ही था और उस समय उन्होंने अनेक भ्रम 
और शंकाओं में ग्रस्त जन-समुदाय का उपयोगी ढङ्ग से मार्ग-दर्शन भी 
किया था । इसी पुराण साहित्य से ज्ञान प्राप्त करके दादू, रदास, नामदेव 
तुकांराम आदि अनेक सन्त-कवियों ने शुद्र कही जाने वाली जातियों के 
लिए भी ब्रह्मज्ञान सुलभ बना दिया । यह बात दूसरी है कि अधिक समय 
'बीतने पर जंसे प्रत्येक व्यक्ति और संस्था में निर्बलताये उत्पन्न हो जाती 
हैं भौर चलते पुर्जा लोग उनको स्वाथं-साधन का जरिया बना लेते हैं, 
वसे ही सैकड़ों वर्षो के बीच विभिन्न कथा-वाचकों ने पुराणों में भी 
अपनी बुद्धि और सुविधा के अनुसार बहुसंख्यक नये अंश सम्मिलित कर 


दिये, जिनमें उपयोगी-अनुपयोगी, उत्तम-मध्यम-निक्कष्ट, भली-बुरी सभी 
' तरह की बातें हैं । प 


फिर भी जब हम पुराणों का विचार पूर्वक मनन करते हैं तो हम 
को उनमें बहुत-सी ऐसी प्रेरणादायक कथायें, ज्ञानवद्ध क सूचतायें और 
सदुपदेशधूर्ण कथोपकथन मिलते हैं, जिनका प्रचार सामान्य जनता में 
किया जाना आज भी अभीष्ट माना जायया । हरिशचन्द्र की सत्यनिष्ठा 
भीष्म की प्रतिज्ञा-पालन, राम का दुष्टों का दमने, अभिमन्यु को अद्भुत 
वीरता, कृष्ण की राजनीति--ये सव ऐसे पौराणिक वर्णन हैं जिनसे अब 
तक करोड़ों व्यक्ति लाभ उठाकर श्रेष्ठ मार्ग के पथिक वन चके हैं। इस- 
लिए यदि अन्धविश्वास और साथ ही निरर्थक आलोचना की अवृत्ति को 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
७ 
त्याग कर पौराणिक सामग्री का उचित उपयोग किया जाय तो. उससे 
पुस्तक-प्रेमी पाठकों का पर्याप्त हित साधन हो सकता है । हमारे द्वारा 
प्रकाशित पुराणों के संशोधित संस्करणों को जिन सज्जनों ने ध्यान 
.पूर्वक देखा होगा वे भली प्रकार. समझ गये होंगे कि उनके कुछ अना- 
वश्यक अप्रासंगिक और पुनरुक्ति वाले अ'शों को छोड़ देने पर जो संशो- 


धित संस्करण प्रस्तुत किये गये हैं वे वास्तव में सर्वोपयोगी और शिक्षां- 
प्रद है । उनसे मनोरंजक कथाओं के रूप में धामिक सिद्धान्तो और 


कल्याणकारी उपदेशों का जो लाभ मिलता है उसके महत्व से इनकार 
नहीं किया जा सकता । 


बणे व्यवस्था का आधार चरित्र पर- क 

जब हम “भविष्य-पुराण' के उपदेश और विवेचनों पर इस दृष्टि से 
विचार करते हैं, तो उसमें अनेक महत्वपूर्ण नवीनतायें पाते है । उसमें 
आरम्भ में ही समाज के दीन-हीन वर्ग के प्रति जो सहानुभूति प्रकट की 
गई है, वह आगे चल कर घनीभूत होती गई ओर षष्ठी-कल्प” के विवेचन 
में: उसने स्पष्ट कर दिया है कि वर्ण और जाति का अन्तर जन्म से नहीं 
वरन्‌ कमं, गुणों और आचार-व्यवहार से मान्य है और इस इष्टि से जो 
शुद्र जाति में जन्म लेने पर भी शुद्ध आचार-विचार रखता है और पर- 
मार्थमय जीवन व्यतीत करता है वह ब्राह्मण ही है और उसे वेद पढ़ने 
का अधिकार है 

वेदाध्ययनमप्येत ब्राह्मण्यं प्रतिपद्यते । 

विप्रवद्व श्य राजन्यो राक्षसा रावणादयां॥ 

शवाद चाण्डाल दासाश्च लुब्धकाभीर धीवराः। 

येन्येऽपि वृषला केचित्तेपि वेदानधीयते ॥ 

शूद्रा देशान्तरं गत्वा ब्राह्मण्यं क्षत्रियं श्रिता । 

व्यापाराकार भाषद्य विभ्रतुल्येः प्रकल्पितः ॥ 

अर्थात्‌-- ब्राह्मण की भाँति क्षत्रिय ओर वैश्य, भी वेदाध्ययन 


, द्वारा ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लेते हैं। रावण आदि राक्षस, शवाद, चाण्डाल 
दास, लुब्धक, आभीर, धीवर आदि के समान वृषल (वर्णसंकर) जाति 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj ५ Si and eGangotri 


वाले भी वेदों का अध्ययन कर लेते हैं। शुद्र दूसरे. देशों में जाकर, 
ब्राह्मण क्षत्रिय आदि का आश्रय लेकर ब्राह्मणों के ब्यापार, आकार 
` और भाषा आदि का अभ्यास करके श्राह्मण ही कहलाने लगते हैं । 
लेखक का आशय यह है कि ब्राह्मणत्व की पहिचान वेदाध्ययन को 
ही मान लेना भूल है। सभी जातियों के प्रतिभाश/ली व्यक्ति वेदों का 
अध्ययन कर सकते हैं और अपने निभास स्थान में नहीं तो दूर देश में . 
' जाकर अपनी योग्यता के आधार पर ब्राह्मणत्व का दाबा कर सकते हैं । ` 
इसकी पुष्टि करते हुए वे आगे लिखते हुँ-“समस्त वेदों, दो वेद या एक 
ही वेद का यथाक्रम अध्ययन करके भनुष्य शुद्ध ब्राह्मण से उत्पन्न होने 
वाली कन्या से विवाह कर लेते हैं। इसी प्रकार से दाक्षिणात्य और 
गोडपूर्वा ब्राह्मण जातियाँ बन “गई । इस कारण वेदों के अध्ययन के 
आधार पर जाति का भेद नहीं जाना जा सकता । * 

“फिर घट अङ्गों के सहित वेदों का अध्यमन कर लेने पर भी 
मनुष्य सच्चा ब्राह्मण नहीं बन सकता, क्योंकि जो आचारहीन हैं, उन 
वेद पवित्र नहीं वनाया करता । इस प्रकार वेदों का अध्ययन कर लेना 
तो द्विजों के लिए एक शिल्प कला की भाति है । ब्राह्मण का वास्तविक 
लक्षण तो चरित्र ही कहा गया'है। चारों वेदों का अध्ययन करके भी 
यदि कोई ब्राह्मण चरित्र-पालक नहीं रहता, तो उसके द्वारा कोई कर्म 
नहीं किया जाना चाहिए । जिस प्रकार स्त्री को रत्त कहा गया है 
किन्तुनपु सक व्यक्ति उसका कुछ भी उपयोग नहीं कर सकता । शिखा, ` . 
प्रणव, संस्कार, संध्योपासन. मेखला-घारण, दण्ड, अजिन और पवित्रा 
आदि को गुरू बिना किसी बाधा के ग्रहण कर सकते हैं। इस कारण 
मेखला, चूलिका आंदि से मनुष्यों में विलक्षणता नहीं मानी जा सकती । 


' तपं और सत्य भादि से देवतां की सिद्धि और मन्त्र की शक्ति 
मनुष्यों को प्रास हो सकनी सम्भव है। ' भो सव 


“शाप या वरदान देना भौ ब्राह्मणत्व: की शक्ति का प्रमाण नहीं हो 
सकता, क्योंकि चोर, जार तथा अन्य अपराधियों द्वारा राजाओं (सरकारी 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj od PN and eGangotri 


अधिकारी को प्राय: इसी प्रकार शाष दिया जायो करता है। पापों 
का उदय होने पर जो कष्ट मिलता है उससे 'शूद्र अपने को नहीं बचा 
सकता और ब्राह्मण भी इस कायं में असमर्थ सिद्ध होता है । अनुष्ठान 
योग्य गुण जिनमें सम्पूर्ण हैं वे शुद्र भी हिजो के समान हैं । इस प्रकार 
विचार किया जाय तो 'द्विज' और 'शुद्र' में जो अन्तर है बह न तो 
आध्यात्मिक है और न बाह्यनिमित्तक है। ब्राह्मण और -शूद्र के बीच न 
वीयं में, न आकृति: में, व्यापार में, न कक्ष में, न आयु में, न अङ्गों में, 
न पुष्टि में, न दुर्बलता में, स्थिरता में और न चपलता में कोई विभेद 
जान पड़ता है । प्रज्ञा, वे राग्य, धमे, पराक्रम, त्रिवर्ग, नेपुण्य, रूपादि 
और भेषज में भी फोई भेद नहीं रहता । ब्राह्मण चन्द्रमा की किरणों के 
समान श्वेत नहीं होते, न क्षत्रिय ढाक के फूल की तरह लाल होते हैँ, न 
वैश्य हरताल के समान पीत वण के होते हैं,और न शूद्र कोयले के समान 
काले रङ्ग के होते हैँ । पंरों से चलता शरोर का वर्ण, केश; सुख ओर 
डुःख तथा रक्त, शभा, मांस,मेद और अस्थि की दृष्टि से ये चारों ब्राह्मण; 
क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र सम न ही होते हैं, तब इनमें भेद कैसे हो गया ?” 
दिवता' किसे कहते हैं- . 

देवताओं के सम्वन्ध में भी श्रीकृष्ण और उनके पुत्र साम्व के संवाद 
में ऐसा ही युक्ति संगत बार्ज कही हैं जो अभ्यत्र कम मिलती हैं। साम्व 
ने कहा--“हे जनादेन.! धहुत से लोगो को तो देवताओं के नस्तित्व में 
' कुछ भी सम्देह नहीं होता और अन्य कहते हैं कि कोई देवता होता हौ 
नहीं । अब इत सम्बन्ध में कोई विशिष्ट सम्मति दीजिए ।” _ 

इस पर भगवान्‌ कृष्ण ने कहा--बहुत से आगमों में देवताओं के 
अस्तित्व को स्वीकार किया गया है और जिसका प्रमाण आगम में होता 
है उसका अस्तित्व अवश्य ही होता है। अनुमान द्वारा भी उसका अस्ति- 
त्व सिद्ध किया जाता है और प्रत्यक्ष प्रमाण भी. उसके लिए दिए जाते 
हैं। साम्य ने कहा--''यदि देवता प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा तिद्ध हो जायें 
तो फिर आगमों और अनुमान का प्रयोग ही कया है? आप मुझे 
प्रत्यक्ष देवताओं का ही परिचय दीजिए ।” हल 
: CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya SC ECD) Chennai and eGangotri 
द 6 


श्रीकृष्ण कहने लगे--' 'प्रत्यक्षा देवता भगवान सूर्ये है जो समस्त 
जगत के नेत्र हैं और दिन का सृजन करने वाले हैं। इनसे अधिक निर- 
न्तर प्रकट होने वाला और कोई देवता नहीं है। जिनसे यह जगत उत्पन्न 
हुआ है और जिनमें अन्तः में लय होगा जिनके द्वारा सत्युग, तरेता आदि 
चारों युग होते हैं, वे भगवान दिवाकर ही हैं । इन्हींकी इच्छा से यहद 
चर और अचर से युक्त जगत उत्पन्न हुआ है स्थिर रहता है और कमें 
में भी प्रवृत्त हुआ करता है । इन्हीं के प्रमाद से यह लोक चेष्टाशील 
होता दिखलाई दिया करता हे । . उनके उदय होने पर सभी का उदय 
होता है और अस्त होने पर सब अस्तङ्गत हो जाया करते हैं। इस. 
प्रकार सूये का वेदत्व प्रत्यक्ष ही सिद्ध होता है। इनसे अधिक न कोई ' 
` हेन हुआ और न भविष्य में होगा । इन्हीं को समस्त वेदों में 
“रमेश्वर? के नाम से पुकारा जाता है । इतिहास, पुराणों में इन्हीं को | 
अन्तरात्मा के नांम से जाना जाता है । इसलिए यह दिवाकर देव ही 
सबके ईश, सबके भरण करने वाले ओर अव्यय है। जो इनके मण्डल 
का उत्थान किया करता है और इनकी उपासना प्रातःकाल, मध्याह्न 
काल और सायंकाल करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है।” 

इस प्रकार पुराणकार ने 'देववाद' का सच्चा स्वरूप प्रकट किया 
है ! 'देव' वही है जो दूसरों का उपकार करे, उन्हें कुछ प्रदान करे, 
कल्याणकारी मार्ग पर चलने में सहायक हो। सूर्य में ये सभी गुण 
मौजूद हैं और प्रत्यक्षा दिखलाई पड़ते हैं। इसलिए अब आधुनिक विज्ञान 
भी इसी निष्कर्ष पर पहुँचा. है कि यह संसार सूर्य का, ही एक अश है। 
किसी समय में--संभवतः आज से दस-बीस अरब वर्ष पहले यह उससे ' 
एक पृथक पिण्ड के रूप में आया और शायद कुछ अरब वर्ष पश्चात्‌ . 
. फिर उसी में मिल गया । इस बीच में इसमें जितने भी ज्ञात और 
अज्ञात परिवर्तन हो रहे हैं और छोटे-वड़े अगणित प्राणियों की उत्पत्ति 
होकर विकास की गति अन्तरिक्षगामी मनुष्य तक पहुंच चुकी है, इस 
सब॒का मूल स्रोत सुर्य ही है। सूर्य से पृथक किसी संसार की कल्पता ही 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj {oungegion henna and eGangotri 


नहीं की जा सकती । हसलिये भगवान्‌ कृष्ण ने जो यह कहा कि प्रत्यक्ष . 
देवता सूर्य नारायण ही हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आगे चलः . 


कर पुराण रचयिता ने यह भी कह दिया है कि सूर्य ही एकमात्र देव हैं 
ओर अन्य सबं देवता उन्ही के रूपांतर या पर्यायवाची हैं-- 


“आदित्य के आदि देय और अज्ञात (अजन्मा) होने से वह 'अज' 
कहा गया है। देवों में सब्से बड़ा देव है इसलिए महादेव” के नाम से 
प्रसिद्ध हैं लोक का सर्वेश और अधीश होने के कारण उसे ईश्वर” का 
नाम दिया गया है। वृहत्‌ होने से उसे ब्रह्मा पुकारा गया है और भवत्व 
होने से उसका “भव? नाम पड़ा है। वही समस्त प्रजा की रक्षा' और 
पालन करता है। इसलिए उसे 'प्रजापति' कहा गया है। कही से उत्पन्न 
न होने और अपूव होने से 'स्वयम्भू' के नाम से प्रसिद्ध हूं । हिरण्य- 
अण्ड में रहने वाला है और ग्रहों का स्वामी है इससे हिरण्यगर्भ नाम 
पड़ा देवों का भी देव होने से 'दिवाकर' कहा गया । तत्वदशीं महृषियों 


ने जल का एक नामः नारा! कहा है, वही जब उनका निवास स्थान 
होने से वह “नारायण” कहे गये. हैं । वह सहस्नशीषो, सहन नेत्रों वाला 


है और सह्न पेरों वाला है। वही आदित्य के वणे वाला इस भवन 
का रक्षक और पुराण पुरुष है।” 


धर्म को प्रधानता- 
भारतीय धमं शास्त्रों में मानव जीवत का लक्ष्य पुरुपा थं-चतुष्टय 


अर्थात्‌ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को बतलाया गया है। इसमें घम का 


सबसे पहले उल्लेख करने का उद्देश्य यही है कि बिना घर्मे का विचार 
किये जो धन, वेभव प्राप्त किया जाता है । वह कभी कल्याणकारी नहीं 


"होता । 'भविष्य-पुराणकार' ने स्पष्ट कहा है 


परित्ये जदर्थकामौ या स्याता धर्मवर्जितौ । 

सवं लोक विरुद्ध धर्म. मप्याचरेन्न तु॥ 

अर्थात्‌-- से रहित जो अर्थ और काम है उनको त्याग देना 
चाहिए । ओर जो समस्त लोक के विरुद्ध धमं है उसको भी स्वीकार नहीं 


' करना चाहिए।” इस प्रकार “भविष्य-पुराण'का निर्णय यही है कि मनुष्य 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj ounfaon Qhennai and eGangotri 


को सबसे पहले और सबसे अधिक ध्यान धर्म पर ही देना चाहिए । जो 
धर्माचरण करेगा उसे अन्य वस्तुयें उचित और न्याययुक्त रूप में स्वयम्‌ 
मिल जायेंगी । पुराणकार कहते हैँ : ; 

धमं से अर्थ प्राप्त होता है और-धर्म से ही काम भी उपलब्ध होता 
हैं। धमं से ही अपवर्ग हुआ करता है, इसलिए धर्म का आश्रय ग्रहण 
करना आवश्यकता है, धर्म, अथे, काम इनका त्रिवर्ग माना गया, इनके 
गुण क्रमशः सत्व, रज, तम होते हैं। जो सत्व में स्थित होते हैं वे ऊध्वं 
भाग में जाते हैं, राजस वाले मध्य में और तमोगुणी अधोगति में जाया 
करते हैं । व्यक्ति धर्म का पालन करता है उसे अर्थ और कामं की प्राप्ति 
स्वयं हो जाती है, और इस लोक के जीवन को सुख संतोष के ' साथ 


व्यतीत करके बहू देहान्त के पश्चात्‌ ईश्वर के सान्निध्य को प्राप्त होता 


है। इसलिए अर्थ और काम से युक्त धर्म का सेवन करना ही बुद्धि- 


: मत्ता है। धर्म से काम और अर्थ स्वयं ही प्राप्त होते हैं ।'” 


विज्ञजनों ने सदा से यही उपदेश दिया है कि धरम से ही मनुष्य का 
कल्याण' होता है और सब प्रकार का सुख भी प्राप्त होता है। पर आज 
जिसे देखो उसकी मति इसके विपरीत ही दिखाई पढ़ती है । आज किसी : 
को यह कहते संकोच नहीं जान पड़ता---' 'अजी, धर्म में क्या रखा है ? 
घर्म वाले तो सदा दुःख ही उठाते हैं और अधर्मी स्वार्थी लोग मौज, शौक 
का जीवन बिताते हैं ।” बाह्य दृष्टि से देखने पर उनका कथन कुछ ठीक 
भी जान पड़ता है। क्योंकि.वर्तमान समय में जो लोग कोठियों और 


बंगलों में रहते ह मोटरों में चलते हैं, बढ़िया पोशाक और कीमती 
खाद्य सामग्रियों का उपयोग करते हैं, उनमें से ज्यादातर 'धर्म' की 


तरफ से उदासीन ही रहते हैं और अधिकांश भ्रष्टाचार अथवा अनैतिक 


` ढङ्ग से धनोपार्जन करने वाले भी होते हैं। इसी . दृश्य को . देखकर ' 


सामान्य बुद्धि के लोग यही समझ लेते हैं कि 'अधामिक' लोग सुखी 


.` और धर्म का पालन करते वाले दुदंशाग्रस्त रहते हैं । 


पर इस गलतफहमी का कारण उनका धर्म के स्वरूप और सृष्टि 


"के नियमों का न समझ सकता ही है? वे लोग सुख ओर दुःख की . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


mm । 


Ss irs 


Digitized by Arya Samaj [i he and eGangotri 


वास्तविकता से भी अनजान होते हैं और इतनी ही बुद्धि रखते हैं कि ` 
पास 'में काफी रुपया रंहने से हर एक इच्छित वस्तु प्राप्त की जा सकती 


है, बर यही सुख साधन है। परन्तु यह नहीं देखते कि हजारों व्यक्ति 
लखपती, करोड़पती होने पर भी रोते, कलपते रहते हैं और गृह कलह 


से दु:खी होकर अनेक बार आत्महत्या भी कर लेते हैं । फिर अधिकांश 
घनी लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता; कोई न कोई रोग उनको 


लगा ही रहता हैं उनकी शरीर-यात्रा डावटरों के भरोसे ही चलती है! 
और अन्तिम वात यह है कि जो धर्म का ध्यान छोड़कर अर्थ और 


काम की खोज में ही रहेगा उसे कभी मानसिक शान्ति नहीं मिल १ 
सकती और उसके बिना सच्चे सुख के दर्शन कभी नहीं हो सकते । 
वृक्षारोपण का महत्व- ' 

इस पुराण में धामिक अनुशासन के अतिरिक्त गृहस्थो के अनेक 
कतेव्यों का भी निरूपण किया है जो सामाजिक उन्नति और व्यक्तिगत 
सुख-शान्ति की दृष्टि से बहुत उपयोगी है । घमं कतंव्यों का पालन भी 
समाजोन्नति और जन-कल्याण की हृष्टि से किया जाता है, पर जिन 
कार्यों का धमं से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है, पर जो समाज और व्यक्ति 


` की दृष्टि से हितकारी है, उनको भी यहाँ के मनीषियों ने धर्म का ही 


एक अङ्क बना दिया है जिससे लोग उनके पालन में उदासीनता न करें। 
इस दृष्टि से विचार करते हुए “भविष्य पुराण' में वृक्षारोपण का जो 
'माहात्म्य' बतलाया है, वह ध्यान देने योग्य है-- 

“जो पृक्ष छाया देता है, पुण्प देता है, फल दिया करता है, भोर 
मागे में या देवालय में रहता है वह पितुगण को पाप से तार दिया करता 
है! ऐसे स्थान में समारोपित छाया पुष्प एवं फलों के देने वाला वृक्ष इस | 
लोक में कीति देता है, ओर शुभ फल प्राप्त कराता है.। जो पितृगण हो 
चुके हैं और जो आगे होने वाले हैं उन सब पितरों को वह वृक्षों का | 
रोपण करने वाला तार देता है, इसलिए वृक्षारोपण प्रत्येक - बुद्धिमान 
व्यक्ति के लिए आवश्यक है। इस लोक में जो मनुष्य पुत्रहीन हो उसको 
ये समारोपित वृक्ष पुजवानू कर देते हैं । इसलिए मनुष्यों को प्रयत्तपुर्वक 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. र 


Digitized by Arya peo BPO) PU! and eGangotri 


वृक्ष लगाना चाहिए । सैकड़ों और सहल्ों पुत्रों से भी ऐसा एक वृक्ष 
अवश्य लगाना चाहिए । अश्वत्थ वृक्ष क! समारोपण मुक्ति प्रदान करने 
वाला होता है । लाखों और करोड़ों की सम्पत्तिवान बनाने वाला होता 
है || मु ; 

“जो अशोक का वृक्ष लगाता है उसके शोक-संताप दूर हो जाते 
हैं। प्लक्ष (पाकर) के वृक्ष के आरोपित करने से भर्ता की प्राप्ति होती 
है । विल्व का वृक्ष दीर्घायु प्रदान करने वाला होता है। जामुन का वृक्ष 
घन प्रदान करने वाला होता है, तिन्दुक के लगाने से कुल की वृद्धि होती 
है, दाड़िम से भी पत्नी की प्राप्ति होती है और वकुल: (मौलसिरी) तथा 
वजुल के वृक्ष पापों के हनन करने वाले तथा बुद्धि के प्रदाता होते हैं । 
घातकी का वृक्ष स्वर्ग प्रदाता और वट वृक्ष मोक्ष देने वाला होता है । 
आम का वृक्ष कामना पूर्ण करने वाला, गुवाक का सिद्ध प्रदायक, बलबल, 
मंधूक और अजून के वृक्ष अन्न की वृद्धि करने वाले होते हैं । कदम्ब के 
आरोपण से विपुल कीर्ति की प्राप्ति: होती है। जीवन्ती के वृक्ष से रोग 
शान्ति और केशर के लगाने से शत्रु नाश होता है । शिंशपा, अजुन, 
जयन्ती, हयमारक, श्रीवृक्ष, किशुक, (ढाक) के वृक्षों के लगाने से स्वगे 
की प्राप्ति हुआ करती है ।” ४ र्‍ 

वृक्षारोपण समाज के लिए कल्याणकारी है और इस प्रवृत्ति को 


बढ़ाना प्रत्येक समाजहितेषी का कतंव्य है। वर्तमान समय में भी देश में 
वृक्षों का अभाव देखकर राज्य की तरफ से वृक्षारोपण समारोहों की 
प्रथा प्रचलित की गई थी । फल, फूल, परो, लकड़ी छाया--ये सब 
जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक हैं, मनुष्यों का ही नहीं पशु और 
पक्षियों का पालन भी इन्हीं के आधार पर होता है । इसलिए पुराण- 
कर्ता ने विविध वृक्षों के लाभों का और अनेक अप्रत्यक्ष सदपरिणामों 
का भी मनोरंजन शैली में वर्णन करके लोगों को जहाँ जैसा सम्भव हो 
वृक्ष लगाने की प्रेरणा दी है। . ts द ठी 
सामाजिक कतंव्यों का पालन-- 


आज संसार में धर्म, राजनीति, समाजनीति आदि को एक दूसरे से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Lr 


PT PT मी ऊस 


Digitized by Arya Samaj OT and eGangotri 


धक मानने की मनोवृत्ति बढ़ती जाती है। अनेक प्रसिद्ध नेता और 
समाज में आदरणीय माने जाने वाले व्यक्ति भी व्यक्तिगत और सामा- 
जिक जीवन में हानिकारक अन्तर रहने को बुरा नहीं समझते और मद्य- 
मांस, व्यभिचार आदि को निजी (प्राइवेट) विषय बतलाकर सर्वे साधा- 
रण के सम्मुख दूषित आदर्श उपस्थित किया करते हैं। पर प्राचीन 
भारत का आदर्श इससे सर्वथा भिन्न था । उस समय सानव-जीवन की 
समस्त प्रवृत्तियों का एक ही लक्ष्य माना जाता था और वह था सद्‌- 
वृत्तियों और सदृविचारों की वृद्धि । जव तक मनुष्य अपने आंतरिक भावों 
तक केवल मुख से उत्तम उपदेश करना अथवा बड़े-बड़े आध्यात्मिक 
सिद्धान्तों का प्रचार करना महत्वहीन है। सच्ची आध्यात्मिकता और 
धामिकता तो यही है कि जो कुछ कहा जाय उसका स्वयं परिपूर्ण निष्ठा 
के साथ पालन भी किया जाय । ऐसा करने से जो थोड़ा-सा भी उपदेश 
दिया जाएगा उसका पूर्णतया प्रभाव पड़ेगा और सामान्य व्यक्ति स्वयं 
धर्म को ओर प्रवृत्त होते जायेंगे । इसी तथ्य को हष्टिकोण में रखकर 
पुराण” में कहा गया है-- व 

“यञ्च करते समय जो आनन्द और प्रसन्नता से रहित होता है और 


क्रोध से युक्त होकर निकृष्ट वस्तुर्ये प्रदान करता है वह 'कृपण' सम्पूणं 


घर्मो से बहिष्कृत होता है बिना किसी दोष के शुभ कर्मो का त्याग 
करने याला, पुण्य कर्मों को बेचने वाला बन जाता है। माता-पिता और 
गुरु का त्याग करने वाला तथा शोच और आचार से वर्जित रहने 
वाला घोर पापा माना गया है। जिसने जीवित माता-पिता की सेवा से 
मुख मोड़ लिया है वह दूसरा पापी है हवन का त्याग करने वाला तीसरा 
पापी है। जो ऊपर से झूठ-मुठ साधु का सा आचरण करने कः ढोंग 
करता है, उसे नष्ट समझना चाहिए। इसी प्रकार जो धन देकर विषय 
सेवन करता है वह भी नष्ट है। इन दो के अतिरिक्त देव पूजा की कमाई 


से पेट भरने वाला, स्त्री की कमाई अथवा कन्या को बेचकर या स्त्री-धन 
हारा निर्वाह करने बाले नष्ट माने गये हैं। शास्त्र के मतानुसार- ये 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya 2०८०, 


Digitized by Arya Samaj(FouftionJphennai and eGangotri 


स्वर्गं और मोक्ष के भागी नहीं हो सकते । जिसका मन सदा क्रोध से' 


'भरा रहता है, जो अपने से निम्न स्थिति के व्यक्ति को देखकर बड़ा 


गुस्सा दिखलातः हे, जिसकी भृकुटियाँ सदैव तिरछी ही रहती हैं और 
क्रू द्ध रहता है, आदि पाँच प्रकार के 'रुष्ट'बतलाए गये हैं। ये सदा निर- 


थंक वातों में लगे रहते हैं और धर्म-कर्म में ध्यान नहीं दे पाते। रात- 
.. दिन'निंद्रा में रहने वाला, व्यसनों में आसक्ति रखने बाला,' मद्यपान 


करने वाला, स्त्रियों को भ्रष्ट करने वाला और दुष्ट पुरुषों से वार्तालाप 
' करने वाला, अकेला ही मिष्ट पदार्थों को खाने वाला, सज्जन पुरुषों की 


अकारण निन्दा करने वाला--ये सात प्रकार फे 'दुष्ट' होते हैं। जो 
द्विज निगम, आगम एवं शास्त्रों को न पढ़ता है, न पढ़ाता ही है, न कभी 


इनको श्रवण ही कराता है वह भी दुष्ट” कहा जाता है । 
यों तो सभी व्यक्ति जीवित रहते हैं भौर अपने-अपने भावानुसार 

अपना महत्व भी समझ्षते हैं, पर वास्तविक जीवन उसी का है जो समाज 
की वृद्धि और समृद्धि में योगदान दे सके । जिसका आचार-विचार ही 
ठीक नहीं, जो जिह्वा और इन्द्रियों के भोगों की लालसा से अपने कर्तव्य 
पालन से हट जाता है, वह समाज का कया हित कर सकता है? ऐसा 
निम्न स्तर का स्वार्थी तो सदा अपना पेट भने, विषय-वासना की तृप्ति 
करने में ही संलग्न रहेगा और उसकी पूर्ति में यदि निन्दनीय, गहित 
उपायों से काम लेने की आवश्यकता पड़ेगी तो उनके करने में सी न 
हिचकिचायेगा । ऐसे व्यक्ति समाज के उपयोगी सदस्य होने की बजाय 
उसमें तरह-तरह के दोष,: दुगु णों को. फैलागे वाले सिद्ध: होते हैं, और 
उनका अन्तिम परिणाम सदेव शोचनीय ही होता है । 
राजवंश वणंन- 
. इस पुराण के 'मध्य-पवे' में दी गई चारों युगों के राजाओं की 

-बंशावली भी अनोखी है । अन्य पुराणों में जहाँ सूग्रेवंश और चन्द्रवंश 


के प्रमुख राजाओं की चरित्र-सम्बन्धी विशेष घटनायें दी हैं, वहाँ इसमें . - 


सँकडों राजाओं के केवल नाम और उनका शासनकाल दिया है। 
इसमें राजा: इक्ष्वाकु ओर पुरुरवा आदि से उत्पन्न सूये और 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya sam Fofl\yatio} Chennairand eGangotri 


चन्द्रवंश फे अतिरिक्त और भी अनेक ऐसे वंशों का वर्णन दिया है जिनको 
हम अन्यदेशीय और विधर्मी मानते हैं। उदाहरण के लिए इसमें हजरत 
* नह ( न्यूह ).का वर्णन 'म्लेचछ' के नाम से दिया है और लिखा है कि 
वे भगवान विष्णु के भक्त थे और उन्हीं की आज्ञा तथा कृपा से जल प्रलय 
से. बचकर उन्होंने नवीन मानव-वंश की स्थापना की थी। 'आदम' 
और 'हव्वा' (हृव्यवती) को भी उन्होंने विष्णु-भक्त लिखा है और 
बतलाया है कि उन्होंने कलियुग के वहुकाने से भगवान द्वारा बजित 
पेड़ के फल खाकर मई सामाजिक मर्यादा का प्रारम्भ किया-- 
“जो 'आत्मा' के ध्यान में ही परायण हैं, उसने इन्द्रियों का 'दमन' 
` करके 'आढम' नाम को प्रास्त किया । उसकी पत्नी हब्यवती ( हब्वा ) 
नाम वाली कही गई । 'प्रदान' (अदन) नगर के पूर्व भाग में “महावन' 
नाम का एक उद्यान परमं सुन्दर और चार कोस विस्तार वाला कहा 
गया .है,। उसी उद्यान में पाप-वृक्ष के तले वह अपनी पत्नी के दर्शन 
में तत्पर था । कलि वहाँ शीघ्र भा गया, जो सपं फा रूप धारण किये, 


हुये था । उस धूते ने उसे बहकाकर विष्णु की आज्ञा भङ्ग करने वाला 
बना दिया । आदम ने उसे वृक्ष के 'लोक-मार्गप्रदः फल खाये । आदम : 


नो सौ तीस वर्ष जीवित रहा ओर उसके जितने पुत्न-पोत्र, हुये वे सब 
म्लेच्छ हो गये । आदम अपनी आयु के अन्त में फलों का.हवन करता 
हुआ पत्नी सहित दिव्य-लोक को चला गया ।* प, 

चहुत से पाठकों को यह वर्णन अजीव-सा जान पडेगा, पर जो लोग 
यह जानते हैं कि संसार के समस्त घर्म और संभ्यतायें आर्य-धर्म और 
भारतीय संस्कृति से ही निकली हैं, उन्हें इसमें कुछ आश्चय नहीं होगा । 
प्राचीन इतिहास की खोज करने वालों का कहना है कि वैदिक घामिक 
. क्रियाओं और सिद्धांतों में पारस्परिक मतभेद के कारण बहुसंख्यक भारत- 
वासी, जो असुर, दैत्य, पणि आदि कहलाते थे समुद्री मार्ग से 'इराक' 
. पैलेस्टाइन मिश्च आदि चले गये और वहीं उन्होंने li सश्यताओं को 
जन्म.दिया । इन्हीं में से असुरो ने 'असीरिया' और पणियों ने 'फिनी शिया 
आदि राज्यों की स्थापना की थी । कुछ भी हो इसमें सन्देह नहीं कि इन 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Fouratiok Enehai and eGangotri 
.-समुद्र-पार के देशों से भारत का सम्बन्ध हजारों वर्षो से चला आया है 
और कभी मेल - जोल और कभी लड़ाई-झगड़ा द्वारा उनसे हमारा 
आदान प्रदान होता रहा है। ` वेदों में भी ऐसे संघर्षों का वर्णन. पाया _ 
जाता है। सम्भवतः ऐसी ही किसी जाति द्वारा एकं आये नरेश का 
पुत्र 'भुज' समुद्र के मध्य में आक्रान्त किया गया था, जहाँ से उसकी 
रक्षा अश्विती कुमारों' ने की थी। ऐसी दशा में जब तक यहूदी धरम 
(जो ५००० वर्षे पूर्वं चलाया गया है), ईसाई धमं (जिसे १६६८ वर्ष 
हुए हैं) और मुसलमानी धर्म (जो केवल १३८८ वर्ष पुराना है) नहीं 
थे, तो उस समय वहाँ के निवासी भारतीय धर्म की ही एक शाखा के 
रूप में रहे हों, इसमें असम्भव क्या है ? | 
भारत का मध्यकालीन इतिहास- 
“भविष्य पुराण” के एक बड़े अंश में इस देश के मध्यकालीन इति- 
. हास की चर्चा की गई है। इसमें पृथ्वी राज चौहान, जयचन्द्र और आल्हा- . 
ऊदल की कथा बड़े विस्तार के साथ वणित है । केवल नामों में थोड़ा- 
सा अन्तर भांषा भेद को प्रकट करने के उद्देश्य से. कर दिया गया है, 
जेसे--'पृथ्वीराज? को 'महीराज' 'आल्हा' को 'आहलांद','मलखान'को 
बलखानि' 'हेवा' का 'देवसिह' 'महोवा' का 'महावती आदि। पुराणकार 
नै यही दर्शाया है कि जिस प्रकार देवताओं और दैत्यों के अंश से उत्पन्न 
राजगण महाभारत के समय में परस्पर लड़े थे, उसी प्रकार इस युग में 
आल्हा-ऊदल भोर पृथ्वीराज आदि के संग्रामों में उन्हीं प्राचीन राजाओं 
के “नवीन अवतार” आपस में लड़भिड़ कर नष्ट हो गये। पृथ्वी के भार 
को हल्का करने का यही उपाय भगवान ने निश्चित किया है, और जब 
कभी 'धरती-माता' उनसे सैनिक शक्ति के अहुङ्कारियों द्वारा अस्त्र-शस्त्रों 
. का ढेर एकत्रित किये जाने की शिकायत करती है, तब वे अपनी किसी . 
विभूति को भेज कर सबका सफाया करा देते हैं। “भविष्य पुराण, के 
रचयिता के कथनानुसार: अल्हा-ऊदल को भगवान ने घोर अहृङ्कारी 
` क्षत्रियों को दण्ड देने के लिये ही भेजा था। इसी से ऊदल का नाम 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Sarfal Fq.gdatidn Chennai and eGangotri 


'कृष्णांश' सिखा गया है । आल्हा और मलखान भी प्रमुख देवताओं के 
अंश थे। एक अन्य अध्याय में यह भी कहा गया है कि महाभारत 
कालीन सभी पाण्डवों ने आल्हा-ऊदल के पक्ष में जन्म लिया था और 
कौरव पृथ्वीराज (घुतराष्ट्र) के पक्ष में उत्पन्न हुये थे इस बार भी इन 
दोनों पक्षों ने महाभारत के समान घोर गृह-युद्ध करके युग-परिवतेन का 
मार्गे उन्मुक्त कर दिया । 

जैसा भारतीय इतिहास के पाठक जानते हुँ, पृथ्वीराज, जयचन्द्र 
और आल्हा-ऊदल की कलह के फलस्वरूप ही भारत की रक्षा-शक्ति 
* अधिकांश में नष्ट हो गई और उसी से विदेशी मुसलमान आक्रमणकाऱियों 
को भारतवर्ष में अपनी जड़ जमाने का अवसर प्राप्त हो सका । इसीलिए 
अधिकांश व्यक्ति इन कलहशील क्षत्रिय राजाओं को और विशेषकर जय- 


चन्द्र को कोसा करते हैं कि उसने पारस्परिक द्वेष के कारण भारत को 


विदेशियों झा गुलाम बनाने में सहयोग दिया । पर आध्यात्मिक जगत 
की गतिविधियों को जानने वाले और उनका प्रत्यक्ष कारणों से अधिक 
महत्व देने वाले पुराणकार बुराई में भी किसी छुपी हुई भलाई को देखते 
हुँ । उनके विचारानुसार इस समस्त लीला के सूत्रधार भगवान ही होते 
हैं ओर वे किसी दूरवर्ती उद्देश्य की पूति के लिए कुछ ऐसा विधान भी 
` रचते हैं, जो चाहे आरम्भ में हानिकारक जान पड़े पर जिसका अन्तिम . 

` परिणाम शुभ होता है । 

` ऐसे लोगों के मतानुसार देश के छोटे-छोटे सैकड़ों राज्यों में बेट जाने 
और उनके परस्पर लइते-शगड़ते रहने से सामाजिक और राष्ट्रीय विकास 


की गति रुद्ध हो गई थी । जहाँ अन्य देश अपना राष्ट्र-व्यापी सुहढ़ संगठन 
बनाकर प्रगति पथ पर अग्रसर हो रहे थे, आप जैसा 'जाहिल' देश सो- 


` दो.सौ वषं के भीतर ही स्पेन से जावा सुमात्रा तक अपना प्रभाव फैला 
चुका था, वहाँ भारत की शक्ति मूर्खतापू्ण झूठ-झगड़ों में नष्ट हो.रही थी । 


देश में कोई ऐसी केन्द्रीय सत्ता न थी जो विभिन्न भागों को एकताके सूत्र 
में बाँध कर अन्य राष्ट्रों के मुकाबले में आगे चलती । इसलिये दैवी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj (श ) and eGangotri 
9० र 


` विधानानुसार भारत का हित इसी में था कि पृथकता और द्वेष की 
प्रवृत्तियाँ विनष्ठ होकर लोगों को सङ्गठन भोर सहयोग युक्त जीवन-यापन 
का महत्व विदित हो यह तब तक संभव न था जब तक कि अहंकारी 
आर संसार की गति विधि से अनजान राजाओं की एक गहरी ठोकर 
न लगती और उनको हठधर्मी को वलपूर्वक दूर न किया जाता । “भविष्य 
पुराण' कें म्लेच्छ वंशों के उदय ओर उनकः राज्य स्थापना होने का 
वृतान्त पढ़कर पाठक यही अनुभव करेंगे कि यह जो कुछ हुआ उसका 
` पूरा विधान देव-शक्ति ने पहले ही वना रखा था । न 
आधुनिक युग की झलक- | 
'भविष्य-पुराण' में कलियुग राज्यवंशो तथा राजाओं का जो वर्णन 
किया है वह बहुत विस्तृत है और उसमें अधिकांश नाम ऐसे हैं जिनके 
विषय में हम न तो इतिहास से कुछ जान पाते हैं और न अन्य पुराणों 
से यों तो इसमें मुसलमान वादशाहों के शासन तथा अंग्रेजों (गुरुण्ड) 
के आगमन तक का वर्णन कर दिया गयां है-प'र.वह सब ऐसा अतिश- 
र पूर्ण ओर कोतूहलवर्धेक है कि उसकी जाँच ऐतिहासिक वर्णन के 
“रूप में नहीं की जा सकती । पुराणों को शेली फे अनुसार रचयिता ने 
प्रत्येक व्यक्ति और घटना को अद्भुद्‌ रूप दिया है और उसका सम्बन्ध 
प्राचीन युगो के देव, असुर, दैत्य, दानव, नाग आदि समुदायों के प्रसिद्ध ' 
व्यक्तियों से जोड़ा है। उदाहरणाथ उसने अकवर बादणाह को मुकुन्द 
ब्रह्मचारी का अवतार लिखा है ओर उसके समस्त सहयोगियोंको उसका 
पुर्वेजन्म का शिष्य बताया है । इस अदभुत उपारपान का एक अंश इस 
प्रकार है--- 
_ जब देत्यों के राजा बलि ने सुना कि भगवान्‌. कृष्णच॑तन्य और 
उनके सहयोगी अनेक सन्तों द्वारा कलियुग में धर्म की वृद्धि और देवताओं 
` की विजय हो रही है, तो “रोषण' नाम के दैत्य को बुलाकर. कहा कि 
तमूरलंग का पुत्र सरुष नाम से विख्यात है, तू वहाँ जाकर देत्यो के 
महान्‌. कार्य को सम्पादन कर । यह सुनकर वह देत्य हृदय में विशेष रोष . 
प्राप्त करके देहली नगर में आया वे उसने वेदमा्गे पर चलने वालों का 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


4 


॥॥१॥॥4-०॥१॥॥.७७॥- Son EE) Chennai and eGangotri 


बहुत अधिक नाश किया । उसका पुत्र बाबर हुआ और. उसने भी अपने 
-राज्य की नींव खूब मजबूत की । उसका पुत्र हुमायू हुआ जिसने देव- 
ताओं का निरादर किया । इस कारण देवगणों ने भगवान को अपनी 
दुःख गाथां सुनाई । इस पर हरि बहुत क्रोधित हुए ओर उन्होंने अपने 
तेज द्वारा ही उसके राज्य में विध्न उपस्थित कर दिया । स्वयं हुमायूँ 
की सेना के एक प्रधान 'शेष शकि' (शेरशाह) ने हुमायू को हराकर 
बाहर निकाल दिया । र 9 
ब्रह्मचारी मुकुन्द' जो शंकराचार्य के गोत्र में जन्मा था प्रयाग में 
'अपने बीस शिष्यों सहित तप करता था । उसने यह देखकर कि म्लेच्छों 
के धूर्त वादशाह बाबर ने देवताओं को अशित कर दिया है, अपने शरीर 
की अग्नि में आहुति दे दी। उसके शिष्य भी म्लेच्छों का नाश करने के 
उद्देश्य से अग्निकुण्ड में भस्म हो गये।। गाय के दूध के साथ उसका एकं 
रोम पेट में चले जाने के पाप से मुकुन्द को म्लेच्छ वंश में जन्म लेना 
पड़ा । जिस समय हुमायू काश्मीर में था उसी समय उसके यहाँ पुत्र 
जन्म हुआ । उस पुत्र के होते ही आकाशवाणी ने कहा-यह्‌ “अकस्मात्‌ 
वर? पुत्र 'अकबर' के नाम से प्रसिद्ध होगा । यह सव प्रकार से सौभाग्य- 
वान है । यह दारुण पैशाच मागे में न कभी रहा है और न रहेगा । ' 


` आगे चलकर यह भी कहा गया है कि मुकुन्द के पुबं-जन्मके सात प्रमुख 
शिष्य ही मान सिंह,बीरबल, तानसेन, बैजू बाबरा, बिल्व मंगल, हरिदास, 


माधव आदि के रूप में उसके सम्पर्क में आये और सहायक बने | 
इतना ही नहीं कबीर, नानक, पीपाजी, गो० तुलसीदास, सूरदास, 
शिव जी, औरंगजेब, नादिरशाह आदि ,सभी प्रसिद्ध व्यक्तियों की. चर्चा 
इसमें की गई है और उनके पूर्व जन्मो का विवरण बतलाकर इस जन्म के 
कर्मों की आलोचना की गई हैं। यह सब वर्णन किस प्रकार किया गया 
है, इसके संबंध में विभिन्न व्यक्ति अपनी सम्मति पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकट करते 
हैं। गुप्त दैवी शक्तियों में विश्वास रखने वाले तो मुनि-ऋषियों को दिव्य 
हृष्टि वाला मान कर इन विवरणों को प्राचीन' ही मानते हैं। अन्य लोगों 


` ` क्रा कथन है कि जिस प्रकार अनेक धार्मिक ग्रन्यों में लोगों ने प्रक्षिस अंश 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
: 


Digitized by Arya Samaj,Foundation Chennai and eGangotri 


जोड़ दिये हैं--थोड़े समय पहले ही लिखी गई तुलसीकृत रामायण में 
पचासों क्षेपकं सम्मिलित कर दिये हैं, . उसी प्रकार बाद में होने वाले 
कथाकारों ने इसमें भी प्रक्षिप्त बर्णन मिला दिये हैं । 

जैसा आरम्भ में ही कहा जा चुक्रा है हम इस वाद-विवाद. को 
महत्व देना अनावश्यक समझते हैं । कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति, चाहे वह 
किसी भी सम्प्रदाय का क्यों न हो, पुराणों में वणित घटनाओं को अक्ष- 


रश: सत्य नहीं बतलाता। स्वयं पुराणकारों ने इनकी संज्ञा “उपाख्यान” 
बतलाई है, जिसका आशय सत्य और कल्पना मिश्चित कथा या कहानी 


ही होता है। उनका मुख्य उद्देश्य जन-साधारण को धर्मोपदेश और सतू- 
शिक्षा देना होता है और उसको हम महत्वपूर्ण समक्षते हैं। तो भी इतना 


स्वीकार करना पड़ेगा कि जिन विद्वानों ने इन वर्णनों को लिखा है वे. 
दूरदर्शी अवश्य थे, और तत्कालीन सूक्ष्म वरिवतेनों. और चिन्हों को देख 


भावी परिवतंनों का अनुमान लगा सकते थे। इसी आधार पर उन्होंने 
मुसलमानी शासन अंग्रेजों के आगमन का वर्णन करने के पश्चात्‌ अन्त 


सें जो निष्कर्ष निकाला है, उसमें वर्तमान व्यापारिक और यांत्रिक 
सभ्यता कीं प्रधानता का संकेत स्पष्ट रूप से कर दिया है-- 


. नानकलेश्च कर्माणि विचित्राणि महीतले । 
ग्रामे ग्रामे नराश्चक्र वर्णसंकर कारकाः ॥ 
ब्रह्म क्षत्रमयोवर्णो नाम मात्रंण इश्थते। 
वेश्यप्राया नरा. आया: शुद्रप्रायाश्वका रिण: | 
अर्थात्‌-- पृथ्वी में नाना प्रकार की कलों (मशीनों) से तरह-तरह 
के अद्भुत कार्ये होने लगेंगे, और सर्वत्र वणंसंकर लोगों की अधिकता 
होगी । ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग के व्यक्ति तो नाम मात्र को रह 


जायेगे । अन्यथा सर्वत्र वैश्य (व्यापारी-व्यवसायी) ओर कार्य करने 
वाले (शुद्र, मजदूर और कारीगर) ही दिखाई पड़ेंगे ।” 


यदि निष्पक्ष भाव से निर्णय किया जाय तो वास्तव में आज वर्णा- . 


श्रम के प्राचीन आदर्श और नियमों के अनुसार आचरण करने वाले 
` ब्राह्मण और क्षत्रिय का मिल सकना अत्यन्त कठिन है, उनकी संख्या 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya पर ग्ग्शिईणे Chennai and eGangotri 


नगण्य रह गई है। अन्यथा सभी ब्राह्मण और क्षत्रिय नामधारी आज 
ब्यापार-ब्यवसाय (वैश्यकर्म) या नौकरी, कारखानों का काम, मजदूरी 
(शुद्र कमे) कर रहे हैं । यन्तरों का प्रचार जैसा बढ़ रहा है वह तो 
प्रत्यक्ष ही है । खेत जोतने से लेकर कपड़ा धोने तक का काम इञ्जिन 
या बिजली की शक्ति से चलने वाले यन्त्रों से होने लग गया है । “वर्ण- 
स्कूर होने या कहा जाना आजकल कुछ भी अर्थ नहीं रखता। एक-एक 
वर्ण में सैकड़ों प्रकार की जातिया, उपजांतिपां होने का कारण 'वर्ण- 
सङ्करता' की वृद्धि ही है। आज अपने को केबल ब्राह्मण या वैश्य कहने 


वाले व्यक्ति तो नाम मात्र को मिलेंगे। जिससे पूछा जायगा वही अपनी . 
उपजाति का ही नाम लेकर परिचय देगा। इस दृष्टि से पुराण रचयिता 


द्वारा भावी जगत की रूप रेखा के सम्बन्ध में निकाला गया निष्कर्ष 
प्रायः ठीक हीं.मानना पड़ेगा । 
गर्भावस्था निरूपण- : । 

जीवात्मा की अमरता और पुनर्जन्म का सिद्धास्त भारतीय धर्मे का 
सेरुदण्ड है । इसका समस्त आचार-विचार, मर्यादा, संयस, नियम, परो- 


` पकार, दया, क्षमा, आदि सद्गुण इसी पर आधारित हैं, जिन धर्मों ने 


इनके, तत्व को ठीक प्रकार से नहीं समझा है, वे शीघ्र ही भोतिकवाद 
की तरफ झुक जाते ,हैं। पर पुनर्जन्म में आस्था रखने के कारण भारत- 
वासी इस विपरीत काल में भी आध्यात्मिक जीवन को किसी न .किसी 
रूप में अपनाये हैं । “भविष्य पुराण' के उत्तर-पुर्वे में भगवान कृष्ण ने 


जीवात्मा गर्भावस्था का दिग्दर्शन कराके यही उपदेश दिया है कि यदि * ' 


अनुष्य अपना कल्याण चाहता है तो भगवान का ध्यान भोर सतृकम 
का त्याग कभी नहीं करना चाहिए ; 

“बह प्राणी शुभ कर्मों के द्वारा ही देवत्व की प्राप्ति किया कररता है 
और, जो कर्म शुभ तथा अशुभ से मिश्रित होते हुँ उत्से मानवता को 
प्रास किया करता है। जब सर्वेथा अशुभ कमे हो तो तियंक योनियों 
में उत्पस्त होता है। धमे और अधर्म का निश्चय करने में श्रुति ही 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya 0000 WU and eGangotri 


प्रमाण मानी जाती है । जघन्य कर्म से पाप होता है और श्रेष्ठ कम से . 
पुष्य की प्राप्ति होती है। जीव अपने कर्मो से ही शुक्र वीज द्वारा स्त्री 
के गर्भाशय में स्थित होता है । यहाँ पर शुक्र और रक्त एकत्र होकर 
एक दिन में 'कलल” हो जाता है। वह कलल पाँच रात्रि में बुद्बुदाकार 
बन जाता हैं। वह बुदबुद सात रात्रि में मांशपेशी के रूप में होता और 
फिर दो ससाह में हढ़ पेशी के रूप में वदल जाता है। दो मास में ग्रीवा 
शिर, स्कन्क्ष,पृष्ठ-वंश और उदर सब क्रम से उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार 
बिकसित होते हुये साठ मास में अङ्ग प्रत्यंग से पूर्ण शिशु का रूप ग्रहण 
कर लेता है। नाभि-सूत्र: ( नाल ) के निवन्ध से बह दिनों दिन बढ़ता 
और पुष्ट होता रहता है। तब वह्‌ . जीवात्मा स्मृति की प्राप्ति किया 
. करता है और सुख-दुःख को भी जानने लगता है |” 

“उसे उस समय यह ज्ञान होता है कि मैं मर गया. था और अव 
फिर जन्म ग्रहण कर रहा हूँ । मैंने इस तरह की अनेक प्रकार की सहसौ्रों 
योनियाँ देखी हैं। इस बार जन्म लेने पर ऐसे कल्याणकारी मार्ग पर 
चलू गा जिससे फिर गर्भवास का कष्ट सहत न करना पड़े । इस तरह 
जीवातमा गर्भ में स्थित होता हुआ, भगवान का चिन्तन किया करता है 
ओर जरायु से बेधा हुआ और गर्भोदक से भीगा हुआ अत्यन्त व्याकुल.. 
रहता है । इस प्रकार यह गर्भवास प्राणियों को अत्यधिक दुःखदायी 
ओर संकट युक्त होता है इससे भी बहुत अधिक कष्ट गर्भाशय से बाहर 
आते समय होता है। सुनार के: तार खींचने के यन्त्र के समान अवस्था 
को प्राप्त होकर वह घोर पीड़ा का अनुभव करता है |” | 

हमारे देशवासियों में अधिकांश का यही विश्वास है कि जीवात्मा 
को गर्भ की 'काल कोठरी' में जो पीड़ा सहन करनी पड़ती है उससे 
व्याकुल होकर वह भगवान की प्रार्थना करता है. कि 'इस कष्ट से मुझे 
छुड़ाओ, अब मैं ऐसे शुभ कर्म ही करूंगा जिससे फिर इस प्रकार का 
दण्ड न भोगना पड़े।' पर जब वे गर्भाशय से बाहर आ जाता है तो - 
' जन्म सेने के समय की पीड़ा से मूित-सा हो जाता है और उसकी सब 
| स्मृति नष्ट हो आती है. ओर अपने स्वरूप को भूलकर मोह में फेस 


. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj "२ Ghennai and eGangotri 


` जाता है। इम प्रकार वह वालक से युवो और फिर प्रौढ़ होकर वृद्ध 


हो जाता है, तब फिर वह काल आकर उसे घेर लेता है । इस प्रकार 
वह माया मोह में ग्रस्त होकर आत्मा का उद्धार करने की वजाय'भांव 
बंधनों में ही अधिकाधिक बेंधता चला जाता है.वह समस्त भौतिक . 
पदार्थों को अपनी सम्पत्ति मानकर उनकी रक्षा के लिए व्याकुल रहता 
है। वह सब पून कलभ को अपना परम स्नेही समझकर उनके भविष्य 
के लिये घोर चिन्ता करता है, पर मृत्यु से किसी प्रकार छुटकारा नहीं 
हो सकता । इसकी अनिवार्यता के विषय में पुराणकार लिखते हैं-- 
“इस मानव देह में एक सौ एक मृत्यु प्रतिष्टित हे । उनमें से एक 
काल से संयुक्त होता. है और शेष आगन्तुक होते हूँ । जो आगन्तुक मृत्यु 
हुँ वे औषधियों से शान्त हो जाते हैं और जप, होम, दान से भी उनकी 
निवृत्ति होती है, पर जो काल-मृत्यु होता है वह किसी प्रकार शान्त 
नहीं होता । यदि काल-मृत्यु नहीं है तो विष खा लेने पर भी मनुष्य का 
शरीरान्त नहीं होता । देहधारियों की मृत्यु के अनेक द्वार ( कारण ) 
होते हैं--बहुत प्रकार के रोग, शस्त्र, सपं आदि जीवों का वाफा,विष,' 
जंगम आदि सभी मृत्यु प्रास होने के साधन हैं । कालमृत्यु से पीड़ित 
पुरुष की रक्षा करने की सामर्थ्यं औषध, जप, दान, मन्त्र और बान्धव 
किसी में भी नहीं होती ।” ; ; 
जन्म और मृत्यु का यह वर्णन. अवश्य ही. प्रभावपूर्ण है मौर यदि 
मनुष्य इसका हादिक रूप से मगन करता रहे तो उसके विचारों में 
,सुधार होना भी संभव हे । गर्भ काल में भौतिक मस्तिष्क की तो कुछ 
सोचने, समझ सकने की स्थिति नहीं होती, पर जीवात्मा तो प्रत्येक 
अवस्था में संकल्प-विकल्प करता है । स्वग में या प्रेत लोक में जब उसको 
स्थूल शरीर सबंथा नहीं होता तब भी वह सव प्रकार की भावनायें, 
अच्छे-बुरे विचार और संकल्प किया करता है । इस हृष्टि से गर्भकाल 
में यदि उसे अपने गत जन्मों के कर्मों पर परिताप करते चित्रित किया 


गया है तो यह कोई अनुचित वात नहीं है! इस प्रकार की प्रेरणा मनुष्य 
के लिए कल्याणकारी ही होती है । वैसे भी आत्मा पर पड़ने बाले गूढ़ ' 


CC-0,Panini Kanyd Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya जगा हु Foggatioy Chennai and eGangotri 


संस्कारों के विषय में कोई स्पष्ट नियम अभी तक ज्ञात नहीं हो सका है, 
इसलिए भारतीय मनीछियों.ने उसके जन्म-जन्भातर के उत्थान और 
पतन का जो वर्णन किया है उसे असम्भव नहीं कहना चाहिए । 


'एकदेववाद' का प्रतिपादन- र 
. पुराणों पर प्रायः यह आक्षेप भी किया जाता है कि उन्होंने एक 
परमात्मा के बजाय छोटे-बड़े अनेक देवों की पूजा का प्रचार किया है 
ओर इसके फलस्वरूप इस देश के निवासी पचातों सम्प्रदायों में विभक्त 
हो गये हैं। प्रत्यक्ष में तो यह ठीक हीं जान पड़ता .है क्योंकि विभिन्न 
पुराणों में ब्रह्मा, विष्णु शंकर, गणेश, देवी, अग्नि, राम, कृष्ण, हनुमान 
शेषनाग आदि अनेक देवताओं की पूजा का विधान और माहात्म्य बत- 
लाया है। पर जत्र हम पुराणों का अन्तरंग परीक्षण करते हैं तो मालूम 
होता है कि अनेक देव-देवियों की महिमा कथन करते हुए साथ-स।थ यह. 
भी कह दिया है कि ये सब एक हो परमात्मा के स्वरूप हैं। “भविष्य- 
पुराण” का दृष्टिकोण इस सम्बन्ध में बहुत स्पष्ट है। उसने जोरदार 
` शब्दों में देवताओं के एकत्व की घोषणा करते हुए कहा है-- 
ब्रह्मा विष्णुवु षांकश्च त्रयो देवा: सतां मता । 

नाम भेद: क्रियाभेदेभिद्यन्ते नात्मना स्वयस्‌॥ 

अर्थात्‌--“ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव ये तीन देवता सञ्जनों द्वारा 
माने जाते हैं। ये नाम और कमं के भेद से पृथक्‌ जान पड़ते है, पर 
. स्वरूप की दृष्टि से इनमें कोई भिन्नता नहीं है ।” 

आदित्यश्ंचादिदेवत्या तत्राभूः त्रिगुणात्मक: । 

प्रातः प्रजापति रसौ मध्याह्ने बिषणुरिष्यते । 

रद्रोऽपराहन समो स एवंकस्त्रिधामत: ॥ | 

` अर्थातु-- “आदित्य यं) ही आदि देव हैं, जो त्रिगुणात्मक हो 
जाते हैं। यह्‌ प्रातःकाल में ब्रह्मा, मध्याहन में विष्णु और दोपहर के 


बाद (अपराहन) में रुद्र'हो जाते हैं। इस प्रकार वे - 
नाक होते है। ह प्रकार वे एक ही तीन स्व े 


CC-0:Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized 0५//09व Samaj bs SS and eGangotri 
७ 


इस प्रैकार पुराणकार ने देववाद की वास्तविकता को प्रकट करके 
यह उपदेश दिया है कि वौद्धिक स्तर अथवा मनोभावना के कारण मनुष्य े 
देवी शक्ति की किसी भी रूप में उपासना क्यों न करे पर उसे यह सदैव 
7 ध्यान रखना चाहिये कि मूल तत्व में कोई अन्तर नहीं है। इसी भावना 
के कारण भारतवासियों ने कभी किसी वाहरी धर्म या उसके देवता का. 
भी अपमान नहीं किया । वरन्‌ सबको उसी एक परमात्मा का स्वरूप 
मान कर नमस्कार ही किया, खेद हैं कि कुतर्की व्यक्तियों को पुराणों में 
| “कृष्ण की रास-लीला', विष्णु द्वारा वृन्दा का सतीत्व भंग, ब्रह्मा का 
” मस्तक छेदन', शिवजी का लिंग पूजन' आदि बातें तो बहुत जल्दी दिखाई 


T 
| पड़ जाती है पर इन देवताओं के तात्विक स्वरूप और उनकी कथाओं में 
| निहित गूढ़ आशय पर उनकी हृष्टि कभी नहीं गई । जैसा हम पहले 
वतला चुके हैं, पुराणों में वेद, उपनिषद्‌, दर्शनों के ऊ चे-ऊ चे आध्या- 
त्मिक सिद्धान्त प्रकंट किये गये हैं, पर सामान्य स्तर की जनता उसे सुन 
| ओर समझ सके इस उद्देश्य से उनको प्रां”: मनोरंजक और शिक्षाप्रद 
/ कथाओं का रूप: दे दिया गया है । > 

शि ब्रत. और पर्व- 

पुराण के अन्तिम भाग में जिन अनेक ब्रतों और पर्वो का वर्णन 
किया है वे हिन्दू-धमं के अभिन्न अङ्गृहै और सामान्य जनसमुदायमें उन्हीं 
के दारा धामिक भावना को वृद्धि होती रहो है । इनसे हमको अपनी 
प्राचीन संस्कृति और इतिहास का स्मरण होता रहता हे और जातीय 


एकता की भावना भी हढ़ हुआ करती है । कितने ही ब्रत स्पष्ट रूप से 
Es समाजोपयोगी तथ्यों से समन्वित है। उदाहरण के लिए हम अश्वत्य 
| (पीपल), वट (बरगद) अशोक, आंवला, आम, तुलसी आदि वृक्षों को 
| पूजा संबंधी ब्रतों को ले सकते हूँ । ये सव पेड मानव स्वास्थ्य और अन्य 


समाजोपयोगी कार्यो की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और ब्रतों के नाम पर ही 
इनकी रक्षा करना तथा उनके सम्पक में रहना सब प्रकार से लाभकारी 


हैं। यह आशय है कि दान-दल्षिणा के लोभी व्यवसायी लोगों ने 
उनके स्वरूप और विधानों को बहुत कुछ विकृत कर दिया है, पर फिर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. , 


Digitized‘by Arya i २८४” Chennai and eGangotri 
द ५ 


भी इसका प्रभाव “भविष्य पुराण” के वर्णनों में अपेक्षाकृत कम है। कुछ 
भी हो हमको अंपनी इस प्राचीन परम्परा को स्थित रखना चाहिये और 
` समयानुकूल संशोधनों द्वारा उसे अधिक उपयोगी बनाना चाहिए । 
ब्रत और पर्वों का जो विधान प्राचीन ग्रन्थों में दिया है, वह . 
व्यक्तिगत लाभ और आत्म विकास की दृष्टि से विशेष उपयोगी हैं। उदा- 
हरणार्थ मनुष्य के स्वास्थ्य का बहुत कुछ आधार खाये हुए आहार के 
ठीक तरह पहुँचकर उसका शुद्ध रस और रक्त बनने पर है। पर आहार 
विहार में गड़बड़ी हो जाने से अनेक व्यक्तियों की पोचन-क्रिया में च्रुटियाँ 
उत्पन्न हो जाती हैं,और उसके परिणाम. स्परूप स्वास्थ्य प्र कुप्रभाव . 
पड़ने लगता है । ब्रतों में प्रायः थोड़ा बहुत उपवास करना ही पड़ता है 
अथवा भोजन अल्प मात्रा में और हलका किया जाता है। यदि इन 
नियमों का समक्षदारी के साथ प्रालन किया जाय तो विभिन्न ब्रतों से 
हम स्वास्थ्य को ठीक रखने में काफी सहायता पा सकते हैं । यह वात 
दूसरी है कि हम अथं का अनर्थ करके मेवा, मिठाई, पक्वान्न आदि-पदार्थ 
अधिक मात्रा में खा जायें और इस तरह लाभ के स्थान पर उल्टी हानि 
उठाये । इसी प्रकार ब्रतों और पर्वों के अबसर पर जप, भजन, कीतंन, 
हवन आदि का उपयोगी रूप में आयोजन करके हम मानसिक और 
आध्यात्मिक क्षेत्र में भी प्रगति कर सकते हैं और व्यक्तिगत कुप्रवृत्तियों 
तथा दोषों का शमन करने में काफी हृद तक सफल हो सकते हैं । 

» अनेक ब्रत और पर्व सामूहिक रूप से भी मनाये जा सकते हैं अर 
उससे समाज में सहयोग ओर सद्व्यवहार ओर उदारता की प्रवृत्तियों की 
वृद्धि हो सकती है। पर ये सभी लाभ तभी संभव है जव व्रत और पर्यो 
को बुद्धिमत्तां पूर्वेक ओर शुद्ध भावना से मनाया जाय । जो लोग इस 
संबंध में केवल लकीर पीटते रहते हैं अथवा खान-पान की निगाह से 
उनमें हानिकारक प्रवृत्तियाँ सम्मिलित कर देते हैं, उनका तो इनसे पृथक 
रहना ही अच्छा! आशा है पाठक इस पुराण में. दिये गये ब्रंत के 
विधानों से लाभकारी निष्कष ही, निकालेगे। ' ; 

`. भारत का प्रौराणिक-साहित्य बहुत विशाल और बिखरा हुआ हैं ` 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


हटन 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


और आज उसे जो रूप प्राप्त ही गया है उसे पूर्णतया समाजोपयोगी नहीं 
कहा जा सकता । पिछले दिनों में अनेक लोगों ने अपने स्वार्थ के लिये 


' उसका जो दुरुपयोग किया है, उससे बहुसंख्यक व्यक्तियों, विशेषतया नव- 


शिक्षित लोगों में उनके प्रति विरोध-भावना उत्पन्न हो गई है । अनेक 
व्यक्ति उन पर तरह-तरह के अ.क्षेप करने लगे हैं और उनको भी 
सामाजिक पतन का एक कारण बतलाते हैं। 

अनेक लेखकों ने तो अपना उद्देश्य ही पुराणों का खण्डन करते 
रहना बना लिया है, ओर वे इधर-उधर से कुछ अश. लेकर उनकी 
आलोचना करने लग जाते हैं । ऐसी आलोचन। में अनेक बार निरथंक 
वितण्डावाद ही अधिक होता है, क्योंकि उन लोगों ने कभी पुराणों का 
मनोयोग पूर्वक अध्ययन किया ही नहीं होता । इस प्रकार की मनोवृत्ति 
अवश्य ही शोचनीय है, पर उसके लिए हम उनको अधिक दोषी नहीं कह 
सकते। हमने इतने समय तक पुराणों को ऐसे रूप में प्रकाशित ही नहीं 
किया जिससे वे सवे साधारण के सामने पहुंचने.लायक वनते और उनका 
ध्यान इनकी विशेषताओं की तरफ आकर्षित होता । पुराणों में प्राचीन 


“इतिहास, संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था, 'अथे व्यवस्था, कला, विद्या 


सम्वन्धी बहुत सी उपयोगी सामिग्री भरी पड़ी हैं। पर वह केवल हमारी 
उपेक्षा और अज्ञान के कारण नष्ट हो रही है । यदि उसे सुन्दर, सुचारु 
रूप में भारतीय पाठकों के हाथों में पहुंचाय] जाता तो निस्सन्देह उसका 


` . पर्यास प्रचार हो सकता था और लोंग उससे लाभान्वित हो सकते थे ।- 


इस उद्देश्य से गत दो वर्षों में हमने जिन पुराणों के संशोधित सुलभ 
संस्करण निकाले हैं उनके प्रति पाठकों की सदूभावनाओं और आग्रह को , 


` देखकर हमको हढ़ विश्वास होता हैं कि हमारा यह प्रयास सफल और 


लोक रुचि के अनुकूल सिद्ध हुआ है। यदि पाठकों फ्रा ऐसा ही सहयोग 
मिलता रहा तो शेष पुराण भी शीघ्रातिशीघ उनकी सेवा में उपस्थित 
करने का उद्योग करेंगे । 


श्रीराम शर्मा आचाय 


* , CC-Q.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विषय-सूची 
भूमिका २९-२८ 
| विषय-सुची i , ३०-३२ 


॥ ब्राह्म-पवं ॥ 


१--कथा प्रस्तावना ` ts “मिल ३३ 
२--सृष्टि वर्णन ४ ४२ 
३--सर्द-संस्कार-वणेन ` द्ध 
४--सावित्री माहात्म्य प ७३ 
५-स्त्री शुभाशुभ लक्षण ६१ 
६--तृतीया कल्प विधि वर्णत + १०० 
७--चतुर्थी कल्प वर्णन र १०३ 
८->पंचमी कल्पे. नागपंचमी-ब्रत वर्णन ` १.११ 

. $--तत्तद्वातुगत विष नक्षणानि वणंयित्वा ११४ 
१०--षष्ठी कल्पे कातिक: षष्ठयां स्कन्द पूजां वर्णन १२४ 
११--षष्ठी कल्पे ब्राह्मण्य विवेक वर्णन , १२७ 
१९--ससमी कल्प ब्रत १३६ 
१३--सतप्तमी कल्प वर्णन कृष्ण-साम्ब संवाद १३५ 
१४--आदित्य नित्याराधन विधि वर्णन १४७ 
` १५--रथ सत्तमी-माहात्म्य वर्णन . १५३ 
१६-- सूर्य योग भाहात्म्य वर्णनम्‌ - १५८ 
१७--सूर्येस्य विराट रूप वर्णनम्‌ १६३ 


क 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


bee == 


TCS SE POTS OEE TEC री > >? & आ". ॥४१५७ 


Digitized by Arya Samaj EET) Chennai and eGangotri 
दे 


5--आदित्यवार माहात्म्य 
१६--सोरधर्म माहात्म्य वर्णन 
२०---म्रह्मकृत सूर्यं स्तुति वर्णन 
२१--विवाह विधि वर्णन 
२२-स्त्रीणांगृहृध्मं वर्णन 
२३--स्त्री धमं वर्णन 
' ` ॥ साध्यम पर्व ॥ 
१--धर्मेस्वरूप वर्णन 
२-ब्रह्माण्डोत्पत्ति विस्तार वर्णन 
`३--पुराण इतिहास श्रवण माहात्म्य - 
४--पूतकर्म तथा वृक्षारोपण 
५-विविध विधि कुण्ड-निर्णय 
६-होमवसाने षोडशोपचार बर्णन 
७--यज्ञभेद से वहिननाम वर्णन 
८--ख्र वा-दर्वीपात्र निर्माण 
८--ब्राह्मण लक्षण तथा ब्राह्मण कतंव्य वर्णन 
१०--ग्रुरूजन माहात्म्य वर्णन 
११--आहुति होम संस्या वर्णन 
१२--कुण्ड संस्कार वर्णन 
१३--विविध मण्डल-निर्माण वणेन | 


॥ प्रतिसगं-वर्णन ॥ 


१- सुदर्शनान्त नरपति राज्यकाल वृतान्त 
२-नेतागुगीन भूप वृत्तान्त वर्णन 
३-द्वापरयुगीन भूप वृतान्त वर्णेन 


. ४-म्लेच्छ यज्ञ वृतान्त वर्णन कलिङ्गत विष्णुस्तुति 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


Digitized by Arya Samaj (ourgagion $hennai and eGangotri 


५--म्लेच्छवंश वणेन ` ee ३२१ 
६--आयंवते में म्लेच्छों का आगमन ३२८: 
` ७--कलिजर अजमरपुर आदि वर्णन । रॅ ३२८ 
८--पद्मावती कथा वणन . ` ` ३४० 
, ६-र्‍मधुमती वर-निर्णय कथा. वणेन ३५१ 
१०--सत्यनारायण कथा वर्णेन. ३५७ 
११--सत्यनारायण ब्रत चन्द्रचूड़ नुप कथा वर्णन ३६१ 
१२--0 त्यना रायण कथा ब्रते भिल्ल कथा वर्णन ३६५ 
१३--शतानन्द ब्राह्मण कथा वर्णन ३७४ 
१४--साधु वणिक कथा वर्णन 52228 ३८० 
१५--प्लाधु वणिक कारागान्मुक्ति वणंन ` . ऐेदद 
१६---पाणिनि महृषि वृतान्त वर्णन ` . ४०० 
१७-तोंतादरीस्थ बोपदेव वृत्तान्त वर्णेन ‘४०२ 
१८-पतञङ्जलि वृतान्त वर्णन ३; ~ ४० 
१६--ज।यमानैतिहासिक वृतान्त वर्णन ~ ¥oई 
२०--भरतखण्डस्थाष्टादश राज्य स्थान ४१४ 
२१--शालिव।हन वंशीय नृपति वर्णन - . ४१६ 
२२--भोजर।जवंश्योनेक भूपाल राज्य वर्णन - ४२४ 
२३--जयचन्द्र तथा पृथ्वीराज की उत्पत्ति ४२६ 
२४--संयोगिनी स्वयंवर वर्णन ` व . ४३५ 
२५--इन्द्र का वडवादान 22 RT 
` .२६--देशराज वत्सराज विवाह. , ४५१ 
२७--कृंष्णांशचरित्र वर्णन | ४५६ 
२८--महाराज पराजयादि वृतान्त अ ४६८ 
` २८--कृष्णांश के पास रांजाओं का आगमन - ४७८ 
--औ६- 


CC-0.Panini Kanya Maha, Vidyalaya Collection. 


\ Digitized by Arya Samaj Foundation’ Chennai and eGangotri 


दिष्य पुराण _ 


ब्राह्म पर्व 
॥ कयाः प्रस्तावना . 


नारायण नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्त मर्‌ । 
देवी सरस्वतीं चेव ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥१ ` 


, जयति पराशरसुनुः सत्यवती हूदयनन्दनो व्यास: । 


यस्यास्थकमलगलितं वाङ मयममृतूजगत्पिवति ॥२ 
मूकं करोति वाचालं पंगु लङघयते गिरिम्‌ । 


- यत्कृपा तमहं वन्दे परमारन्दमाधवम्‌ ॥३ 


पाराशयत्रचः सरोजममलगीताथंगन्घोत्कट 
नानाख्यासककेसरे हरि कथासंबोधनाबोधितस्‌। _ 
लोके सज्ज्नषट्‌ पद रहरहः तेपोयमानं मुदा । 
भुयाद्भारत पङ्कूज कलिमलप्रध्वंसि नः भर यसे ॥४ 


यो गोशतं कनक श्यूद्भमयं ददाति । 


प्रियाव वेदविदुषे च बहुश्रू ताय । 
पुण्या सविष्यसुकथां श्ृणुयात्समग्रा 
पुण्य सम भवति तस्य ' तस्य चव ॥५ 
कृत्वा पुराणानि पराशरात्मजः सर्वाण्यनेकांति सुखावहानि | 


तत्रात्मसोच्याय भविष्यघर्माम्‌ कलीयुगे भावि लिलेख सर्वस्‌ ।६ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


igitized by Arya Samaj Foundation Chennai म e HF 
पल 4 क. थृ'१ ९श्नॅर्थिरषर्म' पुराण 


तत्रापि सर्वेषि वरप्रमुख्यः पराशराद्य मु निभिः.प्रणीतान्‌ । 
स्मृत्युक्तधर्मागमसंहितार्थान्‌ व्यासः समासादवदद्भविष्यस्‌।७ 
-अल्पाय षौ लोकजनान्समीक्ष्य विद्याविहीनान्पशुवत्सुचेष्टान्‌। 
तेषा सुखार्थं प्रतिबोधनाय व्यासः पुराण प्रथितं चकार ॥८ 
आरम्भ में शिष्टाचारानुमत मङ्गला चरण किया जाता है । सवं 

_ प्रथम भगवान नारायण को नमस्कार करे इसके अनन्तर नरों में श्रेष्ठ 
नर को और फिर भगवती सरस्वती देवी को प्रणाम करके जय शब्द 
का उच्चारण करना चाहिए ।१। माता सत्यवतो के हृदय को आनन्द 
प्रदान करने वाले पराशर मुनिके पुत्र ब्यासदेव को जय हो जिनके मुख 
रूपी कमल से निःसृत इस वाडमय अमृत का समस्त ससार पानकिया 
'करता है।२! जिसकी कृपो गंगे को बहुभाषी बना देती हैं और लूले 
द्रारा.पर्वेत का लंघन करा दिया करती हैं, उस परमं आनन्द स्वरूप 
माधव की मैं बंदना करता हूँ ।३। पराशर मुनि के पुत्र व्यास के, वचन 
रूपी सरोज'कमल है जिसमें गीताके अर्थ का उत्कट गन्ध विद्यमान है । 
इस कमल में अनेक आख्यान ही इसके केसर हैं और यह हरिकथां के 
सम्मक बोधक से अवोधित होता है । लोक में सत्पुरुष रूपी भ्रमरो के 
द्वारा प्रतिदिन ही आनन्द के साथ इसके मकरंद का पुनः पुनः पान 
किया करता है । ऐसा यह भारत पंकज इस कलिकाल मल को नष्ट 
करने वाला हमारे कल्याण के लिए होये ।४। जो वेदाथ के ज्ञाता बहु- 
अत विप्र के लिए सुवणं से मण्डित सींगों वाली एकसौ गौओं का दान 
किया करता है और जो परम पवित्र इस भविष्य पुराण की सुन्दर एवं ` 
समस्त कथा को सुनाता है उन दोनों का समान ही पुण्य हुआ करता है 
"।५। पराशर महषि के पुत्र व्यासजी ने अनेक पुराणों कीं रचना करके, 
जोकि परमामुख प्रदान करने बाले होवे हैं, अन्त में फिर उन्होंने अपने . 
सोख्य के लिए कलियुग में होने वाले धर्मोको तथा आगे कुछ होगा उस 
सबको लिखा था।६। उसमें भी समस्त श्रेष्ठ ऋषियों में प्रमुखोके द्वारा 
जिनसे कि पराशर आदि अनेक मुनिगण हैं, प्रणीत किये स्मृतियों में 
वर्णित धमं आगम ओर संहिता के अर्थो को व्यासदेव ने इस. भविष्य में 


संक्षेपं से बताया है ।७। व्यास महषि ने लोकमें मनुष्यों को बहुत थोड़ी 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कथा प्रस्तावना 
उम्र वाले देखकर तथा लोगों को विद्या से हीन एध पशुओं की भाँति 


चेष्टा करने वाले विचार कर उसके सुख सम्पादन करने के लिए तथा 
उन्हें ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस भविष्य महापुराण को लोक में 
प्रथित किमा था।८। | र . * 


` जयति भुवनदीपो भास्करो लोककर्ता 
जयति चशितदेसः शाङ्ग धन्वा मुरारिः। 
जयति च शतिमौली रुद्रनामाभिधेयो ` 
जयति च स तु देवो भानुमांश्चित्रभानुः ।द 
श्रियावृतं तु राजा शतानोक महाबलम्‌। 
अभिजग्मुंमेहान्मान: सवंदरष्टू' महषयः ।१० 
भगुरत्रि वेसष्ठश्न पुज्नस्त्यः पुलहः क्रतुः । 
पराशरस्तथा व्यासः सुमन्तुज मिनिस्तथा ।११. 
मुनिः पेलो याज्ञवम्ल्योग'तमस्तु महातपाः । 
भारद्वाजो मुनिर्घीभांस्तथा नारदपन्नतों ।१२ 
वैशम्पायनो महात्मा शौनकञ्च महातपा । | 
दक्षो गिरास्तथा गर्गो गालवश्च महातपाः ।१३ 
तानागतानुषीन्हष्टवा शतानीको महीपतिः । 
वियिवत्पूजयामास अभिगम्य महामतिः ।१४ 
पुरोहितं पुरस्कृत्य अघं गां स्वागतेन च । 
पजयिस्वा ततः सर्वान्प्रणम्य शिरसाभृशस्‌ ॥१५ 
इस समस्त भुवनको प्र हश प्रदान करने वाले दीपक के स्वरूप तथा 
लोकों के कर्ता भास्कर भगवान की जय हो। शा नामक धनुष को 
घारण करने वाले श्याम शरीर गुरारिको,जय हो । मस्तकके चन्द्रमाके 
आभषण वाले रुद्र तामधारो की जय हो ओर भानुमान्‌ देवको जय हो 


या श्री से परिपुणं महन्‌ बल वाले शतानीक नामक राजा के समीपमें 

महान्‌ आत्मा वाले समस्त महेषि गण उनके दशन करने के लिए गयेथे 

।१०। उन मुनियों मे से कतिपय नामों को प्रदर्शित किया जाता है-भृगु 

अत्रि, बसिष्ठ, पुलत्स्य, पुलह, कतु, पराशर, व्या, सुमन्तु जेमिनी, 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


igitized by न Samaj Foundation Chennai and eGangotri [ ३५ 


३६ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennaiand e पट ० 
[” शिष्ये पुराण 


है| 


“पल, याज्ञवल्क्य गोतम, महा-तपस्वी भारद्वाज मुनि,धरीमाच्‌ नारद पर्ेत 
'वैशम्पायन, महात्मा शौनक, महा-तपस्दी दक्ष अङ्गिरा गग ओर महान्‌ 
तप वाले गालव ये. सब महि: गण थे.जो कि शतानीक राजा के पास 
गये थे ।११-१३। उनके समीप में समागर महान्‌ महषियों के मण्डलको. 
दे८फर अधिक बुद्धिमान्‌ राजानीक ने उठकर आगे आकर उन सब की 
विधि फे साथ पुजा-की थी १४। राजा शतानीक ने अपने पुरोहित की 


आगे 


लेकर अध्य पाद्यादि के साहित पूर्णं स्वागत के द्वारा सबकी समर्चा 


की और फिर शिर चरणों में रखकर वारम्वार प्रणाम किया था ।१५।. 


सुखासीनांस्ततों राजा निरातङ्कान्गतक्लमान्‌। 
उवाच प्रणतो भूत्वा बाहुमुद्धृत्य दक्षिणस्‌ ॥१६ 


. इदानी सफल जन्म मन्येऽहं भ्रुवि सत्तमाः । 


आत्मनो द्विजशादू लास्तथा कीतियंशोबलम्‌ ॥१७ 
धन्योऽहं पुण्यकर्मा च यतो मां द्रष्ट्मागता: । 

येषां स्मरणमात्रेण युष्माकं पूजते नरः ॥१८ 
धोतुमिच्छाम्यह कि किचिद्वमंशास्त्र मनुत्तम्‌। 
आनृशंशय समारि कथयध्व महावला ॥१९ 
येनाहं धर्म शास्त्र तु श्रू त्वा गच्छे परां गतिस्‌। 


` यथा गतो मम पिता श्र त्वा वे भारत पुरा ॥२० 


तथोक्तास्तेन राज्ञा वे ब्राह्मणास्ते समन्ततः । 
समागम्य मिथस्ते तु विमृस्य च भृूश तदा ॥२१ 
पूजयित्वा ततो व्यासमिदं ` वचनमन्न्‌ वन । 


' व्यासं प्रसादय विभो एष ते कथयिष्यति ॥२२ 


सबने 


तिष्ठत्यस्मिहाबाही वयं वक्तु न शक्नुमः । 

तिष्ठमाने गुरी शिष्यः कथ वक्ति महामते ॥२३ 

इसके अनन्तर जब वे सव सुखपूवंक बैठ गये ओर निरातंक होकर 
अपना अम दूर कर दिया तब राजा ने अपना दाहिनी हाय उठा- 


कर प्रणत होते हुए कहा--।१६। हे दिजो में शादल के समान ष्ठ 


CE-0.Panin Vidyalafa 


an on. 


कथा प्रेसिवविनी' £ Samaj 72005 शव Chennai and eGangotri [ ३७ 


गण | में इस भूमण्डल में आज इस समय अपना जन्म, कीत़ि, यश 
भौर बस सभी सफल मानता हूँ ।१७। मैं बहुत ही अधिक . पुण्य कर्मों 
वाला हूँ मोर परम भाग्यशाली हुँ कि आप सब लोग मुझे दर्शन देने के 
लिए मेरे यहाँ पथारे हैं, जिन आप लोगों के केवल स्मरण कर लेने भर 
से ही मनुष्य पवित्र हो जाया करता है।१८॥ मैं भव कुछ सबं ष्ठ धमं 
शास्त्र के अवण करने की इच्छा करता हूं । अतः आप लोग महान 
बलशाली हैं अत्यन्त सरलता का समाश्रय करके कहने को कृपा करे 
।१ी जिसमें घमं शास्त्रको सुनकर परमंगतिको प्राप्त हो जाऊ । जिस 
तरह पहिले मेरे पिता भारत का भ्रवण करके परम गति को प्राप्त हुए 
थे ।२६। इस प्रकार से उस राजा शतानीक के द्वारा कहे गये उन 
` ब्राह्मणों ने संव भोर से इकट्ठे होकर और आपस में उस समय भली 
भाँति विचार किया ।२१। इसके अनन्तर घे सब व्यास देव की पूजा- 
करके उनसे यह बोले-हे विभो आप मह्द्षि व्यासजो को प्रसन्न करलो । 
यह आपको घर्मं शास्त्र अवण करायेंगे ।२२। हे महाबाहो ! इन महर्षि 
चरणों के यहाँ विद्यमान होने पर हम लोग कुछ भी कहने में असमर्थ . 
हैं। हे महामते | जव गुरुदेव उपस्थित होते हैं तो ' शिष्य किस तरह 
बोल सकत! है ।२३। 
अञ्जलिः शिरसा ब्रह्मन्क्ृतोऽयं पादयोस्तव । 
बन हि मे धर्मशास्त्रं येनाहं पूततां बजे ॥२४ 
समुद्धर भवांदस्मात्कोतंयित्वा कथां शुभाम्‌ । - 
यथा मम पिता'पवे कोंतेयित्वा तु भारतम्‌ ॥२५ 
तस्यै तद्वचनं भत्वा व्यासो वचनमञ्नवीत्‌ । 
एष शिष्य? सुमतुम कथयिष्यति ते प्रभो ॥२६ 
यदिच्छसि महाबाहो प्रीतिदं चाद्भुतं शुभम । 
चव्यं भरताशाद्‌ ल सर्वेपापभयापहस्‌ ॥२७ 
यथा वैशम्पायन पुरा प्रोबतं पितुस्तव । 
महाभारम्व्याख्यातं ब्रह्महत्याद्यपोहनस्‌ ॥२५ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai i tr पुर 
.४५ ] [” विष्ये पुराण 


अथ तमुषयः राजमिदत्र वन्‌ । 

साधु प्रोक्त महावाहो व्यासेनामितबुद्धिना २८ 
: सुमंतु पृच्छ राजष सवं शास्त्रविशारदम्‌ । 

अस्माकमपि राजेन्द्र श्रवणे जायते मतिः ॥३० 


राजा शतानीक ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! मैं शिर के सहित यह अञ्जलि 
आपके चरणों में रखता हूँ । आप मुझें कृपा कर धम शास्त्र का श्रवण 
कराइए जिससे मैं पवित्र हो जाऊ।२४। शुभ कथाका वर्णन करके मुझे 
इस संसार से पार कर दीजिए । जिस तरह भारत का कीर्तन करके. 
पहिले मेरे पिता का उद्धार किया था ।२५। उस राजा के इस विनम्र 
वचन को सुनकर महरि व्यासजी ने कहां -हे प्रभो: ! यह सुभम्तु मेरा 
ही एक शिष्य है। यह तुमको धर्मशास्त्र कहेगा ।२६। हे महान्‌ बाहुओं 
बाले ! जो शुभ प्रीति का देने वाला, परम अद्भुत ओर शुभवणंत 
सुनना चाहते हो तो हे भरत शादू ल! समस्त प्रकारके पाप भोर भयोंके 
अपहरण करने बाला शास्त्र सुनना लाहिए ।२७। पहिले जिस प्रकार 
बेशस्पायन मुनि ने तुम्हारे पिता को सुनाया था वह महाभारत का 
व्याख्यान ब्रह्म हत्या दूर हटाने वाला था ।२७। इसके पएचात समस्त 
इन ऋषियों ने उस राजा ने कहा-हे महावाहो ! अपरिमित बुद्धिवाले 
ब्यासदेव ने यहुत ही समुचित कहा है। हे राजप ! समस्त शास्त्रों के 
महान पण्डित सुमन्तुं मुनि से आप पृछिए। हे राजेन्द्र ! हम लोगों को. 
भी श्रवण करने को इच्छा उत्पन्न हो रही है ।२९-३०। 

पुण्याख्यानं मम ब्रह्मत्पावनाय प्रकीतेय । 

श्र त्वा यद्ब्राह्मणं छ मुच्येऽहं सर्वपातकात्‌ ।३१ 

नानाविधानि शास्त्राणि पुण्यानि भारत । 

यानि श्र त्वा नरो'राजन्मुच्यते सवंकिल्बषेः ।३२ 

किमिच्छसि महावाहो भोतु यत्वा बीनि वे.। . 

भारतादिकथानां यासु धर्मादय; स्थिता! ।३३ 

-0. । ction. 


artfni ya Maha Vidyalaya Coll 


छ्धा प्ररेशषविंती fa Samal Foundation Chennai and bose ३ दे 


चतुर्णामिह. वर्णानां थ यसे यानि सुत्नत । 

भवति द्विशादू ल श्र. तानि भुवनत्रये ।३४ 

विशेषतश्चतुर्थंस्य वर्णस्य द्विजसत्तम्‌ ।३५ . 

'ब्राह्मणादियु वणषः वेदाः प्रकल्पिताः । 

मन्वादीनि च शास्त्राणि तथांगानि.समंततः ।३६ 

शूद्राश्चैव भृशं दीनाः प्रतिभांति द्विजप्रभो । 

धर्मार्थं काममोक्ष्स्व शक्ताः स्युरवने कथम्‌ ॥३७ 

राजा शतानीक ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! आप मुझे पवित्र करने के 
लिए किसी पुण्यतम आख्यान का वर्णन करें। हे ब्राह्मणों में श्र ष्ठ | 
जिसका श्रवण करके में सत्र तरह के पातकों से मुकत हो जाळ ।३९। 
सुमन्तु ने कहा-हे भातर ! अनेक प्रकार के परम पुण्यशास्त्र हैं जिसको 
सुनकर हे राजन्‌ ! मनुष्य सव पापों से छटकारा पा जाया करता है ! 
।३२। हे महाबाहो ! आप क्या सुनना चाहते हैं जिसको कि मैं तुमको 
सुनाऊ ? भारत आदि की बहुत सी कथाये हैं जिनमें कि धमं आदि 
सबका वर्णन रहता है ।३३। हे सुव्रत ! तीनों भुवनो में चार वर्णो के 
कल्याण के लिए जो भी हैं वे सब श्रूत हैं ।३४। खास करके चतुर्थ 
वर्ण के विषय में श्र.त है।३% ब्राह्मण आदि तीन वर्णो को वेद बताये 
` गये हैं ओर मनु आदि शास्त्र और उनके बहुत से सभी अङ्ग शास्त्र भी 
हुँ।३६। विचारे शूद्र बहुत ही हीन मालूम होते हैं। हे हिज प्रभो ! ये 
शूद्र धमं, अर्थ, काम और मीक्षको प्राप्ति करने में कंसे समर्थ हो सकते 
हैं ।३७। 

साधुसाधु महाबाहो साधु पृष्टोऽस्मि मानद । 

ऽणु मे वदतो राजन्पुराण नवस महत्‌ ।३८ 

यच्छू त्वा सवेपा पेम्यो मुच्यते मानवो नृप। 

अश्वमेधफलं प्राप्य गच्छेद्मानी न,संशयः।३६ 

इदं तु ब्राह्मणा प्रोक्त क्षमं शास्त्रातनुत्तमस्‌ । 

विदुषा ्रह्मणेनेदमध्येतव्यं प्रयत्नतः ।४० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


¥o jpigitized by Arya Samaj Foundation Chennai श! ९९वरथिर्शथ पुराण 


कषिष्येभ्यश्चेव वक्सब्यं यातुवंण्येस्य ऐव हि। 
अध्येतव्यं त चांन्तेन ब्राह्मण क्षत्रियं बिना । 
श्ोतष्यमेव शद्रे ण नाध्दोतग्यं कदाचन्‌ ॥४१ 
दैवार्चा पुरतः कृत्वा क्ाह्मणेश्व नपोसस्‌ । 
श्रोतव्यमेव शूद्र श्च तथा न्येश्च द्विजातिभिः ॥४२ 
- ` श्रोतं स्मार्तं हि व धमं प्रोक्वमरिन्न्‌पोत्तस्‌ । 
` . तस्ताच्छद्र बिना विप्रान्न श्रोतव्यं कथः्वन ॥४३ 
सुमन्तु मुनि ने कहा--हे मातव | हे महावाहो ! यह तुमने बहुत 
ही अच्छा. प्रशन किया हें । अब मैं तुमको बताता हूँ और तुम महानु 
नवम पुराण का श्रवण करो ।३५। हे नुप ! यह ऐसा पुराण हे लिसको 
` सुनकर मानव समस्त पापों से छुट जाता है और अश्वमेध यज्ञ करनेका 
फल प्राप्त करके वह सूर्य लोक में चला जाता है--इसमें कुछ भी संशय 
नहीं है ३९ इसको, जो कि सर्वोत्तम धमंशास्त्र है, ब्रह्माजी ने कहा 
था । विद्वान्‌ प्राह्मणको इसका प्रयत्नके साथ अबश्य ही अध्ययन करना 
' चाहिए ।४०। और चारों वर्णी के शिष्यो के लिए इसको कहना चाहिए 
ब्राह्मण.या क्षत्रिय को छोड़कर अन्य किसी भी वर्ण वाले को इसका 
अध्ययन नहं करमा चाहिए । शूद्र को तो इसे सुनना ही चाहिए उसे 
इसका अध्ययन कभी नहीं करना चाहिए ।४१। हे नपोत्तम ! पहले देव 
पूजन करके ब्राह्मणों द्वारा तथा अन्य हिजातियो के द्वारा जर शद्रो . के 
- द्वारा इसे सुनना चाहिए ।४२। हे नूपों में उत्तम ! इस पुराण में आत. 
अर्थात्‌ श्रुति से प्रतिपादित भोर स्मार्त अर्थात्‌ स्मृतिमों से प्रतिपादित 


धर्म कहा गया है इससे विप्रों के बिना शब्रों को. किसी प्रकार से भी 
नहीं श्रवण करना चाहिए ।४३। 


इदं शास्त्रमधीयानी ब्राह्मणः संशितत्रत: । 

मनोवार्देहर्ज नित्यं कमंदोषंनं लिप्यते ॥४४ 
.त्तण्वंति चापि ये राजन्भक्त्या वे ब्राह्मणादयः । 
' सुच्यन्त पातकः सवंगच्छति चदिवं प्रभो ॥४५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


igi प्छ नी? a $amaj Foundation Chennai and eGangotri 
कथो पीबी? ] 


. धावयेच्चापि-यो विप्रः सर्वान्बणम्निपोत्तम्‌ । 
स गुर प्रोच्यते तात बर्णानामिस सर्वेशः ॥४६ 
` स पूज्यः सर्वकालेषु सर्वे वर्णन राधिप । 

पृथिवो च तथेवेमां इत्स्वामेकोऽपि सो5हुति ॥४७ 

इदं स्वस्त्ययनं श्र छमिदं बुद्धि विवर्धनम्‌. . 

यशस्यं सततमिदं निः यसं परम्‌ ॥ ४८ 

अस्मिन्ध्र्मोऽखिलेनोक्तो गुणदोषौ च कर्मणास्‌.। 

चतुर्णामपि वर्णानामाचा रश्चापि शाश्वतः ॥४९ 

इस शास्त्र का अध्ययन करने वाला सल्षित ब्रत ब्राह्मण मन-बोणो 
भोर शरीर से उत्पन्न होने वाले कर्मो के दोषों से वह लिप्त नहीं हुआ 
करता है ।४४ हे राजन ! जो ब्राह्मण आदि इसका . भक्तिपूवंक श्रवण 
करते हैं वे सब पातको से छूट जाया करते हैं मर अन्त में स्वगं को 
प्राव्वि करते हैं ।४५। हे नृप थ ष्ठ | जो विप्र समस्त बर्णो को इसका 
अवण कराता है वह इस संसार में सव प्रकार दर्णो को गुरु कहा जाता . 
है (४६। हे नाराधिप वह सव समयों में समस्त वर्णो के द्वारा पूजा के 
योग्य होता है । ओर उसी प्रकार से इस समस्त पृथ्वी, के लिए वह्‌ 
एक ही योग्य होता है ।४७। यह कल्याण का आधार हे परम धेष्ठ है 
आर बुद्धि का वढ़ाने वाला हैं यश देने दाला और परम श्रेय सम्पा- 
दन करने वाला है ।४८। इसमें पूर्ण धर्म कहा गयो हैं ओर कर्मों के गुण 
तथा दोष भी बताये गये हूं और इसमें चारों वणों का शाश्वत आचार 
भी वर्णित किया गया है । उ जट 


[ ४१ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


है ] Digitized by Arya Samaj Foundation अ “दिर पुराण 
सृत्टि वर्णन 

श्युणुष्वेद: महाबाहो पुराणं पंचलक्षणस्‌ । 

यच्छू त्वा मुच्यते राजन्पुरुषो ब्रह्महत्या ।१ 

पर्वाणि चात्र वे पंच कोतितानि स्वयंभुवा । 

प्रथम कथ्यते ब्राह्म द्वितीयं स्मृतस्‌ ।२ 

तृतीयं शं वमाख्यातं चतुर्थ त्वाष्ट्रसुयते । 

पंचमं प्रमिसर्माख्यं सवं लोक पूजितस्‌ ।३ 

ऐतानि तानि पर्वाणि लक्षणानि निबोध मे । 

सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वतराणि च ।४ 

वंशानुचरितं चेव पुराणं पच्चलक्षणस्‌ । 

चतुर्देशभिविद्याभिभंषितं कुरुनन्दन! 

अङ्गानि चतुरो वेदा मीमांसा न्यायविस्तरः। 

पुराणं धर्मशास्त्रं च विद्या ह्य तोश्तुदेश ॥६ 

आयुर्वेदो धनुर्वेदो गांधवेश्मं व ते त्रयः। 

अर्थशास्त्रं चतुर्थे तु विद्या ह्यष्टादशेव ताः ॥७ 

सुमन्तु ने कहा--हे महावाहो | अब इस पाँच लक्षण वाले पुराण 
का तुम श्रवण करो जिसको सुनकर पुरुष ब्रह्महत्या से मुक्ति पा जाया . 
करता है।१। स्वयम्भू ने इनके पांच पर्व कहें हैं। उनमें प्रथम पवे ब्राह्म 
'कहा जाता है। दूसरे पर्व का काम वैष्णव कहा गया है ।२। तीसरे पबे 
का नाम शैव कहा गया है और चतुर्थं का नाम त्वाष्टू- कहा जाता है । 
.पंचम का नाम प्रतिप्तग है जो कि समस्त लोकों के द्वारा पूजित होता 
` हे।३। है तात ! ये पाँच पर्वो के नाम हैं अव इनमें लक्षणों को समक्ष 
लो जिन्हें मैं बतलाता हूँ । पुराणके पांच लक्षण होते हैं इसमें सर्ग,प्रति 
सगं, वन्श, मन्वन्तर और वन्शानुचरित होते हैँ । हे कुरुनन्दन ! यह 
चोदह विद्याओं से भूषित हुआ करता है ।४-५। चार वेद-उन वेदों के 
छन्द शिक्षादि छे अद्ध-मीमांसा, न्याय का विस्तार, पुराण, और धमं. 
शास्त्र ये कुल चोदुह विद्याय होती हूँ ।६। आयुवद, धनुर्वेद और 


Panini Kanya Maha aya Coflection. 


सृष्टि वर्णने कुई Samaj Foundation Chennai and eGangotri ड 
गान्धवं ये तीन हैं और चोथा अर्थ त 
अठारह विद्यायें pa fn प य को मिव 

प्रथमं कथ्यते सर्गी भूतानामिहसवंशः । 

यच्छ त्वा पापनिमु क्तो याति शांतिमनृत्तमास्‌ ।८ 

जगदासीतपुंरा तात तमोभतलक्षणम्‌ । 

शविज्ञे यमतस्ये च प्रसुप्ममिव सर्वशः । 

` ततः स भगवानीशो ह्यव्यक्तो व्यंजयम्निदस्‌ । 

सहाभूतानि वृत्तोजाः ध्रोन्थितस्तमनाशनः ।१० 

तोसावती द्वियोऽग्राह्मः रूक्ष्मोऽव्यक्तः सनातनः । 

सर्वभूततयोऽचित्यः स एष स्वयमुत्थितः ।११ 

यो सौ षड्‌विशको लोके तथा यः पुरुषोत्तमः । 

भास्करश्च महावाहो पर ब्रह्म च कथ्यते ।१२ 

सोऽभिष्यायं शरीरःत्स्वात्यिक्ष विविधाः प्रजा! । 

अप एव ससर्जादौ तासु वीर्यमवसृजत्‌ ।१३ 

यस्मादुत्मद्यते सवं सदेवांमुरमानुषञ्‌ । 

बीजं शुक्र तथा रेतं उग्र वीयें च कथ्यते ॥१४ 

` सवं प्रथम यहां संसार में भूतों के सगं को कहा जाता हैं जिसका 

अवण करके मनुष्य पाप से निमु क्त हो जाते हैं ओर सर्वोत्तम शान्ति 
को प्राष्त किया करते है।७। हे तात! पहिले यह जगत तमोभूत अर्थात्‌ 
अन्धकार पुणं ओर लक्षणहीत था । जो कि निमेष स्प से जानने के 
अयोग्य और तक न करने के योग्य था जेसाकि सब प्रकार से सो रहा 
हो ।६। इसके पश्चात्‌ वह भगवान्‌ ईश अव्यक्त इसको प्रकट करते हुए 
महाभूत बृतोजा तम का न'श करने वाला उत्यित हुआ ।१०। वह यह 


_ अतीन्द्रिय अर्थात्‌ इन्द्रियों फे द्वारा न ज्ञान किए जाने वाला आग्रह 


सूक्ष्म, अव्यक्त, सनातन सबंभूतमय, जोर अचिन्त्यहुँ । वह स्वयं उत्थित 
हुआ ।११। जो यह लोक में षड्विशक है तया जो पुरुषोत्तम है और 
भास्कर है हे महाबाहो ! यह परब्रह्म कहा जाया करता है।१२। ` 


अपने शरीर से विभिध प्रभार की प्रजा के पूजन करने को इच्छा 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


क 
\ 


i I by Arya Samaj Foundation dd शैविव्थबुंराण 
चाले उसने प्रकट होकर आदि में जल फो ही सृष्टि की थौ आर ' उसमें 
चीयं का .अवसुजन किया घा ।१२। जिससे देवता, असुर, मौर मनुष्य 
सब उत्पन्न होते हैं यह बीज, शुक्र, रेत, उग्र मौर वीर्यं नाम से कहा 
जाता है ।१४। 

बीर्यस्येताति नामानि कथितानि स्वयंभुवा । 

तदण्डमभवद्धेमं ज्ालामालाकुलं विभो ॥१५. 

यस्मिञ्जज्ञ स्वयं ब्रह्मा सवंलोकपितामहु?। 

सुरज्येष्ठश्चवतुवक्रः परमेष्ठी पितामहः ॥१६ 

क्षेत्रज्ञ: पुरुषो वेधाः शम्भुर्नाराथणस्तथा । 

पर्यायवाचकेः शब्देरेवं ब्रह्मा प्रकीर्यते ॥१७ 

सदा मनीषिभिस्तात विरंचिः पद्मजस्तथा । 

आपों नारा इति प्रोक्ता नापी वे नरसूनवः ॥ १८ 

यो यदस्यायनं पूर्व तेन नारायणः स्मृतः । 

अरिमित्येव शीघाय नियता कविभिः कृताः।१९ 

आप एवणंवीभूत्वा सुशी घ्रास्तेन ता नराः। 

यत्तत्कारणमव्यक्त नित्यं सदसदात्सकेम ।२० 

तद्विसृष्टः स पुरुषौ लोके ब्रह्म ति कोत्येते । 

एवं स भगवानन्डे तत्वमेद निरूप्म वे ।२१ 

स्वयम्भु ने बीये के ये नाभ कहे हैं। वह ज्वाला मालाओंमें आकुल 
सुवर्ण का दन्ड हो गया था ।१५। जिसमें स्वयं समस्त लोकों के पिता- 
यह ब्रह्मा ने जन्म ग्रहण किया था । परमेष्डो पितामह संमस्त देवों: में 
श्रेष्ठं और चार मुख वाले है।१६। क्षेत्रज्ञ, पुरष, वेदा, शम्भु नाराथण 


_ इन पर्यायन्वाचक शब्दों के इस ब्रह्मा को कहा जाया करता है ।१७। . | 


हे तात ! सवदा मनीषियों के द्वारा विरञ्चि, पद्मज कहा जाता है । 
जलों' को तार कहा गया है वे आप (जल) नर सुनु हैं ।१८। वह . जल 
जिसका पहिले अयन अर्थात निवास का स्थान हे । इसी से उनका नाम , 
नारायण कहा गया है। अरम्‌ बही 'कवियों ने शीघ्र के लिये नियत 


- किये हैं ।१३। आप अर्थात्‌ जल अणंव ही होकर सुशीक्ष होते हैं । इससे, 


ततत i kanya Mah ollecti 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| “ | [ ४५ 

वे नर है। जो इसका कारण अव्यक्त हैं वह नित्य ओर सद्‌-असद्‌ 
स्वरूप वाला होता है १० उसके हारा विसृष्ट वह पुरुष है जो लोक | 
में ब्रह्मा' कहा जाता है । इस प्रकार से अण्ड में तत्व का हो. निरूपण 
करक वह भगवाच होते हैं ।२१। न 
_ ध्यानमास्थाय राजेन्द्र तदण्डमक रोदुद्विध्षा । 

शकलाभ्याँ च राजेन्द्र दिवं भूमि च निमंमे ।२२ 

अन्तर्व्योम दिशश्चाष्टी वारुणं स्थानमेव हि! 

तध्व महान्गतो राजम्सभेन्ताल्ल!कभूतये ।२३ 

महतश्चाप्यर' कारस्तस्माः्च त्रिगुणा अपि । 

विगुणा अतिसूक्ष्मास्तु बुद्धिगम्या हि भारत ।२४ 

उत्पत्तिहेतभूता वे भूतानां महतां नृप । 

तेषामेव ग्रुसीतानि शनैः पंचे्ट्रियाणि तु ।२५ 

तथेवावयवाः सूक्ष्माः षष्णामप्यमिंतोजसास्‌ ।२६ 

सनिवेश्यात्ममान्नासु स राजन्भगवान्विभुः । 

भूतानि निरमेमे तात सर्वाणि दिधचिपूर्वकस्‌ ॥२७ 

यन्मृत्ये वयया: सूक्ष्मास्तस्येमात्या्रयाणि षट्‌ । 

तस्माच्छरीरमित्यादुस्तस्यमूति मनीषिणः ॥२८ 

ध्यान में आस्थित होकर हे राजेन्द्र | उस अण्ड को दो प्रकार का 
किया था । उन खन्‍डों-के द्वारा दिव ओर भूमि का निर्माण किया था 
।२२। अन्तव्योम-आठ दिशायें ओर यारु स्यान की रचना की । हे 
राजम्‌ ! सब ओर से जोक की विभूति के लिए महान्‌ ऊध्वं को गया 
।२३। महृत्तत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ ओर अहंकार से सत्व, रज: 
और तम इस तीन गुणों को उत्पत्ति हुई। हे भारत! ये त्रिगुण अत्यन्त 
सूक्ष्म हैं जो कि केवल बुद्धि से ही गम्य होते हैं ।२४। हे नूप ! ये. 
महाद्‌ भूतो की उत्पत्ति के कारण हुआ करते हैं । उनको धीरे से ये 
पाँच इन्द्रिय गृहीत होती हैं।२५। उसी प्रकार से अमित ओज वाले 
छैलों के सूकम अवयव होते हैं ।२६। हे राजन्‌ व्यापक भगवान्‌ ने आत्म 


_मात्राओं मर्था हीह, ह, करके विकि | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai भ € i 
४६१ 6 “कल ओ 20 एक 0५ 


के साथ समस्त प्राणियों का निर्माण किया ।२७! लिस मृत्ति के ये सूकम 


अवयव हैं उसके ये छह आश्रय होते हैं। इस हेतु मनीषी लोग उस 
मृति को शरीर इस नाम से कहते हैं ।२८। 
` महाँति तानि भूतानि आविशन्ति तो विभम्‌ । 
कमणा सह राजेन्द्र सगुणाश्चापि वे गुणाः २८ 
तेषामिदं तु सप्ताना पुरुषाणां महौजसाम । 
सूक्ष्मांभ्यो मृतिमाशभ्वः संभवत्यव्ययाठृयस्‌ ।३० 
भूतादिमहतस्मात येन व्याप्तमिदय्‌ जगत्‌ । 
तस्मादपि महाबाहो पुरुषाः पच एव हि ।३१ 
केचिदेव परा तात सृष्टिमिच्छति पण्डिताः । 
अन्येऽप्येव महावाहो प्रवदन्ति मनीषिणः ।३२ 
योऽसाँबात्सा परास्तात कल्पादो सुजते तनुस्‌ । 
प्रजनश्च महाबाहो सिसृक्षु विविधः प्रजा ।३३ ` 
तेन सृष्ट मुद्गलस्तु प्रधान चिज्ञते नुप^ 
' प्रधान क्षोभित तेन विकारान्सुजते बहून्‌ ! ३४ 
-उत्पद्यते महास्तस्मांत्ततो भृतादिदेव हिः । 
उत्पद्यते विशाल च भूतादेः कुरुनन्दन ॥ ३५ 
है राजेन्द्र ! वे भूत महान्‌ हैं और विभु में आविष्ट हो जाया करते 
हैं । कमं के साथ गुण और सगुण भौ अद्तिष्ट हों जाते हैं ।२६॥ उन 
सात्‌ महाबु ओज वाले पुरुषों की सूक्ष्म माताओं में अन्य से इय का 
सम्भव होता है ।३०। हे तात.! भूत. आदि महत्‌ है जिससे कि यह 
समस्त जगत्‌ व्याप्त है। महाबाहो ! उससे पाँव हो पुरुष होते हैं । 
।३१। हे-मात ! इस प्रकार से कुछ विद्वान्‌ पुरा सृष्टि कौ इच्छा करते 
हैं । अन्य मनीषीगण भी इसी प्रकार से कहते हैं ।३२। हे तात जो यह 
आत्मा पर है वह कल्प के आदि में तनु का सुजन किया करता है और 


प्रजन करता हैं। यह अनेक प्रकार की प्रजाओं : के सुजन करने की 
इच्छा वाला होता है ।३३। हें नृप ! उसके द्वारा सृजन किया हुआ 


मुद्गल प्रधान से प्रवेश करता है। उनके द्वारा प्रधान क्षोभित हो जाता 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


सृष्टि वर्णन न Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
है ओर फिर वह बहुत से विकारों का सृजन करता है ।३४। उससे 
महाय उत्पन्न होता और उससे भूतादि उत्पन्न होते है । हे कुरुरत्दन! 
फिर भूतादि का यह यिशाल. स्वरूप होता है ।३५। ` 
` विशालाच्च हरिस्तात हरेश्चापि वृकास्तथा । 

बृकेमु ष्णाति च बृधास्तस्मात्सवं भवेन्नृप ।३६ 

तथेषामेव राजेन्द्र प्रादुभवति वेगतः । 

मात्राणां कुरुशादू ल चियीधस्तदर्नैन्तरम्‌ ।ऽ७ 

तस्मादपि हृषिकाणि विविधानिः नृपोत्तम । 

तथेय सृष्टिराख्याताऽऽराध्यतः कुरुनन्दन ।३८ 

भयो निबोध राजेन्द्र भूतानामिह विस्तरस्‌। 

गणोधिकानि सर्वाणि भूतानिः पृथिवीपते ।३९ 

भाकाशमादितः इत्वा उत्तरोत्तरमेव हि। 

एक द्वौ च तथा त्रीणि चत्वारश्चापि पश्च च ।४० 

ततः स भगवान्ब्रह्म पद्मासनगतः प्रभुः । 

सर्गेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्पृथक्‌ ।४१ 

वेदशब्दस्य एवादौ पृथक्सस्थाश्च निममे । 

कर्मोंद्भवानां देवनांसोसृजद्‌हिनां प्रभुः थर # 

उस विशालसे हरि थर हरि से वृक तथा बृकों में बुध होते हैं तथा 

उससे फिर सव हुआ करता है ।३६। हे राजेन्द्र ! इनका बड़े वेग से 
श्रादुर्भाव होता है। हे कुरुशादू ल | उससे अनन्त मात्राओं का विशेष 
बोध हुआ करता है।३७। हे नूपों में. श्रेष्ठ ! उससे विविध हृषीक 
अर्थात्‌ विषयेन्द्रियाँ होती हैं । इस प्रकार से आराध्य देव से यह सृष्टि 
बताई है 7३८। हे राजेन्द्र | फिर यहाँ भूतो फा विस्तार होती है ऐसा 
समझ लो | हे प्रथिवीपते. ! ये समस्त भूत गुणों से अधिक हुआ करतेहें 
।३८। सबसे आदि में आकाश की रचना करके उत्तरोत्तर एक-दो-तीन 
चार ओर पाँचों को वताया।४०। इसके अनन्तर उन पद्मासन पर बैठे 
हुए भगवान्‌ ब्रह्माजी ने सवके नाम और अलग-अलग कर्मो का निर्माण 


किया या (४१) आई में वेद पमी से ही अ, संस्था का 


Panini 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennafand (६ 
"० [०7०क्षेविष्बे'चुराण 


निर्माण किया था और कमं से उत्पन्न देहधारी देवों का उसने यजन 
कियाथा।४र। | | ० 
: तुषितानां गणं राजन्यज्ञ चंवसनातनम्‌ । 
दत्वा वीर समानेंभ्यो गुह्य सनातगस्‌ ।४३ 
दुदोह यज्ञसिद्धयर्थतऋग्यजुः सामलक्षणख्र। 
कालं कालविभक्तोश्च ग्रहानृतू स्तथा नुप ।४४ 
सरितः सागराञछेलान्समानि विषमाणि च। 
कामं क्रोध तथा वाचं रति चापि कुरूद्वह ॥४५ 
सृष्टि ससर्ज राजेन्द्र सिसृक्षविविध्ाः प्रजाः । 
धर्भाधर्मो विवेकाय कर्मणां च तथासृजत्‌ ॥४६ 
सुखः दूःखादिभिद्ग द्व: प्रजाइचेमा न्ययोजयत्‌ । 
अण्ड्योतांत्राविनाशिन्योदशार्धानांतु याः स्मृताः ।४७ 
ताभिः सर्वमिदंवी र संभवत्यनुपूवं शः । | 
यतक्कृतं तु पुरा कर्म संयियुक्ततक्रते वे नृप ॥४८ 
स तदेव स्वयं भेजे सुज्यमानं पुनःपुनः । ` 
हिसाहिसे मृद्क्ररे धर्माधम त्ररतामृते ॥४९ 
हे राजन्‌ ! तुषितों के गण को और सनातन यज्ञ को तथा सनातन 
गुह्य को समानों के लिए दिया था ।४। हे नुप ! फिर उसने यज्ञों की « 
सिद्धि करने के लिए ऋग्‌, यजु ओर साम लक्षण “वाले का दोहन _ 


किया था । काल और काल की विभक्तियों को, ग्रहों को तथा चेहतुओं 
को बनाया था ।४४। समस्त नदियाँ, समुद्र, पवत और विषम, काम, 


क्रोध, वाणी ओर रति का सुजन किया था ।४४। हे राजेन्द्र विविध 
भाँति को प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा रखने वाले ते कर्मो के 


विवेक क्रे लिए धमं ओर अधमं की रचना की थी ।४६। फिर इस 
विरचित प्रजा को सुख-दुःख भादि के दन्दो से नियोजित किया था जो . 
कि दशाओं को आयु मात्रा विनाश वाली कही गई हे ।४७। हे वीर ! 
` यह सब उनसे भनुपूर्गवशः उत्पन्न होता है । जो पहिले जन्म है कमं 


` च्या यया है.उसहे सतिप होकर ही प्र हुआ. करता. है १४८ 


Digitized, 0५ Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सृष्टि ] | ४६ 


बार-वार सज्य मान उसको स्वयं सेवन किया करता था । हिस मोर 


` अहिन, सृदु और क्रूर,.धमं ओर अधमं तथा ऋतु और अमृत इन सब 
'का वह स्वयं सेवन किया #रता है ।॥४दे। 


यथास्याभवत्सगं तसस्य.रवयमविशस्‌ । ` 

` यधा चल लिङ्कन्यृतवः स्टमेवानुपयंये ।५० 
स्वानिस्वान्यभिपद्यन्ते तथा कर्माणि देहिनः। 
लोकस्येह विवृद्ध यर्थः मुखबाहुरुणादतः ।॥ ५१ 

' ब्रह्म क्षत्रं तथा चोभौ वश्यशद्रो नपोत्तम । 
मुखानि यानि चत्वारि तेभ्यो वेदा विनिः सृता: ॥५२ 
ऋ .ग्वेद संहिता मात वसिष्ठेम महात्मना । 
ूर्वान्मुखन्महाबाहो दक्षिणाच्चापि वे शुणु ॥५३ 
यजुवद महाराज याजवल्ज्येन बे सह। . 

` सामाति पञ्चिमात्तात गौतमश्च महाऋ षि: ॥५४ 
अथवंवेदो राजेन्द्र मूखाच्चाप्युत्त रान्नपः । 
ऋ ,पिश्वापि तथा राजङछौनको लोकपजितः ॥५५ 
यत्तन्मुख महाबाहो पंचमं लोकविश्र तम्‌ । 
अष्टादश पुराणानि सेतिहासानि भारत ॥५६ 
निगतानि ततस्तमान्मुखारकुरुकुलोद्वह्‌ । 
तथान्याः स्मृतयश्यापि यमाद्या लोकपूजिताः ॥५७ ` 


इसके सगं में जो भी जिस प्रफार का हुआ उसके सग में स्वयं 
याविष्ट होता था । जैसे लिंग होते हैं, बैसी ही ऋतुयें स्वयं ही एक 


दूसरी के वाद भा जाया करती .हैं।५०। यहाँ संसार में लोक को विबृद्धि ` 
के लिए देहधारी मुख, बाहु उरु ओर पैर से अपने-अपने कर्मो को प्राप्त 
हुआ करते हैँ.,५१। हे नुप ष्ठ | ब्राह्मण, क्षत्रिय और दोनों वैश्य 
तथा शूद्र ये चार मुख हैं उनसे वेद निकले हैं ।५२। हे तात ! ऋग्वेद 
संहिता महात्मा वसिष्ठके साथ पूयं मुखसे निःसृत. हुईथी । हे महाराज! 
दक्षिण मुख से याशवल्क्य के साथ यजुवेंद निकला थ! | पश्चिम से साम 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 3 


५०।५ुः० by Arya Samaj Foundation Chennai and ९७३१० विष्य पुराण 


वेदकी संहिता ओर गौतम. ऋषि प्रकट हुए । हे राजेन्द्र ! उत्तर मुखसे 
अथवं वेद और लोक के द्वारा पूजित शौनक ऋषि निकले ।५३-४६॥ 


-हे महाबाहो ! पांचवा जो लोक में परम प्रसिद्ध मुख है, उससे इतिहास 
` के सहित अठारह पुराण निकले थे । इसके अनन्तर . अन्य लोक प्जित 


यमादि अनेक स्मृतियाँ भी उस मुख से निकली थी ।५७। ' 

ततः स भगवान्देवो द्विधा देहमकारयत्‌ । ` 

द्विधा कृत्वात्मना देहमूर्धन पुरुषोभवत्‌ ॥४८ 

अर्घेन चारी तस्याँ च विराजससूजत्प्रभु: । 
तपस्यप्त्वासुजश्च तु स स्ववं पुरुषो विराट्‌ ॥५४ 

स चकार तपो रांजम्सिसुक्षु विविधाः प्रजाः । 

पतीन्प्रणा नामसृजन्महषींनादितो दश ॥ ६० 

नारदं च भूगु तात कस्‌प्रचेतसमेव हि | 

पुलहं क्रतु पुलस्त्यं च अत्रिमंगिरस तथा ॥६१ 

मरीचि चापि राजेन्द्र योसावाद्यः प्रजापतिः । 
एतांश्चान्यांश्च राजेन्द्र असृजद्भूरितेजसः ॥६२ 

अथ देवानृषीन्दायान्सोऽसृजत्कुरुनन्दन । 

यक्षरसः पिशाचांश्च गन्धर्वाप्सरसाऽसुरान्‌ ॥६३ 

इसके पव्चात भगवान देव ने अपने देह को दो भागों में कर दिया 
था । अपने देह के जो दो भाग किए गए थे उसमें. आधे भागमें वे पुरुष 


हुए और आधे शेष भाग से नारी बने उन रूप में प्रभू ने विराज का 
- सृजन किया था । तपस्या करके जिसका सृजन किया था यहु स्वथं 
विराट्‌ पुरुष था।५८-५९। उसने तप किया क्योंकि उसे विविध प्रकार 
की प्रजाओं की सृष्टि करने की पुणं इच्छा हुई थी 7 आदि में दक्ष प्रजा 
पति महृषियों का सूजन किया था ।६०। उन दश महर्षि प्रजापतियों के 


नाम ये है-नारद, मृगु, कम्‌, प्रचेतस, पुलह, क्रतु पुलस्त्य, अधि अङि 
` रस और मरीचि राजेन्द्र | मरीचि, सबमें अरित हुआ है । इन 


को ओर अन्य भी बहुत तेज वालों को सुजित किया था ।६१-६२। हे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सृष्टि वर्णन |] [ ५१ 
कुरुनन्दन | इसके पश्चात उसने देवों की ऋषियों को, दैत्यों की राक्षस 
यक्ष और पिशाचों की गन्धव, अप्सरा तथा असुरोंकी सृष्टि की थी।६३ 

मनुष्याणां पितृणां च सर्पाणां चेव भारत। 

नागानां च महाबाहो सरजं विविधान्गणान्‌ ॥६४ 

क्षणरुचोऽशनिगणास्नो हिपैन्द्रधन्‌ षि च । 

धूमकेतू स्तथाचोहक्रानिर्याताञ्योतिषा ङ्गणान्‌ ॥६५ 

मनुष्यान्किन्तरान्मत्स्यान्सराहाम्च विहङ्गमान्‌ । 

गजातश्वानथ पशू्मृग्रान्व्यालाँश्च भारत ॥६६ 

कृमिकीटपत ङ्गांश्च यूकालिक्षकमत्कुणा न्‌ । 

सर्व च दशमशक स्थावरं च पृथिरिविधस्‌ ॥६७ 

एस स भास्करो देव: ससजं भुवनत्रयस्‌ । 

येषां तु याशं कमं भूतानामिह कीतितस ॥६८ 

कथयिष्यामि तत्स्व क्रमयोग च जन्मनि । 

गज! व्याला मृगास्तात पशवश्च पृथग्विधाः ॥६९ 

पिशाचा मानुषा तात रक्षांसि जरायुजाः । 

द्विजास्तु अण्डजाः सर्पा नक्रा मत्स्याः सकच्छपाः ॥७० 

है भारत ! मतुष्य-पितृगण, म्पे, वर्ण, नाग और विविध गणों की 
रचना की थी ।६४। क्षण रुच, अशनिगण, रोहितेन्द्रधनुष, घूमकेतु तथा 
उल्का निवात, ज्योतिगण, किन्नर, मस्त्य वराह ओर विहङ्गमो का 
सृजन किया । गज, अश्व, पशु, सृग और थ्यालों की सृष्टि को थौ 
।६५-६६। कृमि, कीट, पतङ्ग यूका लिक्षा और मत्कुणों की रचना की 
थी । सव प्रकार के दंश करने चाले मशकों का सृजन किया तथा विधि 
भाति के पृथक स्थावर की रचना की ।६७। इस तरह से उस भास्कर 
देव ने इस भुवन त्रय का निर्माण किया था। यहाँ पर जिन प्राणियों 
के जैसे भी कमं थे वे वतला दिये ।६८। अव आगे जन्ममें वह सब क्रम 
वोग बताता जायगा । हे तात ! गज, व्याल, मृग और पृथक प्रकार के 
पशु वर्ग, पिशाच, मानुष, राक्षस, ये सब जरायुज होते हैं पक्षी, सपे, 


नक्र; मत्स्य ओर फच्छप ये सव अण्डज होते हैं। तेज में उत्पन्न होने 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| itized by Arya Samal Foundation Chennai and is 
T भविष्य पुराण 


वाले जरायुज और अण्डों से.उत्पत्ति रखने वाले जीव अण्डज कहे जाते 


हैँ।६६-७०। - 

. एवं विधानि यानीह स्थलजान्यौदकानि च । 
स्वेदजं दशमशक यूकालिक्षकमत्कुणा: ॥७१ ` 
ऊष्मेणा चोपजायन्ते यच्चान्यरिकिचिदीदृशम्‌ । 
इदिभज्जा: स्थावरा सर्वे वीजकांडप्ररोहिणः ॥७२ 
औषंध्यः फलापाकांता नानाविधफलोपगाः । 
अपुष्पाः फलवन्तो ये ते वनस्पतयः स्मृताः ॥७३ 
पुष्पिणः फलिनश्चेव बृक्षास्तुः भयतः स्मृताः । 
गुच्छगुल्मं तु विविधं तथेव तृणाजातय: ॥७४ 
बीजकांडरुहाण्येय प्रताना वल्लयं एवं च । 
तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः कमं हेतुना ॥७५ ` 
अन्तः संज्ञा भवत्येते सुखदुःख समन्विताः। 

. एसावत्यस्तु गतयः प्रोदभूताः कुरुनन्दनः ७६ 
'तस्माद्देवादृदीप्तिमन्तो आस्कराच्च महात्मनः। 
घोरेस्मिस्तात संसारे नित्यं सततयायिनिः ॥७७ 


इस उक्त प्रकार के जीव है जिगमें यहाँ कुछ “तो स्थल भाग में 


उत्पन्न होतेहे और कुछ इनसे ऐसे प्राणीहैँ जो जल भागमें जन्म धारण 


~ 


किया करते हैं | देश, मशक, यूका लिक्षा और मत्कुण ये स्वेदज कहे 


जाते हैं क्योंकि वे सब ऊष्मासे ही उत्पन्न हुआ करते हैं । अन्य कुछ 
इस प्रकार के भी प्राणी होते हैं जो उद्मिज कहे जाते हैं। ये सब 


स्थावर सृष्टि वाले हैं और वीज काण्ड से प्ररोहण प्राप्त किया करते _ 
हैं ।७१-७२। इस तरह के जरायुज, अण्डज, स्वेकज और उद्भिज चार 


अकार की सृष्टि हुई । ओषधियाँ फल पाकंके अन्त वाली, नाना प्रकार 


के फलों बाली पुण्य रहित ओर फल वाली होती हैं जो कि वनस्पतियाँ . 


कही जाती है. ७३ वृक्ष दो प्रकार के होते हैं । कुछ तो ऐसे वृक्ष है 
जो पुष्प वाले ही हुआ करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो पुष्प भोर 
फव दोतों के रखने फी भी विभिन्न जाविर्या उत्पन्न हुना करती हैं 


 CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ही. "Re 


at 


7 १3060 WO ४25 


वत र - 
सृष्टि बन, ०] by Arya Samaj Foundation Chennai and Sail ५३ 


।७४। बीज और काण्ड से प्ररोहण प्राप्त करने वाली प्रतान तथा ' 
बहली होती हैं । बहुत प्रकार के कर्म स्वरूप हेतु के तम से सब वेष्टित 
हुआ करते हैं ।७५। ये सब अपने अन्दर हो थोड़ा ज्ञान रखने वाले 
होने के कारण जड़ सृष्टि वाले कहे जाते हैं किन्तु उन्हें भी सुख ओर 
दुखः का अनुभव अवश्य ही होता है अत: ये सुख दुःख से समन्वितह । 
हे कुरुनग्दन । इतनी गतियां प्रोद्भुत होती हैं ये सब महाध्‌ आत्मा 
बाले उसी भास्कर देव से दीप्ति वाले होते हैं ओर निरन्तर गति शील _ 
इस घोर संसार में प्रगट हुआ करते हैं ।७६-७७। 

एबं सवें स सृष्ट वेदं राजल्होकगुरु परम्‌ । 

तिरोभतः स भूतात्मा कालं कालेन पीडयम्‌ ॥७८ 

यदा स देवो जागति तदेदं चेष्टते जगत्‌ । 

यदा स्वपिति शान्तात्मा तदा सर्वं निमीलति ॥७९ 

तस्मिन्स्वपिति राजेन्द्र. जन्तवः कम॑वन्धनाः । : 

स्वकमंभ्यो तिवतेम्ते मनश्च रलानि मृच्छति ॥८० ` 

युगपत्तु प्रलीयते यदा तस्मित्महात्मनि । 

तदायं सर्वेभूतात्मा मुख स्वपिति भारत ॥८१ 

तमो यदां समाश्चित्यं चिरं तिष्ठति सेन्द्रियः । 

न नवं कुरुते कमें तदोत्क्रामति मृतितः॥८२ 

यदाहमात्रिको भूत्वा बीज स्थाष्णु चरिष्णु च । 

समाविशति संमृष्ठत्तदा मूर्ति विमुः्चति ॥८३ 

एवं स जाग्रत्स्वाभ्यामिदं सवं जगत्प्रभुः । 

संजीवयति चाजख' प्रमापयमि चाव्ययः ॥८४ 

-इस प्रकार वह इस जगत्‌ का सृजन करके कालसे काल को पीड़ित" 
करता हुआ भृतात्मा परमलोक गुरु में तिरोभूत हो जाता हैं ।७८।अब 
वह देव जाग्रत रहता हे, तब यह जगत्‌ भी चेष्टा वाला रहता हैं, जब ' 
बह शांत आत्मा वाला होकर सो जाता है तव यह सब जग्रत्‌ निमी- 
लित हो जाता हैं ।७६। हे राजेन्द्र उसके शयन करने पर कमं बन्न से 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४ figitized by Arya Samaj Foundation Chennai and (€०भविंष्य पुराण 


युक्त ये समस्त जन्तुगण अपने कर्मो से निषृसि हो जाया करते. हैं. और 
. मन रलानि को प्राप्त होता है । ८ ०० जिस समय उस महात्मामें सब एक 
ही साथ प्रलीन हो जाया करते हैं तथ यह समस्त भूतों का आत्मा सुख 
पूर्वक शयन किया करता है।८१। जिस समय में तमोगुण का समाश्चय 
करफे इन्द्रियों के सहित चिरकालतक स्थित रहता हैं मर कोई भी 
नया कमे नहीं करता है उंस समय मूर्ति से उतक्रान्त हो जाता है ।८२। 
` जब यह अहमात्रिक होकर स्थाष्णु और.चरिष्णु बीज में समाष्टि हो 
जाता है उस समय ससृष्ट होता हुआ मूर्ति फो त्याग देता हैं ।५३। इस 


प्रकार से वह प्रभु इस जगत की जाग्रत और स्वप्नों से सजीवित किया 


करता है और अव्यय वह अजस्र प्रमापित करती है।८४। 
कल्यादो सृजते तात अन्ते कल्पस्य संहरेत्‌ । 
दिनं तस्येह यत्तात कम्पांतमिति कथ्यते ॥८६ 
कालसंष्या ततस्तस्य कल्पस्य श्वुणु भारत । 
निमेषा दश चाष्टी च अदण: काष्ठा निगद्यते ॥८६ 
ब्रिशत्काष्ठाः कलामाहुः क्षणस्त्रिशत्कला स्मृताः । 
मुह्तमथ मोहूर्ता वन्दतिद्वादण क्षणम्‌ ॥८७ ` 
त्रिशन्मुहुतंमुदिष्टमहोरात्रै मतीषिभि: । 
मासस्त्रिशदहोरात्र द्वौद्वौ मासावृतुः स्मृतः ॥८८ 
ऋतुत्रयमप्ययनमयते द्वे तु बत्सरः । 
अहोरात्रे विभजने रूरयो मानुषदैविके ।।८३ 
रात्रि: स्वप्नाय भूतानां चेष्टायै कभंणामह: । 
पित्र्ये रात्र्यहनी मासः प्रविभागस्तु पक्षी; ॥० 
कमं चेष्टास्वहः कृष्णे: शुक्लः स्वप्नाय शरी । 
देवे रात्र्यहनी वषं प्रतिभागस्तयोः ॥& १ 
अहस्तत्रोदगयनं रात्रि: स्वाइक्षिणायनस्‌ । 
ब्राह्मस्य क्षपाहस्य येत्प्रमाणं महीपते ॥६२ 

तात | वहु कल्पके आदिमे इस जगत्‌ का सृजन करता है और 


कर्पके अन्त में इस जगत का संहार कर देता हे । यहाँ जो उसकादिन 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. डे 


oo FSD MNS eS NM 4... 


£4 
धृष्डि बः) Arya Samaj Foundation Chennaiand ठार. ५५ 


है वह कल्पान्त नाम से कहा जाती है ।८५। हे भारत ! इसके अनन्तर 
कल्प के काल की संख्या का श्रवण करो । नेत्रों के अठारह निमेष होते 
हैं वह एक काष्ठा कही जाती हैं । अर्थात्‌ अठारह निमेषों की काष्ठा 
- होतीहै तीस काष्ठा की एक कला होतीहै और तीस कला का एक क्षण 
होती है तथा वारह क्षणों का एक मुहत्त होता है । क्षण को मोहृत्त. 
भी कहा जाता हैं ।६६-८७। मनीषियों ने तीस मुहर्तीका एक अहोरात्र 
बताया हैं। अहोरात्र का अर्थ एक दिन और एक रात्रि होताहै । तीस 
अहोरात्र मानुष ओर देविक अहो रात्रों को विधाजन करते हैं । अर्थात्‌ 
।८७। तीन ऋतुओं का एक अयन होता है । दो पजनका एकवर्ष होता 
है सूथंदेव मानुष ओर देविक अष्टो रात्रोंके विभाजन करते हें । अर्थात्‌ 
अहोरात्र मानुष ओर देविक दो प्रकार के होते हैं महोरात्रमें जो रात्रि 
होती है बह प्राणियों के स्वप्न (शयन के लिए हुआ करती है तथा दिन ' 
फा सहस्र विविध कर्मो फे करने की चेष्टा के लिए हुआ फरता है । 
पितुगण की राशि मोर दिन मास होता है जिसमें पक्षों का प्रविमाय | 
किया जाता है।८८-६०। कर्मो की चष्टाओं में कुष्ण पक्ष दिन होता है 
ओर मास का शुक्ल पक्ष रात्रि है जोकि स्थानके लिए होती हैं । देविक 
राधि और दिन वषं होता है । उसका भी विभाग किया जाता है, वषं 
में जो उत्तरायण होता है, वह देवों का दिन भोर जो दक्षिणायन होता 
है वही देवों की रात्रि होती है | ब्राह्म दिन रानि का प्रणाम बताया है 
सो हे महीपते ! उसका श्रवण करो ।६१-६२। 


एकेकशो युगानां तु क्रमशस्तन्निबोध मे । 
चत्वर्याहः सह्राणि वर्षाणां तत्कृत युगस्‌ ॥६३ 
तस्या तायच्छती सन्ध्यांशश्च तथाविधः 
त्रेता त्रीणि सहुत्राणि वर्षाणि च विदुर्‌ धाः ॥६४ 
शतनि षट्‌ च राजेन्द्र सन्ध्यत्तन्ध्यांशयोः पृथक्‌ । 

` वर्षाणां द्वं सहस्न तु द्वापरे परिकोतिते ॥5५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


शरद Pisitzed by Arya Samaj Foundation Chennai a ९उक्रघि्ं् पुराण 
चत्वारि च शतान्य हुः सन्ऽ्यासन्ध्याशयोब्‌ धः । 
'सह्र कथितं तिष्ये शतद्वयसमन्वितम्‌ ॥८६ 
एषा चतुयु गस्यापि संख्या प्रोक्ता न्‌पोत्तम्‌ । 
` यदेत्परिसंख्या तमादावेव चतुयु गस्‌ ॥2७ 
एतद्ठादंशसाहुस्न देवानां युगमुच्यते । | 
देविकानां. युगानां तु सह्रपरिसंख्यया ॥३५ 
_ युग़ों में एक-एक यृगको क्रमसे ब्रह्माका दिन और रात्रि समझनी 
चाहिए । प्रह्माके चार सहस्र वर्षो का कृत युग होता है । उसकी उतनी 
शती सन्ध्या है ओर उसौ प्रकार का सन्ध्यांश होता है । बुद्धिमान त्रेता 


युग को तीन सह्न वर्षो का बताया करते हैं ।३३-३४। हे राजेद्र | छ: . 


सौः ७: इसके पृथक्‌ सळ्या तंथा सन्ध्यांश होते हैं । दो सहस्र वर्षो का 
प्रेता के पश्चात्‌ द्वापर युप होता है।९५। इसके सन्ध्या और सन्ध्यां 
चार सो होते हैं | तिंध्य में एक सहुत्र वष कहे गये हैं जो कि दो यो 
सन्ध्या-सन्ष्यांशसे युक्त होता है !६। हे नृपोत्तम | यह चारों युगों की 
- संख्या बतादी गई है। इसकी जो परि संख्या हैं वह आदि में ही चतु 
युंग बतादी गयी हैं ।८७। यह वारह सहुस्त देवताओं का युग होता है । 
इस ब्रकार दैनिक युगों की जव एक सहस्न परिसंख्या होती है, तब्र 
ब्रह्मा का एक दिन होता है !९८। 
ब्राह्ममेकमहञ्ञे य तावयी राचिरुच्यते । 
एतद्य, गसहस्ांत ब्राह्म पुण्यमहृविदुः ॥६८ 
रात्रि च तावतीमेव तेहोराविदो जनाः । 
ततीऽसौ युगपरंनते प्रसुप्तः प्रति बुध्यते ॥१०० 
प्रतिबुद्धस्तु सृजति मनः सदसदात्भकस्‌ । 
मनः सृष्टि वकुरुत चीद्यमामं सिसृक्षया ॥१०१ 
विपुलं जायते तस्मात्तस्य शब्दं, गुण. विदुः । 
विपुलात्त, विकुर्वाणात्सवेगधदहः शुचिः ॥१०२ 
बलावाङ्जायते वायुः स वे स्पशंगुणो तम:। . 
वायोरपि विकुर्वाणा द्विरोचिष्णु तभोनुदस्‌ ॥१०३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
खा द 


कक PS OR NT SI ES NE IC ५० >>. 


र 
सृष्टि बर्षताटर्यु! by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangprr ५७ 


उत्पद्यते विचित्रांशुस्तस्थ रूप गुणं विद: । 
. तस्मादपि विकुर्वाणादापो जाताः स्मृता बुंधे: ।१०४ ` ` 
' तासां गशो रसो छ यः सर्वलोकस्य भावनः । 
दृध्यो गंघगुणा भूमिरित्येषा सृष्टिरादितः ॥१०९ ` 


ब्रह्मा का जैसा दिन होता है उतने परिणाम को ब्रह्मा को राति | 


हुआ करती है । यह्‌ युगोंके सहल का अन्त बाह्य पुण्य दिन कहा गया है 
।2९। उतनी ही दिन के बराबर राषि होती हे । ऐसे दिन मौर राति 
का सहर्न अहोरात्र जानना चाहिएं । इस तरह में एक युग पर्यन्त बह 
प्रसुप्त रहकर फिर जागते हैं ।१००॥ लब मह ब्रह्मा प्रतिबुद्ध हो जाते 
हैं दो फिर जयकर सत्‌ ओर भसत्‌ स्वरूप वाले मन सृजन किया करते 
है । सूजन करने की इच्छा से प्रेरणा प्राप्त करने वाला यह मन सूष्टि 
किया करता है ।१०१। उससे विपुल अर्थात नभ उत्पन्न होता है उसके 


गुण शब्द होती हैं । विपुल से ज़ब वहू विकुर्दाण होता है सबंगन्धो का. 


वह करने बाला यायु उत्पन्न होता है ।१०२। वायु षलबान उत्पन्न हो - « 


जाता है तो उसका गुण स्पशं कहा गया है । थिकुर्वाण गरायुसे फिर तम 
का नो दन झरने वाला दिरोचिष्ण उत्पन्न होता है ।१०३। इस उत्पन्न 
हुए विचित्रांशु फा गुणरूप होता है । जब यह भी कुर्वाण मर्धात विकार 
युक्त होता है तो इससे जल एत्पन्न होते हैं। इन जलों फा गुण रस 
होता हे जो कि समस्त लोक को प्रियं लगने बाला होता है। इन जलों 


से गन्ध के गुण वाली भूमि उत्पन्न होती है । यहु इस प्रकार से भादि 
से सष्टि का क्रम होता है १०४-१०५ 


यत्प्रार्द्वशसाह्रमक्त सौमनसं युगस्‌ । 

` .तदेकसप्ततिगुण मन्वन्तरमिहोच्यत ।१०६ 
'मन्वन्तराण्यसख्यानि सग: संहार एव च। 
तथाप्यहे सदा ब्राह्म मन्वन्तर चतुदश ।१०७ 
कथ्यन्ते कुरुशादू ल संब्यया पण्डित; सदा । 
मनोः स्वायंभुवस्येह षडवश्या मनवोऽपरे ।१०८ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ध्द Hgitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ००क्षविण्ध' पुराण 


सृष्टवन्तः प्रजाः स्वा: स्वा: महात्मानो महौजसः। 
सावर्णयस्तथा पञ्चभौत्यो राच्यस्तथापरः ।१०६ 
एते भविष्या ममदः सप्त प्रोक्ता नृपोत्तम । 
स्वेस्वेन्तते सर्वमिदं पालयन्ति चराचरम्‌ ।११० 

एवं विप्र दिनं वस्य विरिचेस्तु महात्मनः। ` 
तस्यांते कुरुते सगे यथेद कथितं तव ।१११ - 
क्रीडन्निवे तत्कुरुते हरमेष्ठी नराधिप । 
चतुष्पात्सकलो धर्म: सत्यं चेव कृते युगे ॥११२ 


जो बारह सहन वाला देवों का युग अभी बताया गया है उसको 


` इषहत्तर से गुणित करने पर एक मन्वन्तर कहा जाता हैं ।१०६। इस 


तरह असंख्य मन्वन्तर होते हैं ओर सर्ग मर संहार भी होता है।तो | 


भी ब्रह्म दितमें अर्थात ब्रह्मा के दिन में चौदह मनु हुआ करते हैं। १०७ 
हे फुरुभावू ल ! पण्डितों के द्वारा सदा संख्या इस प्रकार से कही जाती 
है । यहाँ पर स्वायम्भुव मनुके दूसरे बंश में होने बाले छै सनु हैं ।१०० 


मे महान आत्मा वाले और महान भोज से युक्त अपनी-अपनी प्रजाओं . 


की सूष्टि करने वाले थे । सावर्णेय, पञ्चभोह्य तथा रॉज्य मनु है। हे 
नृपोत्तम ! ये सात आगे होने वाले मनुगण कहे गए हैं। इतर सब 
अपने-अपने इस चराचर का पालन किया करते हैं ।१०६-११०। इस 
प्रकार का महात्मा विरक्ि क। दिनः होता है । उसके अन्त में सरग को 


किमा करता है जैसा कि तुम्हारे सामने मैंने कहा है ।१११। हे नरो के 
` अधिप । परमेष्ठी पितामह इस जगत का सुजन क्रीड़ा की भांति किया 


करते हैं । पूरा धमं चार पाद वाला होता है और सत्य भो होता है 
जो कि कृतयुग में था ।११२। 
भूतानां प्राणिन: श्रेष्ठाः प्राणिनां बृद्धिर्जीविनः । 
बुद्धिमत्सु नराः नरेषु ब्रह्माण; स्मृताः ।११३ 
ब्राह्मणेषु च विद्वांसो वित्सु कृतबुद्धिहयः । 
` कृतबुद्धिषु कर्तारः कतृ य ब्रह्मवेदिनः ।११४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


7 ४ 
सृष्टि घ] ५ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangdr ५ 


जन्म विप्रस्य राजेन्द्र धर्माथमिहः कथ्यते । 

उत्पन्नः सर्व सिद्धयर्श याति ब्रह्मसदो नृप ।१११ 

महर्लोकाज्जनोलोकं ब्रह्मलोकं च गच्छति। 

ब्रह्मस्वं च महावाहो याति विप्रो न संशयः । ११६ 

ब्रह्मत्वं नाम दुष्प्राप ब्रह्मलोकेषु सुव्रतः ।११७ 

` ब्रह्मत्व कीहश विप्रो ब्रह्मलोकं च गच्छति । 

नाममात्रोऽथ कि विप्रो ब्रह्मत्वं ब्रह्मणः सदा । 

याति ब्रह्मगुणाः केस्युब्न ह्यप्राप्ती ममोबुच्यताभ्‌ ॥११८ 

जगत के समस्त भूर्तो में प्राणी होते हैं । प्राणियोंमें जो लुद्धिजीवी 
घ्राणो होते हैं वे भ्रे 5्ठ होते हैं। बुद्धिसि अपना जीवन यापन करने वाले 
प्राणी बुद्धिजीवी कहे जायो करते हैं। बुद्धिमानों में भो श्रेष्ठ हैं मौर 
तरों में भी ब्राह्मण परस शष्ठ माने जाया करते हैं ।११३। ब्राह्मणों से 
भी जो विद्वान होते हैं वे % ष्ठ होते हैं विद्वानों में भी कृत बुद्धि अर्थात 
प्रतिभा वाले श्रेष्ठ हैं । कृति बुद्धियों में भी कर्ता अर्थात करने वाले 
श्रेष्ठ हैं और फर्त्ताओं में भी ब्रह्म के ज्ञाता श्रेष्ठ होते हैं।११४ हे. * 
राजष ! यहां संसार भें ब्राह्मण का जन्म धमे के लिए ही कहा जाता 
है । समस्त सिद्धि फे लिए उत्पन्त होकर ब्रह्मपद को वह प्राप्त होता 
ह।११५। महर्लोकका जनलोक फो जाया करता है । हे महानाहुमो वाले 
बिभ्र अन्त में ब्राह्मण को अर्थात ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है 
इसमें तनिक भो संशय नहीं है ।११९। हे सुब्रत | शतानीक ने केहा-- 
ब्रह्म लोकों में ब्रह्मत्व बहुत कठिन और दुष्प्राय होता है तो ब्रह्मत्व 
किस प्रकार का होता हैं उसको विप्र ब्रह्म लोक में जाफर भी फिर 
बादमें प्राप्त किया करता है? क्या नाम मात्र का विप्र सदा ब्रह्मा के 
ब्रह्मत्व को प्राप्त किया करता है। हे ब्रह्मद ! वे कोन से गुण हुआ 
कहते हैं जी कि ब्रह्म की प्राप्ति में होते चाहिए । आप कृपा कर मुझे 
यह सब बताइए ।११७-१२८। 

साधुसाधु महाबाहो श्यगुं भे परम वच: । ११८ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४ igitized by Arya Samaj Foundation Chennai ang eG भक्ष्ध्य 
६१0११० a Sata Fou [अकि पुराण 


ये प्रोक्तौ वेदशास्त्रेषु संस्कारा ब्राह्मणस्य तु । 
` गर्भादानादयो ये थ संस्कारा यस्य पार्थिव: ।१२० 
चत्बाररिशराथाष्ठो च निदृ ता शाह्त्रतो नूप । 
स याति ब्रह्मणा स्थानं ब्राह्मणऽ्वं च मानद । 
` संस्काराः सबंथा हेतुब्र ह्यत्ये नान संशबः १२१ 
संस्काराः के मता ब्रह्मन्ब्रह्मतवे ब्राह्मणस्य तु । 
शंश मे द्विजशादू ल कौतुमं हि महन्मम ।१२२ 
साधुसाधु महाबाहो जणु मे परमं वचः । 
ये प्रोक्ता वेदशास्त्रेषु संस्कार! ब्राह्मणस्यतु । ` 
मनीषिभिमंहाबाहो श्रणु सर्वानशेषतः ।१२३ 
गर्भार्धानं पुसंवन सोमं सोन्नयमं तथा । 
जातकर्मान्नप्राशन च चूडोपनयन मृष ।१२४ 
ब्रह्मतानि चत्वारि स्नानं च तदनंतरम्‌ । 
' सधर्मचारिणीयोगो यज्ञानां कमं मानद । १२५ 
पश्चानां कायं मिष्याहुरात्मनः ञे यसे नृप । 
` देवपितृमनुष्याणां भूतानां ब्रह्मस्तथ ।१२६ 
समन्तु ने कह्या--हे महाबाही |.बहुत अच्छा प्रश्‍न तुमने पुछा है । 


अब तुम मेरा चचत सुनो । वेढशास्त्रों में. ब्राह्मण के जो संस्कार बताये 


गये हैं । और गर्भाक्नन भावि संस्कार होतेहे वेकुल ४८ संस्कार वाह्मण 
के होते हैं। जिसके शास्त्र की निधि से वे सब परे-पूरे किए गए शैं बह 
ब्राह्मण ब्रह्मा फे पद को प्राप्त करता है ओर मानद! बह ब्रह्मतत्व को 
भी प्राप्त करता है ये संस्कार सब प्रकार में ब्रह्मत्व की प्राष्ति में हेतु 
हुआ करते हैं । इसमें कुछ भी संशय नहीं है ।११९-१२१। राजा शता- 
नौक ने कह्दा--ब्रह्मव्‌ ! ब्राह्माण के ब्रह्मस्य का स्वरूप प्राप्त करने में 
कोन से संस्कार माने गए हैं ? हे द्विजों में शादूल ! मुझे हृदयमें इसके 
जानने का बड़ा कुतूहल हो रट्टा है । भाप कृपाकर मुझे समझाइए । 


।१२२। महषिः सुमन्तु ने शतानीक राजा के प्रश्‍न का उत्तर देते हुए. 


कहा-हे महाबाहो | बहुत अच्छा प्रश्न है अब तुम मेरे परम घचन इस 
* - ((८-0.28॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


९, 


म ः 
सुष्टि बखल्तुत्760 Jy Arya Samaj Foundation Chennai and ०७व्वादर्णा ६१ 


~ 


विषय से श्रवण करो । वेदों में ओर शास्त्रों में ब्राह्मण के जो भी 
संस्कार कहे गए हैं ओर सनीषियों ने उनको भली भाँति बताया है 
उन सबको पूर्णतया अब तुस मुझसे अवण करो ।१२३ वे संस्कार 
क्रम से ये होते ईं>सबसे प्रथम गर्भाधान संस्कार होता है | फिर पु स- 
घन होता है, सीमन्तोन्नयन, जातधमं, अन्न प्राशन, चूड़ोपलयन, चार 
बरह्मक्रत भोर उसके अनन्तर स्नान,सहंधमंचारियों के साथ योग अर्थात 


विवाह, पाँच यज्ञों के कमे का काये हे नुप! वे समस्त संस्कार आत्मा _ 
के श्रेय के लिए ही होते है । देव, पितृगण और मनुष्यों के तथा भूतो 


के और ब्रह्म के कल्याण के लिए होते हैं ।१२४-१२९। 


एतेषां खाष्टकाकर्म पावर्णंभाझमेव हि । 
श्रावणी चाग्रंहायणी चंत्रो चाश्ययुजी तथा ।१२७ 
पाकयज्ञास्तथा सप्त अन्याधानं च सत्क्रियाः । 
अग्निहोत्रं तथा राजनुदर्श च विधुसंक्षये ।१२८ 
पौर्णमासं च राजेन्द्र चातुर्मास्यानि चापि हि। 
निरूपश पशुवर्ध तथा सौत्रामणीति च ।१२४ 

` हबियंज्ञास्तथा सप्त तेषां चापि हि सत्क्रियाः । ` 
अग्निष्टोमोत्यग्निष्टोमररथोक्थ्यः षोडशीं विदुः (१३२० 
वासपेयोतिरात्रश्च आप्तोर्यामेति वे स्मृता । 
संस्कारेयु स्थितः सप्त सोमाः कुरुकुलोद्वह ।१३१ 
इत्येते द्विज संस्का राश्वत्वारिशन्नुपोत्तम । 
अष्टो चात्मगुणस्तात पुणु तातमि भारत ।१३२ 
अनसूया दया क्षांतिरनाएसं च मंगलम्‌ । 
अकपेण्यं तथा शौ चमस्पृहा च कुरुद्ठह ।१३३. 


इनका अष्टका कर्म पार्वण श्राद्ध, श्रावणी, आग्रईयणी, चैत्री, 
आश्वयुजी, सात पोक यज, अग्न्याधान, सत्क्रिया तथा हे. राजन्‌! अग्नि 


होध दर्शा, विभु, सक्षयमें पोणंमास और चातुर्मास्य निरूपण पशु बन्ध 
सौवासणी, सोत हरियक्ष ओर उनकी सक्तिया, अर्निह्ोम, मत्याग्नि- 
CC-0.PaniniKanya Maha Vidyalaya Collection. क 


। 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 6४५ नि 
CR sf hss ब्य पुराण - 


इरोम उकथ्यषोडशो, वाजपेय, अतिरात्रि, आप्तोर्यात्मा जौर सात सोम 
संस्कारों में स्थित होते हैं। हे कुरुकुलोद्रह ! ये समस्त चाली हिजों के 
संस्कार होते हैं ॥ आठ आत्मगुण होते हैं, उन्हें भी वतलाता हूँ ।१२७- 
१३२। अनसूया निन्दा या बुराई का न करना)-दयाः प्राणिमात्र पर 
अनुग्रह रखना) शान्ति (क्षमा कीं भावना), अ्रनायास,मङ्जल, अक्रापण्यं . 
शौच और स्पृहा में आठ हैं। ये आठ गुण होते हैं जिन्हें स्वयं ही 
आत्मा अपने साथ आरभ्भ से ही लेकर संसार में देह धारण करता है 


।१३३। 
य एते अष्टगुणास्तात कथयते बे मनीषिभिः । 


ऐतेषां लक्ष्णं बीर भ्पृण्‌ सर्वमशेषतः ।१३४ 
न गुणान्गुणिनो हंति न स्तौत्याषमशुणामपि ! 
प्रहृष्यते नान्यदोषेरनसूया प्रकीतिता ।१३४ 
अपरे गन्धुवगं वा सित्रे द्रष्टरि वा सदा । 
आर्मबद्वतँनं यत्स्यात्या दया परिकीतिता ।१३६ 
ताया मनसि काये ध दुःखेनोत्पादितेन च । 
- न कुप्याति न चाप्रीतिः सा क्षमा परिकीतिता ।१३७ 
अभक्ष्यपरिहारश्च संसगश्चाप्यासिनदितेः । 
, आचारे च व्वयस्थानं शीचमेततप्रकीतितम्‌ ।१३८ 
शरीर पीडयने येन शुभेनापि च कमणा । 
अत्यन्त तान कुर्वीत अनायासः स उच्यते (१३०२ 
घ्रशस्ताचरणं नित्यमप्रशस्तविवर्जनस्‌ ॥१४० 
हे तात ! ये आठ गुण मनीषियों के कहे जाया करते हैं हे वीर! 
अब इन सबका लक्षण पूर्ण रूप.से श्रवण करो ।१३४। गुणों के गुणों 
का जो इनन नहीं करता हे और अपने गुणों की प्रशंसा नहीं किया उ 
करता है तथा अन्य के दोषों से जो प्रसन्न नहीं होता है वह धमं 
अनसूया कहा जाता है ।१३५! दूसरे के विषय में, बन्धु वग में, मित्र सें 


मर द्वेष रखने वाले से भी जो सदा अपने समान ही ध्यवहार किया 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


हि व + . 
सृष्ट कान 2०५), Arya Sarhaj Foundation Chennai and eGangoiff ६३ 


जाता हे वह दया कही गई हैं ।१३६। मन-वचन ओर शरीर में उत्पा- 
दित दुःख से भी जो क्रोध नहीं किया करता है और न मप्रीतिका भाव 
ही रखता है उसे क्षमा कहा गया है ।१३७। जो भक्षण करने के योग्य 
नहीं है उसका परिहार रखना तथा जो अनिन्दित अर्थात सत्‌ पुरुष हैं, 
उनके साथ संसं रखना तथा आचार से व्यवस्थित रहना, इसी को 
शौच कहा गया है ।१३८। जिस शुभ कमंसे भी शरीर को पीड़ा उत्पन्न 
होती है उस कर्मे को अत्यन्त रूपसे नहीं करना ही अनायास कहा गया 
है ।१३८। प्रशस्त कार्यो का करना ओर नित्य ही अप्रशस्त कर्मो का 


त्याग कर देना, इसी को मङ्गल कहा गया. है । इसे समस्त मुनिगण 
ब्रह्मचादियों के मङ्गल नाम से पुकारा है।१४०। | 


एतडि मङ्गलं प्रोक्त मुनिभिन्न ह्यवादिभिः ।१४१ 

स्तोकदपि प्रदातव्यमदीद्यनांतपात्मना । 

अहन्यहनि यत्किप्विदकापंण्यं तदुच्यते ।१४२ 

यथोन्पन्नेन सन्तुष्टः स्वल्पेनाप्यय वस्तुना। 

अहिवया परस्वेषु सा5स्पृहां रिकी तिता ।१४३ 

वपुर्यस्त तु इत्येतः संस्कारं संस्कार संस्कृतः द्विजः। 

` ब्रह्मत्वमिह सं प्राप्य ब्रह्मलोकं स : गच्छति । १४४ 

वेदिकः क्म भिः पुण्येनिषेकाद्य द्विजन्मनाम्‌ । 

कार्य: शरोगसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च ।१४५ 

गर्भेशुद्धि ततः प्राप्त धमं चा्षमलक्षणम्‌। 

याति मुक्ति न संदेहः पुराणे स्मिन्नूपोत्तमः ॥१४६ `` 

अपनी स्वल्प घ स्तु में से भी अन्तरात्मा को दीन न करते हुए जो 
प्रदान कर देता है और ऐसा दिन प्रतिदिन थोड़ा बहुत किया जाता है 
उसे ही अकापंण्य कहा गया है। जो कुछ भी उत्पन्न हो अर्थात लब्ध 
हो उसी में सन्तुष्ट रहते हुए, चाहें वह बहुत ही थोड़ा मी क्‍यों न हों 
पराये घन में हिसा भाव फा न रखना ही अस्पृहा कही जाती है। इस 
संस्कारों से जिसका शरीर संस्कृत किया गया हो यह ढिज यहां ब्रह्मत्व 


को प्राप्त करके निश्चय ही ब्रह्मलोक को जाया करता है ।१४१-१४४ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


६४ Digfized by-Arya Samaj Foundation Chennai and ९५० ५१सविष्य पुराण 


निषेकादि वेदिक पुण्य कर्मो के द्वारा द्विजन्माओं के शरीर का संस्कार 
करना चाहिए । वह परम पावन हो जाता है भौर अन्तमें मरकर सद्‌ 
गति को प्राप्त होता है ।१४५। हे नृपोत्तम ! इससे गभंकी शुद्धि प्राप्त 
"करके और आश्रम के लक्षण वाले घ्रमं को प्राप्त कर मुक्ति प्राप्त 
करता है। इन फे कवन में कुछ भी सन्देह नहीं है ।१४६९। 
| सब संस्कार वर्णन 
जातक गर्भादिसंस्कारान्वर्णानामनुपूर्वशः । 
आश्रमाणां च मे धर्म कथयस्व ह्विजोत्त स्‌ ।१ 
गर्भाधानं पु सवन सीमन्तोन्नयनं यथा । 
. जातकर्मान्नप्राशञ्च चडा मौज्जीनिबन्धनम्‌ ॥२ 
चेजिक गाभिकं द्विजानाममृज्यते , । 
.स्वाध्यायेन ब्रतहोंमेस्त्रे विद्य नेउययाश्च त: ।३ 
महायज्ञ श्र ब्राह्मीयं यज्ञ श्च क्रियते तनुः। | 
श्णुष्वंकमना राजन्यणा सा क्रियते तनु! ।४ 
प्रा नाभिकतंनात्तुसो जातकर्म विधीयते । 
मंत्रवत्प्राशनं चास्य हिरण्यमध्ुसपिषास्‌ ।५ 
नामधंयं दशम्यां तु केचिदिष्चसि पार्थिव: 
द्वादश्यामपरे राज़न्मासि-पर्ण तथा परे ।६ 
भष्टशे$हूनि यथाऽन्ये वदन्ति मनीषिणः । 
, पुण्ये तिथौ मुहुत च नक्षत्र च गुणान्विते ॥७ § 
इस अध्यायमें गर्भाधान संस्कार से लेकर संक्षेपसे समस्त संस्कारों 
तषां आचमन आदि विधिका वर्णन किया जाता है । शता नीकने कहा- . 
हे दिजोसम | समस्त वर्णो अनपर्वी से जातङमं भादि संस्कारों तथा 
आश्चभों का जो धमं है, बह मुझे छृपापूवंक सुनाइए ।१। मर्हाध सुमन्दु 


ने कहा--गर्भाशान, पुसवस, सोमन्तोणयन जात कमं, अन्न 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


® ७ र धर 
संव सर्काठा मरणं स) Ara Samaj Foundation Chennai and eGangofi ६५ 


प्राशन, चुड़ा, मोज्जी, निबन्धन, वैदिज भौर गाभिक ये द्विजों के मनको 
अपमृज्य किया करते हैं । स्वाध्याय से ब्रतों से, होमो से इज्या से, श्त 
से और महा यशो से तथा पज्ञो से तनु, ब्रतों से, होमो से इज्जा से,श्रूत 

तुम एक मन वाले होकर श्रवण करो। जिस प्रकार से यह तनु 
ब्रहमीय किया जाया करता है ।२-४। नाभि के नाल के काटने से पूर्व 
ही पुरुषका जात कमं किया जाताहै ! और इसका मन्त्र वाला हिरण्य- 
मधु ओर घृत का प्राशन होता है।५। हे पाथिव ! कुछ, विद्वानु नाम- 
करण संस्कार दशमी तिथि में अर्थात्‌ दशबें दिन चाहते हैं, अन्य लोग 


वारहवें दिन में ओर कुछ लोग मास के पूर्ण होने पर नाप्रकरण करना 
ठीक समझते हैं ।६। अन्य मनीषी लोग अठारहवें दिन में इस सस्कार 


का उ उचित बतलाते हैं । जवकि पुण्य तिथि हो, अच्छा मुहूतं हो 
और गुणों से युक्त नक्षत्र हो, तभी नामकरण करना चाहिए ।७। 


मङ्गल्यं तात विप्रस्य विश्‍वशमे तिपाथिव । 
राजन्यस्य विशिष्टं तु इन्दुवर्म ति कथ्यते ।८ 
वेश्यस्य क्रससंयुक्त शूद्रस्य च जुगप्सितस्‌। 
धनवधेनेति वेश्यस्य सवंदासेति हीनजे ।2 
सनुना अ तथा प्रोक्त नाम्नो लक्षणमुत्त मस्‌ । 
शमवटद्ब्राह्मणस्य स्याद्राज्ञो रक्षासमन्वितम्‌ ।१० 
वैश्यस्य पुष्टिसंयुक्त शूद्रस्य प्र ष्यसंयुतस्‌ । 
सत्रीणां सुखोखभक्गरः विस्पष्टाथमनो रथस्‌ ।११ 
मङ्गल्यं दी घं वर्णान्त माशीर्यादामिदानवत्‌ । 
द्वादशेऽहनि राजेन्द्र शिशो निष्क्रमणं ग्रहास्‌ ।१२ 
चतुर्थं मासि कतंव्यं तथानीषां मत विभो । 
सष्ठेऽन्तप्राशनं मासि यथेष्टं मंगल कुले ।१३ 
चूडाकमं द्विजातीनां सवंषामनुपूवंशः । 
-प्रथमेऽब्दे तृतीये वा कतंव्यं कुरुनन्दन ॥१४ 

हे पाथिव] विप्र का म्ल सूचक विश्वकर्मा ऐसा नाम हो क्षत्रिय 


का नाम कुछ विशेषता से युक्त इन्दु घर्मा जैसा नाम किया जाते हैं ।८। 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 


3] 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGgngotri 
६३ | (भविष्य पुराण 


वैश्य का नाम ऐसा होना चाहिए जो धन से संयोग रखने वाला तथा 
शूद्र का नाम जुगुप्ता पूर्व होना चाहिए । जैसे वैश्य फा नाम धनवर्धन 


यह हो मौर शद्र के नाम में सवंदास आदि प्रकार होना चाहिए ।१। 
मनुमहषि ने उस प्रकार से छहा है कि नाम फा उत्तम लक्षण होता है 


ब्राह्मण का नाम शम वाला होना चाहिए राज्य अर्थात क्षत्रिय का नाम , 
रक्षा से समन्वित होना चाहिए ।१०। वैश्य का नाम पुष्टि से संयुक्त 
होना चाहिए । शूद्र का नाम प्रोष्य से संयुक्त होना चाहिए। सित्रयों 


के नाम सुख और उद्यम से परिपूणे--स्पष्ट अथं वाला और सुन्दर 
होना चाहिए ।११। नाम भज्ल सूचक, दोघं वणं जिसके अन्त में हो 
ऐसा आशीर्वाद के अभिधान बाला होना चाहिए । हे राजेन्द्र ! बारहवे 
दिन में शिशु का गृह से वाहिर . निष्क्रमण करना चाहिए।१२। इस 
णिशु के तिष्क्रमण के विषय में छप्प विद्वागों का ऐसा भी मत हैकि 
यह चौथे मास में करना चाहिए । छठे मास में अन्न प्राशन करे शौर | 


कुल गत जो मांगलिक माना जाता हो उसके अनुसार यथेच्छया इसे 
करे ।१३। हिजातियों फा सूरा कमें सस्कार सबका आमुपूवश, प्रथम . 


वर्ष में या तृतीय वर्षे में करना चाहिए ।१४। 
गर्भाष्टमेऽब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनयनस्‌ । 
गर्भादेकादशे राजन्क्षत्रियस्य विनिदिशेत्‌ ।१५ 
द्वादशेऽन्देपि गर्भात्‌ वेश्यस्य ब्रतमादिशेत्‌ । 
ब्रह्मवचंसकामेन कार्य विप्रस्य पञ्चमे ।१६ 
बलाथिना तथा राजः षष ऽब्दे कार्यमेव हि। ' 

` अर्थक्रामेन वेश्यस्य अष्टमे कृरुनन्दन ।१७ ' 
आषोडशाद्ब्राह्मणस्य सावित्री नातिवतंते । 
द्वाविशतेः क्षत्रबन्धोराचतवितेविशः।१८. 
अत ऊध्वं तुं ये राजन्यथाकालसंस्कृताः । 
सावित्रीपतिता ब्रात्यास्तोमाहृते क्रतोः ।१६ 
म .चाप्येभिरपूतेस्तु आपद्यपि हि कहिचत्‌। 
ब्राह्म-सोनु, सब कमा जरेड बाह्य से; स्क २० 


> कि | ion Chermnai and eGanggitri 
सव सस्‍्कीर बम ११ Samaj Foundation Chemnai a | भृ ६७ 


भवन्ति राजंश्चकर्माणि ब्रतिनां त्रिविधानि च। 
काऽर्णारोरवबास्तानि ब्रहमक्षत्रविश नृप ॥२१ 
ब्राहमण का उपनयन संस्कार गभेमें आठवें वर्षमें करना चाहिए 
` गभं में एकादश वर्ण में क्षात्र० का उपनयन संस्कार निदिष्ट किया 
ब्रह्म वचत प्राप्त कराने की इच्छा याना हो उसे ब्राह्मण का गमं से 
पाँचर्षे वे में हो उथनयन कमं कराना चाहिए । तथा बल के चाहने 
वाले क्षत्रिय का छठर' व्ष में कर ने और अथं की कामना वाले वैश्य 
आठवें वपं में करना चाहिए ।१५-१७। सोलह वर्ष तक ब्राहमण को 
सावित्री का अतिवत्तन नहीं होता हे, बाईस वर्ष तक क्षत्रिय का और 
चौवोत वर्ष तक बैश्यक। अतिवत्त' नहीं हुभा करता है हे राजन्‌ ! 
इस बताई ऋवस्थाओं से ऊपर जो द्विजातिगण यथासमय संस्कृत न 
छो वे सावित्री से पतित वाला हो जाया फग्ते हैं और व्रात्य स्तोम 
नामक क्रतु फे बिना ये अपृत होते हैं और कभी आपत्ति काल में भो 
इन अपूतों अर्थात अपवित्रों के साथ ब्राह्म और योन सम्बन्ध नहीं 
करना चाहिए । ऐसे बाहमग आदि ब्राह्मम ही नहीं रहते हैं। हे नुप ! 
ब्रतियों फे तीन तरह फे क्रमसे ब्राहमण, क्षत्रिय और वैश्यो चमं काष्णे 
कौरय थोर वास्त हो जाय' करते है १८-२१ 

वसीरंशचाणुपूव्येणंवस्त्राणि विविधानि तु । 

ब्रह्मक्षत्रविशो राजङछाणक्षौमादिकान च २२ 

मौडजी त्रिवृत्समा एलक्ष्णाकार्याविप्रस्या मेखला । 

, क्षत्रियस्य च मोर्वोज्या वेश्यस्त शणतातवो ।२३ 

मुञ्जालाभे तु कतंग्या कुशाशम तंकबल्वज । 

जिवृता ग्रन्थिनेकेन त्रिभिः पश्चाभिरेव च ।२४ 

कार्पासमुवीतं स्वाद्विप्रस्योध्वं वृतं त्रिवृत्‌ । 

शणसूत्रमयं राज्ञो बस्यस्याविकजोत्रिकम्‌ ।२४ 

पुष्क राणि तथा चेषां भवन्ति त्रिविक्षाति घु ।. 


ब्रह्मणो वेल्पालाशी तृतीयं प्लक्षज नपः ।२६ | 
.CC-0.PanintKanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arye Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Ff 
ध्द ] { भविष्य पुराण 


वटखादिरी क्षत्रियस्तु तथान्यं वेतसोंदभवस्‌ । 

पेलाबोदु बरौ वेश्यस्तथाश्वत्थजमेव हि ।२७ 

दंडानेतान्महाबाहो धर्म तोःहँति धारितुस्‌ । “भ्या 

केशांतिको ब्राटमणस्य वंडः कार्यः प्रमाणित:।२८ | 

ललाटसंमितो राज्ञः स्यात्त नासाँतिकों विश । 

ऋजवस्ते तु सर्न स्युर्गराह्मणाः सौम्यदश नाः ।२५ 

ब्राहमण, क्षत्रिय और वैश्य क्रम से.शण ओर क्षौम आदि विविध 
प्रकार के वस्भोंको धारण करें ।२२। भिवृत्समा अर्थात तीन सड़ों वाली 
मौञ्जी ब्राहमणको होती है प्राहमणकी मेखला स्योक्ष्णा होनी चाहिए। 
क्षत्रिय की मौर्वीज्या होतो : सौर वैश्य की मेखला सत के तस्तुओंकी 


होती है।२३। यदि मू'जेकी प्राप्ति न हो तो कुश अश्मन्तक और वल्वजों 
कौ-मेखला बनानी घाहिए । वह त्रिब्रता हो, उसमें एक ग्रन्थि, तीन या 


पाँच हो सकती है ।२४। दिप्र का उपवीत कपास के सूत का होता 
चाहिए जो कि उष्यंवृतत और त्रिवृत होता है क्षत्रिय का उपवीत सत 
के धागों के हारा निमित्त होना चाहिए और वैश्य का उपवीत भाविक 


के घागों दवारा तिभित्त होना चाहिए ।२५। ब्राहमण, क्षत्रिय और वैश्यों 
के पुष्कर (दण्ड) भी तीन प्रकारके हुआ करते हैं। ब्रामण का पुष्कर 


या तो विल्व वृक्ष का होना चाहिए या पलाश (ढाक) का होता है। ये 
दोनों यदि प्राप्त न हों तो तीसरा प्लक्षका होता है ।२६। क्षत्रिय का 
` वटवृक्ष या खंदिरका होता है और तीसरा बेत का भी हुआ करता. हे । 
धैश्य पुष्कर पैलव और गूलर फा या तीसरा पीपल के वृक्ष का होता 
हैं ॥२७ हे महाबाहो ! तीन वणं वाले उक्त प्रकार के दण्डों को धारण 
करने के योग्य होते हैं । ब्राहमण का दण्ड केशों के समीप तक पहुँचने 
वाला प्रमाण से बनाना चाहिए।२८। क्षत्रिय का दण्ड ऊँचाई में ललाट 
तक पहुँचने वाला और वैश्य का दण्ड नाक तक पहुँचने याचा सम्बा | 
होना चांहिए। ये सभी दण्ड बिल्कुल सीधे होने चाहिए प्राह्रमणके दण्ड 
देखने में जहुतभन्रछे "होने; च्पाहिशवर र Collectidn. 


सवे संस्का इ, वणेत, Dl Samaj Foundation Chennai and वधी ६९ 

अनुद्दे गकरा नृणां सत्वचो नाग्निदूषिताः । 

प्रगृह्य चेप्सितं दंडमुपस्थाय च भास्करस्‌ ।३०. 

सम्यग्गुरु' तथापूज्य चरेद्भेक्ष्यं यथाविधि। 

भवत्पूर्वं वरेदुभेक्ष्यमुपनीतो द्विजोत्तमः ।३१ 

भवत्मध्ये तु राजन्यो वे शस्य भवदुस्त रस्‌। 

मातरं वा स्वसारं वा मातुर्वा भयिनीं निजाम्‌ ।३२ 

भिक्षेत भेक्ष्यं प्रथमं या चर्च नावमानयेत्‌ । 

सुवर्णं रजतं चान्ने सा गात्रेऽस्यदिनिदिशेतु ।३३ 

समाहुत्य ततो भक्ष्यं यावदथंममाय १ 

निमेद्य गृरुवेऽशनीयादाचम्य धाङ मुखः शुचिः ॥३४ 

आयुष्यं प्राङ सुखी भुक्ते यशस्यं दक्षिणामुखः। 

श्रिय भ्रत्यङ मुखो भुक्ते ऋतं भुक्ते उदयङ सुखः ॥३५ 

ये दण्ड मनुव्यों के हृदय में उद्दोग करने वाले नहीं हों । इन दोनों 
की छात्र भी उनके साथ रहनी चाहिए और अग्नि से ये दूषित नही 
होने चाहिए अर्थात अग्नि से जले धुने न हो । इस प्रकार, के दण्ड को 
ग्रहण करके भारकर' भगवान का उपस्थान करना चाहिए ।३०। अपने 
गुर को भली भाँति समर्चा करके उपनयन संस्कार के समय में विधि 
पूर्वक भिक्षाचरण करना चाहिए । उपनीत अर्थाय उपनयन संस्कार 


किए जाने वाले ब्राह्मणको भिक्षाचारण करने फे समय में “भवत्‌” शब्द 
का पहिले प्रयोग करना चाहिए अर्थात 'भवत्‌' भिक्षा 'देहि'ऐसा प्रयोग 
करे।३१। क्षत्रिय इस 'भवत्‌” शब्द को मध्यें प्रयुक्त करे अर्थात “भिक्षा, 
भवति देहि---इस तरह से कहे । वैश्य इसी भवत्‌ शब्द का अन्त में 
प्रयोग करे अर्थात 'भिक्षा देहि भवत'-ऐसा कहकर भिक्षा की याचना 


करे । भिक्षा माता से अथवा भगिनी से या माता की निज भगिनी से 
मांगे । माता को “भी मातः !' इस प्रकार सम्बोधन करे तथा अन्य को 


भी ऐसे ही सम्बोधित करके भिक्षा को याचना.करे ।३२। सवं प्रथम 
जिससे भिक्षा को याचना करे उसे इस ब्रहमचारी का अपमान नहीं 


करना चाहिए। उसे चाहिए कि वहं इस बटु के पात्र में सुवणं, चाँदी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


७४ ४०९ by Arya Samaj Foundation Chennai and [2९भंधिष्य पुराणं 


यां अन्त भिक्षा के रूप में दे।३३। जो भिक्षा प्राप्त हो और जितनी 
आवश्यक हो तया उत ममिक्षा पात्र में भा सके, उसे लाकर अपने 


भानां गुरुदेव को निवेदित करे! गुरु की आज्ञा प्राप्त कर पूर्व कौ 
मोर मुख करके तथा तथां पवित्र होकर भौर आचमन करके उसे 


लाने ।३४। पूर्गमुख होकर जो खाता है । वह आयुष्य की प्राप्ति करता 
है। दक्षिण मुख वाला बंश का लाम करता हूँ । पश्चिम मुख थी का 


लाभ प्राप्त करता है । जो उत्तर मुख होकर भोजन करता है, वह 
सत्य का भोजन किया करता है ।३५। 
उपस्पृश्य द्विजो राजन्नमद्यात्समाहितः । 
भुक्त्वा चोपस्प्र शेत्सक्ष्यगदामः खानि च संस्पृशेत्‌ ।३६ 
तथान्नं पूजयेनित्यमप्नाच्कत्कुत्सयन्‌ । 
दर्श नात्तस्य हृष्येद्व मुसीदेच्चापि भारतः ।१७ 
अभिनन्द्रये यतौऽइनीवादित्येव मनरब्रवीत्‌ । 
पूजित त्वशनं नित्यं बलमोजश्च यच्छति ।३८ 
अपूजितं तु तदुभुक्तमुभय नाशयेदिद्‌ । 
नोच्छिष्टं कस्यचिद्दद्यान्नादद्याच्चेंतत्तथांतर ।३८ 
यस्त्वन्नमन्तरा कृत्या लोभ!दत्ति नृपोत्तम । 
बिनाशं याति स नर इह लोके परध च । 
यथाभवत्पुरा वश्यो धनवद्ध नसंशित: ।४० 


है राजन्‌ | द्विज को उपस्पर्शन करके समाहित होते हुए अन्न को 


खाना चासिए ।.जब भोजन समाप्त करले तब भी आचमन करना 
चाहिए आर जल से भली-भाँति आकाश को भोर होंटे देवे ।३६॥नित्य 


ही अन्नका पूजम करना चाहिए भौर इस भन्यकी फोई भी बुराई नहीं 
करते हुए ही इसका भोजन करे । हे भारत! अन्नके दर्शंत करके प्रसन्न 


होना चाहिए और मन में अधिक हषं करना चाहिए ।३७। मह॒थि मनु 
ने कहा है कि पहिले अन्न का विशेष अभिनन्दव फरके फिर इसका 


भोजन करना चाहिए । जो अन्न नित्य ही इस प्रकार से पूजित एं 


सस्कृत होकर खाया जाता है वह बल और ओज- दोनों प्रदान किया. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


' 


सर्ग संस्कार वर्णन 
Di वदा ५ पीरथित Sa हक Fo ही खाया Chennaiand eGangotri 
करता है ।३८। जो पूजित होकर हौ खाया जाता हे! वह बल ओज 


और दोनों को नष्ट कर दिया करता है । उच्छिष्ट (झूठा) अन्त कभी 
किसी का नहीं खाना चाहिए और इसको तथास्तर नहीं खाना चाहिए 


।३६। हे नुपोत्तम ! जो अन्तरा करके लोभ से अन्न को खा लेता है वह 
मनुष्य इस लोक में भौर परलोक में दोनों ही जगह विनाश को प्राप्त 


होता है । जिस तरह पहिले समय में घनवद्धन नाम वाला गेश्य 
विनष्ट हो गया है।४०। 


स कथमं तरं पूर्व मन्नस्य द्विजसत्तमः । 

किर्मेन्नरं तथान्नस्यं कथं वा तत्कृतं भवेत्‌ ।४१ 
पुरा क्रतयुगे राजन्वंश्यो वसति पुष्करे । 
धनवर्धननामावे ससृद्दो धनधान्यतः ॥४२ 
निदाधकाले राजेन्द्र स कृत्वा वेश्वदेविकस्‌ । 
सपुत्रश्रातृभिः सार्घं तथा वे मित्रबन्धुभिः । 

आहारं कुरुते राजन्भक्ष्यभोज्यसमन्वितस्‌ ।४३ 

अथ तदुभुळ्जतस्तय अन्नं शब्दो मद्दानभूत्‌। ` 
करुणाः कुरुशादू ल अथ बंस प्रधावितः ।४४ 
त्यवत्बा स भोजनं यावर्निष्क्रान्तो गृहबाह्यतः । 
नथ शब्दस्तिसोभूतः स भूया गृहमागतः ।४५ 
तमेव भोजनं गृह्य आहार छृतवान्नुप । | 
भुक्तशेषं.महाबाही आहार' सतुभुक्तावात्‌ ।४६ 
भुक्त्वा संशधा जातस्तस्मिन्नेव क्षणे नृप ।' 
तस्मादन्नं न राजेन्द्र अश्नोयादं तरा क्वचित्‌ ।४७ 
न चेवात्यशनं कुर्यान्न चोच्छिष्टः कचिदृब्नजेत्‌ । 
रसो भवस्यत्यनशचाद्रसाप्रोगः प्रवते ॥४८ | 
शतानीक राजा ने कहा--हे द्विज्थेष्ठ ! पहिले अन्न की अन्तर 


कैसे उसने किया था और अन्न का अन्तर क्या होता है तथा 
चह किस प्रकार से उसके द्वारा किया हुआ होता. हे ।४१। सुमुन्तु महृषि 


से कहा-प्राचीन समय में कृतयुग में धतवर्धन नाम वाला गैश्य जो कि 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


igitized by Arya 5 j Foundation Ch i (5 i 
७३ [9 ized by Arya Samaj Foundation Chennai i वि न्च पुराण 


घम-धान्य से पूर्ण समृद्ध था: पुष्करमें रहता 'था४२। हे राजेन्द्र ! ग्रोष्म 
सें उसने गोएवदेविक किया था और फिर वह अपने पुध भाईयों के तथा 
मित्र और बन्थुओं के साथ सत्य भोज्य से युक्त भोजन कर रहा था। 
।४३। इसके अनन्तर जबकि वह अन्न को खा रहा था तब तक एक' 
महान शब्द हुआ था । हे कुरुशादूलः! उस शब्द के पीछे बह कारुण्य 
से भरा हुआ दोड़ा ।४४। भोजन का त्याग करके जैसें घर से वाहिर 
निकला था कि वह शब्द तिरोहित हो गया था। वह फिर घर में आ 
गया था ॥४५॥ हे नुप ! उस हो पाक को भेकर उसने अपना आहार 
किया अर्थात उसको उसने खा लिया था।४६। हे नृप ! उस आहार खा 
खाकर वह उसी क्षणमें सौ टुकड़ोंमें नष्ट होगया था । इसलिए हेराजेन्द्र 
इस तरह अन्तरा वाले अन्न को कभी नहीं खाना चाहिए !४७ कभी 
अत्यधिक भोजन भी नहीं करे और उच्छिष्ट होकर अर्थात झूठे मुह 


वाला होकर कहीं भी नहीं खाना याहिए। अत्यशन से रस हो जाता 
है और रस से रोग को प्रवृत्ति हो जाया करती है।४५। 


स्तानं दानं जपो होमः पितृदैवाभिपूजनस्‌ । 

न भवंति रसे जाते नराणां भरतषभ ।४४ 
जनारोग्यमनायुस्यमस्वग्यं चातिभोजनस्‌ । 

अपुण्यं लोकविद्विष्ट तस्मातत्परिवजयेत्‌ ।५० 
यक्षभूतपिशाचां रक्षासां च नृपोत्तम । 

गम्यो भवति वे विप्र उच्छिष्टो नात्र संशयः ॥५१ 
शुचित्वमाज्ञयेत्त माच्छुचित्वान्मोदते दिति । 

सुखेन चेह रमते इतीयं वेदिको श्रतिः ॥५२ 

हे भरतषंभ ! मनुष्यों को रस के उत्पन्व हो जाने पर स्तात, दान 


जप, होम ओर पितूगण देवों का पूजन यह _ सब कुछ भी नही होते 


है ।४६। भतिभोजन आरोग्य, 'अपुण्य और स्वं का देने वाला नहीं 
होता है । सधिक खाना अपुण्य है और लोक से विद्वेष ' रखने वाला 
होता है । इसलिए इसका सर्गथा त्याग ही कर देना चाहिए ।५०। जो 


Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


सावित्री किक, 4५ Samaj Foundation Chennai and के ७३ 
विप्र उच्छिष्ठ रहता हैं घह यक्ष, भूत, पिशाच और राक्षसों को गम्य 
होता है-इसमें कुछ भी संशय नही है ।५१। इस कारण से सवेदा 
शुचिता का ही आखय लेना चाहिए अर्थात्‌ पबित्र रहना चाहिए 


शुचित्य रखने से स्वं में पुख एवं प्रसन्नता प्राप्त किया करता है । 
शुचिता शील पुरुष यहाँ लोक में भी सुख के साथ रमण किया करता 


है । यह वैदिक भति है अर्थात्‌ ऐसा वेद ने कहा है।५२। 


॥ सावित्री माहात्म्य ॥ 
केणातः षोडशे वर्ष ब्राहमणस्य विधीयते । 
राजन्यंबंधोर्द्तारविशे वेश्यस्य च्यश्चिके ततः। १ 
अमंत्रिका सदा कार्या स्त्रीणाँ चूडा महापिते । 

` संस्कारहितोः कायस्य यथाकालं विभागश: ।२ 
वैवाहिको विधि! स्थ्रीणां संस्कारो नेगमः स्मृता । 
निवेसेद्धा गुरोवाणि गृहे बारिनपरिक्रिया ।३ 
एष ते कथितो रालन्नौपनाथनिको विधिः। 

- हिजातीनां महाबाहो उत्पत्तिव्यजकः परः ।४ 
कर्मे योगमिद्धानीं पै कथयामि महाबल । 
उपनीय गुरुः शिष्ः॑ प्रथमं शोचमादिशेत्‌ ५ ` 
आखारमर्मिकायं च संध्योपासनमेव स। ` 
अध्यापयेत्त सच्टिष्यान्सदाचात उदङ मुखः ।६ 
ब्रह्मा जलिकारो न्त्यिमध्याष्यों विजितेन्द्रिय: । 
लघुवासास्तथेकाग्र सुमान सुप्रतिध्चित: ॥७ 
इस अध्याय में प्रणव के अथं के वर्णन के साथ सावित्री के माहा- 

- त्म्य का वर्णन तथा उपनयन संस्कार की विधि का बर्णन किया जाता | 

है। मुमुन्तु मह॒षि ने कहा-बूह्मण का केशान्त सोलहवे वर्ष में किया 

जाता है क्षत्रिय का केशान्त बाईसवें वर्ष में तथा वैश्य फा पच्चीसवें 

वर्ष भें करनो चाहिए । हे महीपते! स्त्रियों की चूड़ा मन्त्रों से रहित 

हो स्वेदा करनी चाहिए । शरीर के संस्कार के कारण समय के अनु- 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


७४ Jbigitizea by Arya Samaj Foundation Chennai an ०० पुराण 
सार विभाग करके इसे करले ।१-२। स्त्रियों के धिवाह करने कौ जों 
विधि होती है बह नियम के अनुकूल अर्थात्‌ वैदिक होती है । पा तो 
गुरु के समौप में ही निबात करना या घर में ही अरित वरिक्तिया हरे 


` ।॥। हे राजम्‌ | यह छपनयम सम्धन्धित बिधितुमको बतादी है । हे 
महाबाहो | बहू द्विजातियों कौ पर उत्पत्ति को ण्वण्जक होती है. ।४। ` 


हे महाबल वाले ! अब मैं तुम से कर्मयोग को बतलाता ह । गुरु का 
कत्त व्य है कि पहले अपने शिष्य का उपनयन कराकर शौच पालन 


फर उसे यदेश देना नाहिए !६। आयाय उसे सिवाय अग्नि फारयें 
बताषे और दोनों तीनों सन्श्याओं में उपासना करने फी विधि को पढ़ा 


देवे । जो सत्‌ शिष्य हो उनकी आचान्त भीर उत्तर की ओर पुद 
बाला होकर ब्रह्माञजलि करने वाला ओर इन्ब्रियों के जीतने पाला 


शिष्प नित्य ही बनाना चाहिए । छुलके, थोड़े वस्त्र धारण करने बाला, 


एकाग्र मन धाला सुन्दर मनकौ दशा बाला एवं घुप्रतिष्ठित होकर 
अध्ययन करना चाहिए ।६-७। 


ब्रह्मारं भेदऽतसाने च पादी पृञ्यौ गरो: सदा । 
` संहृत्य हस्तावध्येयं स हि ब्रह्माञ्जलिः स्मृतः ।ष 
ब्यत्यस्तपाणिना काममुपसग्रहणं गरो: । 
सब्येन सव्य! स्पृष्टन्यो दक्षिणेन तु दक्षिणः .९ 
अध्येष्माणं तु गुरुनित्यकालमतंद्रित । 
अधीष्व भो इति ब्र याद्विरामोऽस्त्विति धारयेत्‌ ।१० 
ब्रह्मण प्रणवं कुर्यादावंते च सर्वदा । 
स्रवत्यनोकतं पूवं परस्ताच्च विशीर्यते ।११ ` 
श्रयतां चापि साजेद्र यथोकार द्विजोऽहति । 
श्राक्कूलान्पपु पासीनः पवित्रश्च व पावितः।१२ 
श्राणाथम स्त्रिभिः पूठस्ततस्त्कों कारमहुति । 
३ऽकारलक्षणं चापि श्युणुष्व कुरुनन्दनः ।१३ 
अकार चात्युकार च मकारं च प्रजापति: । 
वेदक्षयात्त, निगृह्य भूभु वः स्वरतीति च ॥१४ 


@C-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


गायत्री FIRES) ब Samaj Foundation Chennai and SON ७५ 


निश्य एव तु वेदेभ्य रादंपादमदढुहत्‌ । 
तदित्यृचोऽस्याः साविश्या परमेष्ठी प्रजापति: ।१५ 
वेदाष्ययन के आरध्भ में और भन्त में सबा युए फे घरणों कौ 

पूजा पारनौ चाहिए । दोनों हाथों शो सहत करके मंध्ययत करना 
खाहिए । इस प्रकार हाथों के रखने ही फो ब्रह्मर्व््जाल कहा गया है 
।८। व्यत्पस्त हाथों वाले के द्वारा गुरु का उप संग्रहण करना चाहिए। 
सब्प के द्वारा सब्य (बाँग्रा भरण स्पर्श करना चाहिए और दाहिने हाथ 
से दक्षिय जरण मो छूना चाहिये ।९। निस्य हो प्रत्येक समय में गुर 
तन्द्रा से रहित होकर पढ़ने वाले अर्थात्‌ जिसको पढ़ने घाले अर्थात्‌ 
जिसको पढ़ाया जावे उस शिष्प से यह कहे-'पढूना आरम्भ करो ।' 
अब पढ़ना बम्द फरो नियारित करना चाहिए ।१०। ब्रह्म अर्थात्‌ वे 
के अध्ययन फे भारर्न में बीर अन्तमें सबंदा प्रणवका उच्चारण करना 
चाहिए । जो आरम्भ में, भोउमक्ुत नहों है अर्थात्‌ जिसके आरम्भ में 
प्रणव नहीं कहा जाता है पह खवित होता है मौर परस्तात्‌ में बिशोणं 
हो जाता है ।११। हे राजेख ! जिस प्रकार से हिज ओङ्कार से योग्य 
होता है उसका अवण कर खो । प्राककूलों को पयुं पासना करने वाला 
ववि्षो के द्वारा पाथित ह्यो जाता है।१२। तोन प्राणायाम के हारा पूत 
हो जाता है और फिर बहु भोंकार फे मोग्म होता है । हे कुशनसबन ? 
सब थोंकार का अवण भो अवण फरो ।१३। त्रजापति ने तीनों वेदों थे 
नाकार, उकार और मकार का संग्रह करके और “'भू:छु वः स्व: इसका 
संग्रह करते इसकी रचना को है ।१४। सीनों बेदों से परम पितामह 
परमेष्ठी प्रजापति ने इस सावित्री ऋचा फे पाद-पाद का दोहन किया 
था ।१५। व 

एतक्षरमेर्तां च जपल्व्याहृतिपूविकामु । 

संध्ययोरुभथोविप्रो वेद पुण्येन युज्यते ।१६ 

सहस्नकृत्वस्न्वभ्यस्त्र बहिरेतन्त्रिक द्विज: । 

महतोऽप्येनसो भा पात्त्वचेवाहविमुच्यत ।१७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


७६ ~ JDigitizea by Arya Samaj Foundation Chennai an ००क््षिष्ध पुराण : 


एतहर्चा विसंयुक्तः काले च क्रियया स्वया । 

विप्रक्षत्रियविड्योनिगेहंणां याति साधुषु ।१७ 

श्युणुष्वकमन!राजन्येरमं ब्राहमणो मुखस्‌ । 

३%का रपूविकास्तिस्ञो महाव्याहृतयोऽऽ्ययाः ।१६ 

त्रिपदा चेव सावित्रीं विज्ञेया ब्राह्मणो मुखय । 

योऽधीतेऽहन्यहग्येतां त्रीणि वर्षाण्यतं द्वितः ।२० 

स ब्रहम परमभ्येति वायु भूतः स्वमूतिमान्‌ । 

एकाक्षर' पर ब्रह्म प्राणायामः परंतपः ॥२१ 

इस प्रणव का और व्याहुतियों से सम्पन्न इस सायिणी छा दोनों 
सन्ध्याओं में जप करने वाला विप्र वेद पाठ के पुण्य से युक्त होता है 
।१६। इस त्रिक का एक सहस्र वार ब्राहमण अभ्यास करेफे एक मास 
में महान पाप से छूट जाता है, जिस प्रकार अपनौ कांचली से सपं छूट 
जाया करता है।१७। इसकी अर्चा से बिषयुक्त भीर समय पर क्रिया 
से रहित होने वाले ब्राहमण क्षत्रिय ओर वैश्य साधु पुरुषों से निन्दाको 
प्राप्त हुआ करते हैं १८। है राजन्‌ ! तुम एक निष्ड मन बाले होकर 
ब्रहम के परम मुथ फा श्रवण करो । जिसके पूर्व में ओंकार होता है 
ऐसा तीनों महा व्याहृतियाँ अब्यय होती हैं ।१९। लीन पदों घाली 
त्रिपदा सावित्री ब्रह्मा. का मुझ समनी चाहिए । जो इसको प्रतिदिन 
तीन वर्ष तक अतन्द्रिय होफर पहुता है बह वायुभूत याकाश फी मृति 
बाला होकर परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। एक अक्षर अर्थात्‌ ४% 
Me परब्रह्म होता है ओर प्राणायाम सबसे बड़ा तप होता 

सावित्यास्तु परं नास्ति मोनात्सत्यं विशिष्यते । 

तपः क्रिया. होमक्रिया तथा दानक्गिया नृप ।२२ 

अक्षयांताः सदा राजन्यथाह भगवानमनुः । 

अवर त्वक्षरं ज्ञे य ब्रह्मा चेव प्रजापतिः ।२३ 

विधियज्ञात्सदा राजञ्पपज्ञी बिशिष्यते । 

मानाविधेगु णोदृशः सूक्ष्माख्यातैन्‌पोत्त मः ।२४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


rnd 


साविश्रीछसाहासगर^ ५३] Samaj Foundation Chennai and Bl ७७ 


उपांशुः स्याल्लक्षगणः सासहस्रो मानसः स्मृतः । 

मे पाकज्ञाश्चात्वारो विधियज्ञ न चान्विताः ॥२५ 

सर्वे ते जपयज्ञस्य कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ । 

जपादेव तु सांसध्ेद्न्नाह्मणो नात्र संशयः।२६ 

कुर्यादन्यन्न वा कुर्यानम्र मो ब्राह्मण उच्यते । 

` पूर्वा संध्या जपस्तिष्ठेस्सावित्री मार्क दर्शनात्‌ ॥२७ 

पञ्मिमां तु समासीनः सम्यगृक्षविभावनात्‌ । 

दिनस्यादो भवेतपूर्वा शवर्यादौ तथा परः ॥२८ 

सकक्षता पना शे या अपरा सादिवाकरा । 

जपर्सिष्ठत्पराँ सऽता नेशमेनो ष्यपोहति ॥२६ 

सावित्री से पर कुछ भी नहीं है। मौन से सत्य विशिष्ट होता है। 
तप फी क्रिया, होम की क्रिया, होम करने फा कर्म और दानकी किया 
मे सव अक्षय अन्त वाले होते हैं, जैसा कि भगवान मनु ने कहा है । 
अय अक्षर जानना चाहिए ऐसा प्रजापति ब्रह्मा ने कहा है ।२२-२३। 


हे राजन्‌ | विधि यज्ञ से जप यश सदा विशेषता वाला होता है । यह 
जप यश नाना कारके गुणोददेश्यों से सूकम एवं आख्यातसे युक्त होता 
।२४। जो उपांशु जप लाख गुना होता है। जो मानस जप सहुल् गुना 
फल वाला होता है। जो चार पाक यज्ञ होते हैं वे विधि यज्ञ से युक्त 


हुआ करते हैं.।२५। ये सभी जप यज्ञ को सोलहुवीं कला से योग्य भी , 


नहीं होते । ब्राहमण जप से ही ससिद्धि को प्राप्त होता है, इसमें संशय 
नहीं है ।२६। जप यञ्च करने वासा ब्राहमण अन्य कुछ भी करे या न 
करे । ऐसा ब्राहमण मैत्र कहा जाता है जो सूयं दर्शन से पूर्वे सन्ध्या में 
सावित्री का जप करता हुआ स्थित रहा फरता हैं ।२७।पश्चिमी संध्या 
नक्षत्र बौर तारागण के दर्शन होने से पूव भली भाँति समासीन होकर 
करनी चाहिए । दिन के आदि में अर्थात्‌ सूर्योदय के पूर्व पहिले अर्थात 
प्रातः झालीन सन्ध्या करनी चाहिए ओर रात्रि होने से परा सन्ध्या 
झर्थात्‌ सायंकालींन सन्ध्योपसना फरनी चाहिए ।२८। नक्षत्रों के सहित 
होते योली परा भौर दिवाकर के सहित किये जाने बाली को अपरा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


द.“ 


छ १४२७१ by Arya Samaj Foundation Chennai and १०१ पुराण 


जाने । परा सन्ध्य का जाप करता हुआ पुरुष, जो अवस्थित होता है 
घह रात्रि में किये हुए पाप को दूर भगा देता है ।२८! 


अपरां तु ममासीनो मलं हति दिबाफतस्‌ । 

नोपतिष्ठति यः पूर्वा नोपास्ते पश्चिमां नृप ॥३० 

स शूद्रम हिष्कायें: सवं स्नाद्विजकमं गः । 

झपां समीपे नियतो नेत्यक बिधिमा सिथसः ॥३१ 
सावित्रीमष्यधयीत गत्वाऽरण्यं समा हितः। 

वेदोपकरणे राजन्स्वाध्याये चेव नैत्सके !३२ 

नात्र दोषोल्त्यनायायं होममत्रेषु वा विभो । 
'नेत्यके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसअं हि शत्स्मृतम ।१३ 
ब्रह्माहृति हुत पुण्यमनध्यायघषद्‌ कृतम । 

ऋ गेका यस्त्वक्षीतीत विधिना नियतो ढिज.।३४ 

तस्य नित्यं क्षरत्येषा पया मेध्यं घृतः मधु । 

अग्नि शु्षषणं भेक्षमधः शय्यां गुरो हितस्‌ ।१५ 
झासमाबवतनास्कृतोपनयनो विज: । 

आाचार्यपुत्रशुश्र शां ज्ञानदो धामिकः शुचि: ॥8६ 

अपरा सन्ध्या की उपासना में समासीन होने वाला पुरुष दिन के 

पश्चिगी सन्ध्पाकी उपासना नहीं किया करता है उसे एक शूद्रकी भाति 


समस्त द्विजों के कर्मों से बहिष्कृत कर देना च'हिये । जल के समीप में . 


नियत होकर जो निश्य की जाने वाली विधि से आस्थित होता है किसी 
यन में जाकर णो समाहित सावित्री का अश्यगत करता है । है राजन! 
बेद के उपकरण में भोर नेत्यिक स्वाध्याय में अताब्याय के समय सै 
भी कोई दोष नहीं होता है तथा होम में कहे जाने वाले भक्तों के 
पढ़ने में भी अनाष्याय कोई दोष नहीं हुआ. करता है । हे विभो ! 
किसो भी नित्य किये जाने वाले कमं में कोई अनाध्याय : "नहीं हुमा 
करता है । बहू ब्रह्म सभ फश गया हूँ । जो विप्र विधि पूर्वक नियत 
होकर केदल एंक ही ऋचा का अध्ययन करता है उसने अनाध्याय 


बषट्‌ कृत पुण्य ब्रद्माहुठि फा हवन कर लिया हैं । वह 
3 CC-0.Panini Kanya Maha vidyala एवह, मर्बाव्‌ श्र 


सावित्री) ब्राह्मह्मव्र Arh Samaj Foundation Chennai and eGangol ७६ 


उसको मध्य पयघृत और मधुका नित्य क्षरण किया करती है । अग्नि 
फी शुभ पा उसका भैक्ष है गोर अधः शश्या गुरुका हित होता है । 
समावतेन तक सपातिन किया हुदा द्विज णो आचायें पुत्र की शुअ,षा 
करता है बह शान देने घाला धामिक लोर शुचि ' होता है ।३०-३६। - 
शआप्त: शक्तोन्नहः साध्भु: स्वाध्यायो दश धर्मतः । 
नापृष्ट कस्यचिद्क् यान्न चान्यायेन पृच्छतः ।३७ 
जानन्नपि हि मेघावी जडवल्लोक आचरेत्‌ । 
अधर्मेण भ यः प्राहः यश्चाधर्मंण पृच्छति ।३८ 
तयारस्यतर: प्रेति विग्टेष वा निगच्छसि । 
घ॒र्माथों वत्र न स्वातां शुश्र षां चापि तहिधा। 
-.न्‌ तन्न विद्याभप्तण्या शुसंबीजमिवोपरे ।३८ 


` घिनयैष शमं कामं कतंव्य ब्रह्मवादिना । 


आपर्थपि हि थोरायां न वेत्नांमारिणे वपेत्‌ ।४० 
' चिद्या ब्राह्मणमित्माह शऐेवधिस्ते$स्म रक्ष मास्‌ । 
; “असुयकाय मा झादास्नथा स्यां बीयेबत्त मा ।४१ 
शेष सुखमुषन्तीह केचिज्ज्ञान प्रचक्षतेतु । 
तौ धारयाति वे यस्माच्छेवधिस्तेन सोच्यते ॥०२ 
आप्त (यथाथ वक्ता) शक्तोन्मह और साधु दश घमं से स्वाध्याय 


` करने योग्य होता है। बिना पूछे इए किसी से भी कुछ नहीं बोलना 


चाहिये और यबि फोई अन्याय पूर्वक पूछे तो भौ कुछ नहीं बोलना 
।३७। चो मेथावी पुरुष होता है बह सभी कुछ का ब्लान रखता है कितु 
सब जानते हुए भो उसे इस लोक में एक जड़ पुरुष की भाँति आचरण 
करना चाहिए । जो अधमे से युक्त कुछ दोलता है या जो अधमं से युक्त 
कुछ पूछता है उन दोनों में से अन्य तर नष्ट होता है अथवा विद्वोषको 
प्राप्त धोता है। जटा प्रमं और अर्थे ये दोनों कहीं होते हैं ओर उ॥ 
प्रकार झी घुश्रूषा भौ नहीं होती हैं बहा विद्या की वपन नहीं करना 
चाहिये अर्थात्‌ ऐसे व्यक्तियों को विद्या हाँ बतागो चाहिए ऐसे : पुरुषों 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. a 


घ० है by Arya Samaj Foundation Chennai and (?०सविंएम पुराण 


को विद्या का दात उसी प्रकार का होता है अंसे अच्छे वीज का उसपर 
भूमि में बोना निष्फल हुआ करता हैं।३८-३८ ब्रहमवादी पुरुष को 
अपनी विद्याको अपनेही साथ लेकर सरना चःहिए किन्तु और आपत्ति 
में भो. इस-विद्या को अयोग्य को नहीं देवे ।४७। विद्या में ब्राह्मण से 
कहा था कि मैं तेरा खजाना हूं, भेरी तू रक्षा कर, जो कोई असूया 
करने वाला हो उसे मुझें मत देना, तभी में अधिक, वीर्यं वाली होकर 
रहुंगी ।४१। शेष सुख को यहाँ कहते हैं, कुछ विद्वान ज्ञान को कहा 
करते हैं। उन दोनों को वह धारण किया करती है इसी कारण से वह 
शेढधि-इस नाम से पुकारी जाया करती है ।४२। 
यमेव तु शुचि विद्यान्नियतं ब्रहमचा'रिणस्‌। ` ` } 25 
तस्मे मां ब्रहि विधाय निथिपायाऽमादिमे ८ 
ब्रहम यत्स्वदनूज्ञातमधीयानादवाप्तुयात्‌ ।४४ 
लोकिकं वेदिक वापि तथाध्यात्मिकमेव च । 
स याति नरकं घोर' रौरवं भोमदए नम्‌ ।४५ / 
अघमात्रात्मक देह षोडशा मिति स्म्ृतस्‌ । 
आददींत यतो ज्ञानं तं पूर्वमभिवादर'त ।४६॥ 
सावित्रीसारमात्रोपि वरो विप्रः सुसंतितः । \- 
नायंत्रितरित्र वेदोऽपि सर्वाशी सर्व यिक्नयीः ।४७९ 
शय्यासनेध्याचरित श्रवसार समापिशेत्‌ । 
शय्यासवस्थशचवनं प्रत्युत्थाभिवादयेत्‌ ।५८ 
` ऊध्व प्राणा ह्यत्क्रासन्ति य॒ नः स्थाबिर मागत । 
प्रत्युग्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान्प्रतिपद्यते ॥४६ 
` तुम जिसे परम पवित्र, नियत ओर ब्रह्मसर्य धारण करने याला 
जानो, उसी पुरुष को मुझे बताता । ऐसे ही विप्र को विद्या कहती है 
कि मुझें देना चाहिए जो मुझ निधि की रक्षा.करने भाला और प्रमाद 
से रहित हो ।४३। जो ब्रह्म अनुश्ात नहीं है उसे जो अधीयान पुरुष 


ही उससे प्राप्त करे ।४४ लौकिक अथवा वैदिक और आध्यात्मिक 
c CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


i द्र हि © ये Arya Samaj Foundation Chennai and eGangoty] 
सावित्री भोस ^° { 


' ज्ञान भी ऐसे ही अधीपान ज्ञाता हे प्राप्त करना चाहिये । अन्यथा ऐसा 
पुरुष अति भयानक दिखाई देने वाले और घोर रौरव नरक में जाया 
` करता है।४५। यह अणुमात्र स्वरूप देह षोडशाधं कहा गयाहे । जिससे 
-श्ञान की प्राप्ति करे उसको पहिले अभिवादन अर्थात्‌ प्रणाम करना 
चाहिए !४६। केवल सावित्रौ के सार को जानने वाला सुगन्धित रहने 
वाला विप श्रेष्ठ होता है ! जो मजीभाति यन्त्रित नहीं है वह चाहे 
तीनों वेदों का शाता भो क्यों म हों, सब कुछ का अशन करने वाला 
ओर सबक्ता चिक्य करने वाले के समान माना जाता है ।४७। शय्या 
मौर आसन पर श्रेष्ठ पुरुष के साथ कभी नहीं बैठना चाहिए । शय्या 
आर आसन पर रिषत हो शो भी उससे तुरन्त उठ कर ऐसे शर ष्ठ पुरुष 
उको अभित्रादन करना चाहिए ।४८।. जब कोई स्थाविर अर्यात्‌ वय और 
१ ज्ञाने में हृद पुरुष आता है तो उसके सामने आते ही युवक के प्राण 
कपोर की शोर क्रमण फरने लगते हैं। जब वह उन्हें देखकर प्रत्युत्यान 


और छुभिवीदन करता है ८भी इन दोनों के पश्चात्‌ उस उब्बें क्रमण 
करनें केले प्राणो को यथा प्थान प्राप्त किया करता है ।४९। 


अभिवादनशीलस्य नित्यं मृद्धोपसेविनः। 

, « चत्वा रि समयग्वधेते आयुः प्रज्ञा यशो बलम्‌ ।५० 
अभिवादपरो विप्रो ज्यायंसभिवाद्य त्‌ । 

* असौ नामामस्मीति स्वनाम परिकीतंयेत्‌ ।५१ 
नामधेयस्य ये केचिदभिब'दं न . जानते | 
ताम्प्राज्ञोऽहमिति ब्र या रिस्श्रयः सर्वास्तर्थेव च ।५२ 
भोः शब्दं कोतेयेद ते स्वस्थ नाभ्नोशिवादने । 
नाम्नः स्वरूपभावो हि भो भावःऋ षिभिः स्मृतः।५३ 
आयुष्मान्भव सौम्येति वाच्यौविप्रोऽभिवादने । 
अकारश्चाश्य नात्नोऽते वाच्यः पूर्वाक्षरः प्लुतः ।५४ 
यो .न वेत्त्यभिवादस्य विप्र: प्रत्यभिवादिनस्‌ । 


नाभिवाह सः निदु, परप यू ह % ५६ 


भविष्य पुराण 


परे bigitizea by Arya Samaj Foundation Chennai Ute ne 
अभिवादे कृते यस्तु न करोत्यसिवादनस्‌ । 
आशीवां कुरुशादूल संयाति नरकं ध्रूवस्‌ ॥५६ 
जो नित्य ही अपने से बड़ों के लिए अभिवादन करने के स्वभाव 
रखने वाला होता है ओर सदा बड़ोंकी सेवा-शुश्रूषा करने वाला रहतां 
है उसके आयु, प्रज्ञा, यश और बलये चार बढ़ा करते है।५०। जो विप्र 
अभिवादन करने में परायण हो उसे अपने से वड़ोंका अभिवादन करना 
चाहिए और अभिवादन करने के समय में अमुक नाम वाला में हूँ जो 
कि आपको प्रणाम कर रहा हूँ, इस तरह से अपने नाम का .उच्चारण 
करना चाहिए ।११। जो कोई अभिवादन करने वाले के नाम को नहीं 
जानते हैं उनके आगे मैं.प्रा्ञ हुँ, ऐसा ही बोलना चाहिए । इसी प्रकार 
से समस्त स्त्रियों को भी करना चाहिए ।५२। अपने नामका के अभि- 
वादन में अन्त 'भी'--इस शब्द का उच्चारण करना चाहिए । ऋषियों 
ने भी भाव को नाम का स्वरूप भाव कहा है।५३। 'हें सोम्य, आयुष्माच्‌ 
भव! अर्थात्‌ तू बड़ी आयु वाला. हो ऐसा अभिवादन में ब्राह्मण को 
बोलना चाहिए । इसके नाम के अन्त में अकार बोलना चाहिए भोर 
पूर्व का अक्षर प्लुत स्वर वाला करना चाहिए ।५४। जो ब्राह्मण अभि- 
वादन का प्रत्यभिवादन करना नहीं जानता है ऐसे के लिए विद्वान्‌पुरुष 
को कभी भी अभिवादन-नहीं करना चाहिए, क्ष्योंकि वह तो जैसा एक 
` श॒द्र होता है वैसा ही हुआ करता है।५५। अभिवादन करने पर जो 
अभिवादन नहीं किया करता है गथवा आशीर्वाद के वचन नहीं कहता 


है, हे कुरुशादू ल | वह पुरुष निश्चय ही नरक में जाया करता है ।४६| 


अंभीति भगवान्विष्णुर्वादयामीति शङ्कुरः। 
द्वावेव पूजितो तेन यः करोत्यभिवादनस्‌ ।५७ 
ब्राहमण कुशलं पृच्छेतक्षत्रवेणृुमनासयस्‌ । 

वेइयं क्षेमं समागम्य शूद्रमारोग्यमेवत ।५८ 

न वाच्य़ो दीक्षितो नाम्ना यवीयानपि यो भवत्‌ । 
भो भरहपूस माले इति. खा ोअी त, 0१९ 


225४ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सावित्री माहात्म्य ] [ ५३. 


परपत्नी तु या राजान्नसंबद्वा तु योनितः । 
` वक्तव्या भवतीत्येवं भगिनीति च ।६० 
पितृव्यान्मातुलान्तङछवशुरानृत्विजो गुरुन्‌ । 
अमावहमिति ब्र वापत्रत्युत्थाय जघन्यजः ।६१ 
सातृष्वसा मातुलामो श्वश्च रथ पितृष्वसा । 
संपूज्या पत्नीं च समास्ता गूरु भार्यया ।६२ 
ज्येष्ठ श्रातुर्या भार्या सवर्णाहन्यहन्यापि । 
पूजयन्प्रयतो विद्रा याति विष्णु सदो नृप ॥६३ 
“ अभिवादन शब्द में 'अभि'-यह भगवान्‌ विष्णु का स्वरूप हैं और 
“आक्याभि'-यह शंकर कः स्वरूप होता है । उसने इन दोनों का 
पूजन कर लिया है जो कि अभिवादन क्रिया करता है ।५७। ब्राहमणसे 
मिलने पर कुशल पछना चाहिए । जो क्षत्रियहो उसमें अनाभय ही पूछे 
भौर वैश्य से क्षेम तथा समागम करके शूद्र से केवल आरोग्य ही पूछना 
चाहिए ।५८। जो दीक्षित हो चाहे वह अपने से छोटा ही हो उसे नाम 
लेकर नहीं बुलाना या बोलना चाहिए । उससे भो भवत्‌ पूर्वकत्व के 
द्वारा बोलना चाहिए ऐसा स्वायम्शुव ने कहा है ।१९। हे राजन्‌! जो 
` कोई दूसरे को पत्नी और थोनिस से सम्वद्धन हो उससे-भवति, सुभगे 
और भगिनी--इस प्रकार के शब्दों द्वारा सम्बोधित करके ही बोलना 
चाहिए ।६०। जो पितृब्य हों अर्थात्‌ पिता के भाई चाचा, ताळ हों, 
सातुल हों श्वशुर हों ऋर्िज हों ओर गुरु हों उनके सामने उठाकर 
यह मैं हुं-ऐसा छोटे को बोलना चाहिए ।६१। मातृष्वसा (मौसी), मा- | 
तुलानी (मामी) श्वश्च, (साउ अर्थात्‌ पत्नीकी माता),पितृष्वसा (भुआ) 
` और गुरुपत्नी ये सव गुरु की :भाय के तुल्यही पूज्य होती हैं ।६२।अपने 
बड़े भाई की जो भार्या और सवण भार्या ही उसका प्रतिदिन प्रयत 
'होकर पूजन करने वाला विप्र विष्णु लोक की जाया करता है ।६३। 
प्रवासादेत्य संपूज्या ज्ञातिसवधि योषितः। 


पितुर्या भूगितों राजून्म|तुइचापि विशापते ६४, . 


> - A 
८४ ] ॥. भवष्यं पुराण 
५ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आत्मनो भगिनी या च ज्येष्ठा कुरुकुलौहृह । 
सदा स्वमातृबद्धत्तिष्ठेदभारतोत्तम ।६५ 
गरीयसी ततत्ताभ्यो माता ज्ञे या नराधिप । 
पुत्रमित्रभा गिनेया द्रष्टव्या ह्यात्मना समाः ।६६ 
'दशाब्दाख्यं पौरसंख्यं पंचाब्दाज्यं कलाभृताम्‌ । 
अब्दपूर्व श्रोत्रियाणां स्वपेनापि स्वयोनिषु (६७ 
` ब्राहमणं दशवषं च शतवर्षं च भूमितस्‌। 
- पितापुत्री विजानीयाद्‌ ब्राहमणस्तु तयोः पिता ।६८ 
इत्येव क्षत्रिय वेश्यापि पितामहः । 
प्रपितामहश्च शद्रस्य प्रोक्तो विभ्रो मनीषिभिः ।६९ 
` वित्तं बंधुवयः कमं विद्या भवति पंचमी । 
- एतानि मान्यस्थानानि गदीयो यद्यदृत्तरम ॥७० 
हे विर्शांपते ! जब कोई प्रवास में वापिस आवे तो उसे ज्ञाति से 
सम्बन्ध रने वाली स्त्रियों का पूजन करना चाहिए। जो पिता की 
भगिनी 'हों उसका ओर माता का भी पूजन करे । हे भारतोत्तम | 
अपनी बड़ी बहिन के साथ सवदा माता फे तुल्य व्यवहार करे. । हे 
` नराधिप | उन सबसे बड़ी माता को जाने। पुत्र, मित्र और भाणितेयों 
को, सदा अपनी ही आतमा के समान देखे । पौरसख्य दश वर्ष के नाम. 
वाला होता है, जो कलामृत होते हैं उनका पंचाव्दाख्य .संख्य होता है, 
श्रोश्रियों के एक वषं पहिला. संख्या होता है और अपनी 'योनियों में 


: स्वल्प समय से ही संख्य हुआ करता है । ब्राहमण दस वर्ष की अवस्था | 


वाला हो ओर क्षत्रिय राजा चाहे सो वर्ष की उम्र वाला ही क्यों न हो 
ये दोनों पिता और पुत्रके समान जानने चाहिए । उन दोनोंमें ब्राहमण 


पिता के तुल्य होता है ! इसी प्रकार से क्षत्रिय वैश्य कॉ पतिके समान . 
होता है! मनीषियों ने दिप्रको शद्रका पितामह ओर प्रपितामह बताया . 


है । घन, त्रन्धूता, अवस्था,कमं और पांचवी विद्या ये मान्यताके स्थान 
हुआ करते हैं । इनमें जो उत्तर है वही अधिक मान्यताका स्थान माना 
जाता हैँ IR EARHanini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


सावित्री मि्पहित्म्फ/ Aya Samaj Foundation Chennai and कन दश 


पंचानां तरिषुवर्गषु भूयांसि गुणवंति.च । 

यस्य स्युः सोऽत्र मानाहंः शूद्रोपि दशर्मो गतः ।७१ 

चक्रिणो दशमीस्थस्य रोगिणो भारिणः स्त्रिया: । 

स्नातकस्य तु रात्रएच पंथा वरस्य च ।७२ 

एषां समागमे यात पूज्यौ स्नातकपाथिवो । 

` आध्यां समागमे राजन्स्नातको नुपमानभाक ७३ 

अध्यापयेद्यस्तु कृत्वोपनयनं द्विजः । 

सरहस्यं संकल्प च वेदं भारतसत्तम । 

तमाचाय महाबाहो प्रवदन्ति मनीषिणः ॥७४ 

एकदेश.तु वेदस्य वेदांगांन्यपि वा पुनः। 

योव्यापगति वत्त्यथंमुपध्याय: स उच्यते ।७५ 

निषेकादिनि कार्याणि यः करोति नृपोत्तम । 

मध्यपयति चान्येन स विप्रो गुसृज्यते ।७६ 

अग्न्याधेयं पाकयज्ञानरिनिष्टोमादिकान्मखान्‌ । 

यः करोति वृत्तो यस्य स तस्यत्विग्रिहोच्यते ॥७७ 

तीनों वर्णी में पांवों के बहुत से ग॒ण वाले होते हैं । जिसको भी 

ये होते हैं वह यहाँ लोक में भान के योग्य होता है । दशमो फो प्राप्त 
हुआ शूद्र भी मान के योग्य है ।७१। मागे में तब जा रहे हो तो चङ्ग 
को, दशमीस्य को, रोगी को, भार वहन करने वाले को, स्थी को, 
स्तातक को, राजा को और वरको मार्ग छोड़ देना चाहिए अर्थात्‌ जाने 
के लिए मागं पहिले दे देना चाहिए । हे तःत! इन सबके समागत होये 
षर स्तानक और पूजने के योग्य हुआ करते हैं । इन दोनो के समागम 
होने पर है राजन्‌ | संनातक राजा के मान का भाजन होता हैं । हे 


' भरत सत्तम! जो “ब्राह्मण शिष्य का उपनयन संस्कार करके उसे 
रहस्य और कल्प के सहित वेद का अध्यापक किया' करता है, है 


महाबाहो ! मनीषी लोग उसको आचायं कहा करते हैं। जो वेद का 
एक भाग अथवा वेद के अङ्ग को वृत्ति के प्राप्त करने फे लिए पढ़ायां 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


. खद 4 | 


` करता है'थंहपोध्यीवे भिसे भहता है॥'हयोसिभे०%'ो नियेक 
आदि कार्यो को करता है और किसी अन्य के द्वारा अध्यापन कराताहुँ 
वह गु कहा जाता है अग्नाषेय पाप-यज्ञ और आण्निहोप्र "आदि मखों 
का जिसका वृत्त होकर जो कियां करता है वह उसका यहाँ पर 
श्रुस्विक कहा जाता है ।७२-७७ा र 
य आवृणोत्यावितथं ब्रह्मणा भ्रवणाबुभो । 
य माता स पिता ज्ञेयस्तं न द्र ह्य त्कथंचन ।७८ 
उपाध्याया दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता । 
सहस्र ण पितुर्माता गोरवेणातिरिभ्यते ।७९ 
` उत्पादकब्रहमगात्रोगरीयान्ब्रहमदः पिता । 
ब्रहमजन्म हि विप्रस्य प्र त्य चेह च शाश्बतस्‌ ।८० ` 
' कामान्माता पिताचेनं यदुत्पादयतो. मिथ: । 
संमूर्ति तस्य तां विद्याद्यद्योनावभिजायते ।८१ 
आचार्यस्तस्य तां जाति विधिक दपारगः । 
उत्पायति साविव्या सा सत्या साः्लरामरा: ।५२ 
उपाध्यायमादितः कृत्वा ये कथितास्तव । 
महागुरुमंहाबाती सर्शेमाधिकः स्मृतः ॥८३ 
जो दोनों कानों को ब्रह्मा के द्वारा सस्य को आवृत करता है बहु 


माता मौर पिता जानना चाहिए और इससे किसी भी भाँति द्रोह नहीं . 
करना चाहिए ।७५। दश उपाध्यायों के समान एक आचारयंओर सौ : 


आचार्यो के तुल्व एक पिता तथा एक सहस्न पिताओं के सभान माता 
गौरव में अधिक होती हे ।७६। उत्पादक अर्थात उत्पन्न करने वाला 
ओर ब्राहमण का ब्रह्म जन्म यहाँ भौर मर कर शाश्वत रहा करता है 


।८०। माता और पिता परस्पर काम से अर्थात्‌ काम वासना से इनकी' 
उत्पन्न किया करते हैं उसकी सांभूति अर्थात्‌ उत्पत्ति को जो कि यीनि | 


में होती है, जाने ।८१। वेद का पारगामी आचार्य उत्तकी विधि पूर्वक 
इस जाति को उत्पन्न किया करता है जो कि सावित्री के द्वारा. की 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Fh SN SONS ७ 424: नये 42223: 4:*% ६८55-८७ <->ब 32 अ 7 


is Si 


सावित्री अघहएमप्र ^] Samaj Foundation Chennai and eGangotf. ८७ ` 


. जाती हैं वह जाबि सत्य है बर अजर तथा अमर होती है ८२। 
उपाध्याय से आज्ञा लेकर जो भी कायं किए जाते हैं वे सब पूज्य होते, 
. हैं । यह तुमको बतला दिया गया है। हे महाबाहो ! जो महाग्रु होता 
है वह इन सबसे अधिक कहा गया है।८३। 

गृहेषु येषां कतंव्यं याञ्छ गुष्व नृपोत्तमा । 

स्यकमंसु रता ते वे तथा वेदेषु ये रताः 

यज्ञ षु चापि राजेन्द्र श्द्धासमािताः ।८४ 

ब्रह्मचार्याहरेदमेक्षं गृहेभ्यः प्रयतोन्त्रहम्‌ । 

गुरो कुले न भिक्षेत स्वज्ञातिकुलबन्ध्रुषु ।८५ 

अलाभे त्वन्यगोत्राणां पूर्व विवर्जयेत्‌ । 
सवं चापि चरेद्ग्रामं पूर्वोक्तानामसंभवः । 
. अत्यवर्जे महावाहो भगवा न्विभुः ।८५६ 

वाचं निगम्य प्रयतस्त्वरिंन शस्त्र च वर्जयेत्‌ । 

चातुवेण्यंण्ये चरेभेक्ष सयाभे | कुरुनन्दन ।८७ 

भारादाहत्य समिधः सन्निदध्याद्गृहोपरि । 

„सायंप्रातस्तु जुहुयात्ताभरग्निमत्‌ दितः।८८ | 

भेक्षचरणक्ृन्या न तमरिनि समिध्य वे । 

अनातुरः सप्तरात्रमवकोणिन्रतंच रेत्‌ !८२ 

वतन चास्य भक्षेण प्रवदन्ति मनीषिणः । 

तस्माद्भक्षेण वे नित्य नेकान्नादी भवेद्व्रतो ।2० 

भक्षण व्रतिनो सृत्तिरपवाससमा । 

देवत्ये बृतवद्राजपित्र्ये कर्मण्ययषितत्‌ 

काममभ्यथितोऽश्नीयाद्व्रतमस्य न लुप्यते ८१ 


हे नृपोत्तम! अब यह बताते हूँ कि किन लोगों के घरों में भिक्षा 
चरण करे । तुम इसे श्रवण करो । उनके घरों में भिक्षा की याचना 


करनी चाहिए जो अपने क्रमों में रति रखने याले तथा वेदों में जो रत 
रहा करते हैं। हे राजन्द्र.जो यज्ञादि करनेमें प्रम रखने वाले पुरुष हूँ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


छल | ३ , शण पटी 
तथा णो ब्रह्मे, उठे हैं, हही आतिहिन,बचारी 
को प्रयत होकर भैक्ष करना चाहिए ।८४-८४५। गुर के कुज में तथा 


` मपनी.जाति कुल और बन्धुओं में भिक्षाचरण करना चाहिए। जब . 
अन्य गोत्र बालों के महाँ से इसका लाभ न हो तो क्रम से पूर्व-पूर्व का 
वर्णन करना चाहिए ।८६! हे रहाबाहो ! ऊपर बताये गये व्यक्तियोंके 


-सम्भव न होने पर सम्पूर्ण ग्राम में भिक्षाचरण करे किन्तु ग्राम में जो - 
अन्त्यज हों उनका त्यागकर देना चाहिए, ऐसा भगवान विधु ने आदेश . 


दिया है।८७। हे कुरुनन्दन, बाणी का नियमन करके प्रयत होते हु 
अग्नि और शस्त्र को त्याग देवे। जब लाभ न हो तो चारों वर्णो के 


यहा भक्ष कर लेना चाहिए ।८७। समीप से समिधाये लाकर गृह के 
ऊपर रख देवे फिर उन समिधाओं से तन्द्रा रहित होकर सायंकाल 


आर प्रातःकाल हवन करना चाहिए ।८८। भिक्षाचरण और उस अग्नि 
का.हवन न करके स्वस्थता को दशा में सात रात्रि तक अवकीर्णि ब्रत 


करना चाहिए । राणावस्था में कोई प्रायश्वित्त नहीं होता है ।८६। 
मनीषीगण शिक्षा से इस ब्रह्मचारी के वतंत्र के विषय में कहते हैं कि 


भक्ष से एक ही, अन्न को खाने वाला ब्रती होता है।६०। भिक्षा के द्वारा 
जो ब्रती की वृत्ति होती है बह उपवास के तुल्य ही कही गई है । यैवत्य 
कमं में और पित्र्य कमं से ब्रत की भांति तथा ऋषि की तरह यदि _ 
अभ्यर्थना द्वारा बुलाया गया हो तो इच्छा पूवंक भोजन करे । यह भी 
ब्रत के ही. तुल्य माना जाता है ! इससे ब्रह्मचारी के ब्रतका . लोप 
नहीं होता हे ।ठ५! 
` ब्राह्मणस्य महावाहो कमं यत्समुदाहृतम्‌ । 
राजन्यवश्ययोन तत्पण्डितः कुरुनन्दन । 5२ 
चोदितो तापि गुरुणा नित्यमेव हि । 
कुर्यादध्य ने योगमाचायंस्य हितेष च ।६३ 
बुद्धीन्द्रियाणि मनसा शरीरं वाचमेव हि 
नियम्य प्रांजलिस्तिष्ठिद्वीक्षमाणो गुरोमुखस्‌ ।३४ 
निस्यमुद्घृतपाणिः स्यात्साध्वाचारस्तु संयतः । 
आस्यता चोक्त सन्तासीताभिमुखं गुरोः ॥६५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


शाधित्री काट्ठास्ट्य?) Aya Samaj Foundation Chennai and eGangbiri द्द 


बस्त्रतेषैस्तथान्नेस्तु हीनः स्यावग्रुसन्निौ । 

उत्तिष्ठेत्प्रथमं चास्य जघन्यं चापि संविशेत्‌ ।३६ 

प्रतिश्रवणसंभाषे तल्पस्थो न समाचरेत्‌ । 

न चासौचो न भुङ्जानो न ति्न्त पराङ मुखः ।८७ 

आसीनस्य स्थितः कुर्यादभिगच्छञ्च तिष्ठतः । 

्रत्युद्गन्ता तु ब्रजपः मश्चाद्धावंश्च धावतः ।६८ 

पराङ, मुखस्याभिमुख दूरस्थस्येत्य चान्तिकस्‌ । 

नमस्कृत्य शयानस्य निदेशे तिष्ठे सवेदा ॥४६ 

हे महाबाहो ! ब्राह्मण का जो कमे कहा है, वह पंडितों ने क्षत्रिय 
ओर वैश्य को नहीं कहा है ९९! प्रेरित किया गया हो या गुदके द्वारा 
प्रेरणा नहींकी गई हो नित्यही अध्ययनभें योग करे और अपने आचायें 
में हितों में योग दे ।६३। जञानेन्द्रियों को मन से नियन्त्रित करके तथा 
अपने शरीर और वाणी की नियतन करके गुद के सुख को देखता हुआ 
प्राञ्जलि होकर अवस्थित होना चाहिए ।१४। नित्य ही'उद्घूत पाणि 
होकर रहे, साधु आचार याला और संयत रहे । जब यह कहा जावे कि 
बैठ जाओ तो गुरु कें मुख के सामने ही बैठ जाना चाहिए ।६५। अपने 
गुरु की सन्निधि में अर्थात्‌ समीप में वस्त्र बेषों से भोर अन्नों से _ वीन 
हो कर रहना चाहिए । जब अपने गुद उठे तो इनसे पहिले ही स्वय 


. उठ जाना चाहिए तथा गुद से नीचे के स्थान में सदा बेठना चाहिए 
।९६। गुरु की बातका प्रतिश्रवण तथा उनके साथ सम्भाधण तल्प पर 


बेठे हुए कभी नहीं करना चाहिए । बेठे हुए, भोजन करते हुए ओर 
पराडः मुख होकर भी गुरु फी बात का श्रवण या उनके साथ भाषण न 
करे । जब गुरु बैठ जावे दो स्वयं भी स्थित हो जावे,वे चलें तो चलना 


चाहिए और स्थित होवें हो स्वयं भी स्थित हो जावे.! जब गुद गमन 
करें तो स्वयं प्रतियमन करने वाला हो जावे ओर वे .दोंड़ें तो उनके 
पीछे दोइ़ लगानी चाहिए ।2७-६९। यदि गुरु पराङ मुख हो तो उनके 
अभिमुख हो जाना चाहिए यदि गुरु दूर, मे स्थित हों तो उनके समौप 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


IE i . {भविष्य पुराण 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri wt 


आकर नमस्कार करे और शयन करते हो तो उनके निदेश भें सदा 
रहना चाहिए ।६३। 

नीचं शय्यासनं चास्य सवेदा गुरुसन्निधौ । 

गुरोश्च चक्षु विषये न यथेष्ठामनो भवेद्र ।१०० 

नाचोच्चारणमेवास्य परोक्षमपि सुब्रत । 

न चेनमनु कुर्वीत गतिभाषणचेष्टितेः ।१०१ 

परीवादस्तथा निन्दा गुरोयेत्र प्रवतंते । 

कर्णो तत्र पिधातव्यो गन्तव्यं वा ततोऽन्यतः ।१०२ 

परीवादाद्रासभः स्यात्सारभेयस्तु निन्दकः । 

परिभोक्ता कृमिर्भवति कीटो भवति मत्सरी ।१०३ 

दूरस्थो नाचयेदेनं क्रुधो नान्तिके स्त्रिया: । 

यानासनगतो राजन्तबरुह्यभिवादयेत्‌ ।१०४ 

प्रतिकूले समाने तु नासीत्‌ गरणा सह । 

अश्युण्वंति गुरो राजन्न किंदचदपि कोतँयेत्‌ ॥१०५ ` 
` अपने गुरु की सन्तिधि में सवंदा इसका अर्थांत शिष्य फा शय्या- 

- सन. नीचा ही होना चाहिए । गुर के चक्षु के विषय में अर्थात्‌ इष्टि - 

जहाँ तक जाती हो वहां तक अपनी इच्छा के अनुसार आसन वाला 
नहीं हो । हे सुव्रत ! परीक्षा में भी गुरु के नाम का उच्चारण नहीं 


करना चाहिए । गुरु की गति, भाषण और चेष्टा का कभी अनुकरण . 
. नहीं करना चाहिए । तात्पर्यं यह है कि उनकी गत्यादि की नकल नहीं 


करे गुरु का परिवाद या.निन्दा जहाँ पर कोई भी करता हो बह! उसे 
नहीं सुने और अपने दोनों कानों को बन्द कर लेवे अथवा उस स्थान 


का त्याग करके दूसरे स्यान पर चले जाना चाहिए । गुरु के परिवादसे 
रासभ (गधा) को योनि मिला करती है । जो गुरु की निन्दा करने 


वाला कुत्ता होता है । गरुके भाग का परिभोग करने वाला कृमि होता. 
है ओर जो गुरु का मत्सरी होता है वह कीट हुआ करता है। जब दूर _ 
: में स्थित होवे तो गुरुका अघेन न करे । क्रुद्ध अवस्था में रहने बाला 
और स्त्री के समीप स्थित भी गुरु अचंन न करे । किसी यान में स्थित 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


8६6 


स्त्री शुभे लैक्षण/१ Spal Foundation Chennai and 807५०५ चर्‌ 


तथा आसन पर बैठा हुआ भी गुरु का अचेन न करे । हे राजद | रुक- 
कर गुरुका अभिवादन करंना चाहिए प्रतिकूल ओर समान आसन पर 
कभी भी गुरु के साथ नहीं बैठे | जब गुरु धवण महीं कर रहे हों तो 


` कुछ भी नहीं कहता चाहिए ।१००-१०५। 


इत्येवः कथितो घमं प्रथमं ब्रह्मचारिणः । 

गुहुस्थस्यापि राजेन्द्र श्ुणू धर्मसशेषतः।१०६ 

काले प्राप्यं व्रतं विप्र ऋतुयोगेन भारत । 

प्रलापयम्व्रतं याति ब्रहमसालोक्यतां विभो ।१०७ 

सदोपनयनप्रशस्तं बसते बाह्मणस्य तु । 

क्षत्रियस्य ततो ग्रीऽमे प्रशस्त मनुरन्नवीत्‌ ।१०८ 

प्राप्ते शरदि वेश्यध्य सदोपनयनं परस्‌ । 

इत्येष त्रिविध: काल: कथितो व्रतयोजने ॥१०६ 

अब तक पहिले ब्रह्माचारी के धर्मोको वता दिया. गयाहै हे राजेन्द्र! . 
शब गृहस्थ के समस्त धर्मों का पालन करो ।१०६। हे भारत ! ब्राह्मण 
समय पर ब्रत की प्राप्ति कर ऋतु के योग से ब्रत का प्रलापन करता 
हुआ ब्रह्म की सालोक्यता को प्राप्त होता है।१०७ा ब्राह्मण का उप- 
यन संस्कार सदा बसन्त में ही प्रशस्त होता है | मनु महर्षि ने क्षत्रिय 
का उपतयन ग्रीष्म में अच्छा बतलाया हैं । शरद ऋतु के प्राप्त होने 
पर वैश्य का उपनयन संस्कार श्रेष्ठ होता है । इस प्रकार से यह प्रत 
के योजन में तीत प्रकार का काल कहा गया है ।१०८-१०६। ै 


कन आया 


स्त्री शुभाशुभ लक्षण 
षट्‌ त्रिशदाब्दिच॑ चर्यं गुरौ त्रेवेदिक ब्रतस्‌ । 
तदधिकं पादिकं वा ग्रहर्णांतिकमेंव च (१ 
` ` वेदानधोत्य वदौ वा वेदं वापि नृपोत्तस्‌ । 
अविप्लुतबुह्मचर्यों गुहस्थाधममावसेत्‌ ।२ ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


, चर ] Digitized by Arya Samaj Foundation नपा fd र्ध पुराण 
तं प्रतीतं स्वधमंण बृहमदायहरं हितुः। 
स्रग्विणं तल्प आसीनमहं येत्प्रथमं गदा ।३ 
गुरुणा समनुज्ञानः समादृत्तो यथाविधि । 
- उद्वहेत द्विजो भार्या सवर्णा लक्षणान्वितास्‌ ।४ 
लक्षणं द्विजशादू ल स्त्रोणां बद सहामुने । 
कोहशालक्षणसयुक्ता कन्या स्यात्सुखदानृप।१ 
यदुक्त बृह्मणा पूर्व स्त्रीलक्षणसनुत्तभस्‌ ।. 
' श्र यसे सर्व लोकानां शुभाशुभ फलप्रदम्‌ ।६ 
'तत्ते वच्मि महाबाहो श्ृणुष्वेकमना नुप । 
झतेन येन जानीषे कस्यां शोभनशक्षणास्‌ ॥७ ` 
इस अध्याय में स्त्रियों के शुभ अशुभ लक्षणों का निरूपण किया 
है । सुमन्तु महषि ने कहा--गुरु के समीप छत्तोस वषं तक प्रैवेदिक 
ब्रत का आचरण करे | इसमें आधा अथवा चौथाई ग्रहणान्तिक' करे हे 
नृपोत्तम । तीनों वेदों को, दो वेदों को अथवा. एक वेद का अध्ययन 


` करके अखण्डित ब्रहमचयं वाला पुरुष फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे । 
पिता के ब्रह्मदाय के हरने वाले और अपने धमं से पुर्णतथा प्रतीति 


बाले उस गुरु को, जो कि सरक घारण करने वाले, तल्प आसीन हैं, 


सबसे पहले गो के द्वारा सर्मावत करे । गुरु के द्वारा आज्ञा प्राप्त कर : 
विधि पूर्गक समावत्त न करे ओर समावृत होकर ब्राहमण फो चाहिए 


कि सबं सुलक्षणों से-युक्त -सवणे भार्या के साथ विवाह करे। राजा 
शतनीक ने कहा--है द्विजशादु ल | हे महामुने |! आपने कहा है कि 
शुभ लक्षणों वाली भार्या बनाने सो आप सित्रयों के लक्षणों से युक्त 
,कन्या गाहुस्थ्य में सुख देने वाली होती है।;सुमन्तु ने कहा -ब्रह्माजी 
ने पहिले स्त्रियों के उत्तम लक्षण जो बताए हूँ: जा कि शुभ और अशुभ 
फलों के देने वाले होते है, उन्हें समस्त लोकों के कल्याण के लिए अब 

` अ तुमको वताता हूँ । हे नृप | तुम अव एक मत होकर उनका श्रवण | 
करो । जिनके सुनने से अच्छे लक्षण वाली कन्या. का तुमको ज्ञान हो 
'जाएग। ।१ ४। ME 

र CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्त्री शुभाशुभ लक्षण }. 


सुखासीनं सुरक्ष छमभिगम्य महर्षयः । 

पप्रच्छुलक्षण स्त्रीणां यत्पृष्टोऽहं त्वयाधुना ।= 

प्रणम्य शिरसा देवमिदं वचनमत्र वन्‌ । 

भगवन्त्र हि नः सवं लक्षणमुत्तमम्‌।& 

श्रेयसे सवं लोकानां शुभाशुभफलप्रदम्‌ । 

प्रशस्तामप्रशस्तां च जानीमो येन कन्यकाम्‌ ॥१० 

तेषां तद्वचनं श्रूत्वा विरिः्वो वाकयमबूवीत्‌ । 

भ्र.णुध्वं द्िजशाद ल वच्मि गुष्मास्वशेषतः।११ 

प्रतिष्ठिततलौ सम्यग्रक्तांभोजसमप्रभौ । 

इहशी चरणौ धन्यौ योषितां भोगवर्धना ।१२ 

करालेरति निर्मासे ख्क्षौरधं शिरान्वितैः। . 

दारिद्रयं दुंभंगत्वं च प्राप्नुवंवति न संशयः ।१३ 

म गुल्यः सहतावृत्ता: स्निग्धाः सूक्ष्मनखास्तथा । 

कु्वत्यत्यंतमैश्वर्थं राजभावं च योषितः ॥१४ 

एक वार समस्त महधियों ने सुख पूवक बैठे हुए सुंरों में थेष्ठ 
ब्ृराजी के पास जाकर इसी भाँति स्त्रियों के लक्षण पूछे वे जैसा कि 


तुमने इस समय मुझमें पूछा है । ऋषियों ने ब्रह्माजी को शिरसे प्रणाम 
करके यह वचन कहे ये । हे भगवन्‌ आप स्त्रि यों के समस्त उत्तम लक्षण 


कृपाकर इसमें बताने का कष्ट करें । आप शुभ ओर अशुभ फलोंके देने 
वाले समस्त स्त्रियोंके लक्षण बताइए । इससे समस्त लोकों का कल्याण 
होगा । इससे इम सबको यहु ज्ञान हो जाएगा कि कोन से लक्षणोंबाली 
कन्था प्रशस्त होती है और किन लक्षणों से युक्त कन्या अप्रशस्त हुआ 
करती हैं? उन महर्षियों के इस वचन को सुनकर ब्रहम।जी ते कहा- 
हे ठिजशादू लो । आप सब सुनिए, मैं आप लोगों को सभी बतलाता 
हुँ । जिन स्त्रियों के पैरों के तले प्रति ष्ठि हों और रक्त कमल के समान 


लाल प्रशा वाले होते हैं ऐसी स्त्रियों के चरण धन्य हुआ करते हैं और 
भोग के बढ़ाने वाले होते हैं । कराल, माँस रहित, रूखे ओर अधं 


शिरा से युक्त,वर॒णों हालो सिंतर्या दरिद्रा ओर दुर्भाग्य की प्राप्ति 


anya Maha Vidyalaya Collection. 


igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and, (भि tri 
८ [ भविष्य पुराण 


हुआ करती है--इसमें तनिक भी संशय नहीं है--जिसकी अगलिया 
संहिताबृता हो अर्थात;एक दूसरेस सटी हुई हों, स्निग्ध और बहुत सूत्रा 
नख वाली हों वे स्त्रियाँ अत्यन्त ऐश्वयं और राजभाव को प्राप्त किया 
करती है ।७-१४। 

ह्वस्वाः सुजीवितं हस्वा विरला वित्तहानये । 

दारिद्र यः मूलमत्वासु प्र ष्यं च पथृलासु 'ब ।१४ 

परस्पर समारुढ़ स्तनुभिवृत्त पवंभि: । 

बहुनपि पतीन्हत्वा दासी भवति बे हिजा: ।१६ 

अ गुष्ठोन्नतपर्वाणस्तु नाग्राः कोमलान्विता! । 

रत्नकांचनलाभाय विपरीता विपत्तथे।१७- 

सुभगत्वं नखे: स्निरध राता म्र श्र धनाढ्यता । 

पुत्रा: स्युरुन्नतेरेभिः सुसूकषमेचापि राजता ।१८ 

पांडुरे: रफुटितै ख्क्षर्पीसंघू ग्र स्तथा खरेः। 

निःस्वता स्त्रीणां पीतेश्चाभक्ष्यभक्षणःस्‌ ।१६ 

गुल्फाः स्निग्धाश्च वृत्ताश्च समारूर्दा रास्तंथा । 

यदि स्युन्‌ पुराःदध्युर्बाध्चवाद्यं समाप्युपु: ।२० 

अशिराः शरकांडाभः सुबृत्ताल्पतन्‌रु हाः । 

जंघा कुर्वति सौभाग्य यानं च रुजयाजिभिः॥२१ 

जो हस्व अर्थात्‌ बहुत छोटी होतीहै वे भुजीविध को किया करती 
है और विरली ह्वस्व वित्तकी हानि करने वाजी हुआ करती हैं,अग्राओं 
भें दारिद्रय मूल होता है और-पृथुल होती है उनमें प्रष्य होता है।१५ 
. परस्पर में समारूढ़ तनु बृक्त पन्नों से युक्त जो. स्त्रियाँ होती हैं वे बहुत 
से पतियों का हनन करने वाली हुआ करती ६ ! १६। जिनके अ गृष्ठ में 
उन्नत पबे. हो और अग्र भाग उन्नतहो तथा फोलान्ति हो. वे रत्न बौर 
सुवणं के लाभ करने वाली स्त्रियाँ होती है। इसके विपरीत जिनके 
लक्षण होते हूँ वे विपत्ति करने वाली होतीहैँ '१७। स्त्रियाँ अपने स्निग्ध 
नखों के द्वारा शुभगत्वको सूचित किया करतं! हैं । स्निग्ध और थोड़े से 
ताञ्रबणं वाले लखूनों, वे, धवाढूअता। को अक्ष, कठजो-ै॥. इनसे उन्नत 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सभी शुभाशुभ लक्षण ] [ ६४ 


होने से पुत्र होते हैं और सुसूक्ष्म होने से राजता प्रकट होती है । १६। 
पाण्डुर, स्फुटित; क्ष, नील, धूम्र तथा खर नखों से स्त्रियां निस्वता 


- अर्थात्‌ निर्भनता बतलाती हैं तया'पोत नखोंसे अभक्ष्य पदार्थों के भक्षण 


करने की सूचना देती है ।१६। जिनके गुल्फ स्निग्ध, वृत और समाढ़ 
शिरा वाले होते हैं तो वे नूपुरों को धारण किया करती हैं और बान्घव 
आदिके द्वारा उन्हें प्राप्त करना चाहिए । विना शिराओं वालो शर- 
कान्व को आभा वाली सुवृत्त भौर थोड़े तनरूहों वाली जंधायें स्त्रियों 
कै सौभाग्य को किया करती हैं तथा हाथी ओर घोड़े वाले यान को . 
भी प्राप्त करने की सूचना दिया करती है ।२०-२१। 
` किलश्यते रोम जंघा स्त्री भ्रमत्युडमपिडिका। 
` काकजंघा पति हन्ति वाचाटा कपिला च या ।२२ 

जानुभिश्चेव मार्जारसिहजान्वनुकारिभिः । _ 

श्रियमाप्यसुभग्यत्व प्राप्नुवन्ति सुतास्तथा ।२३ 

घटाभैरध्वगा नायों निर्मासेः कुलटाः स्त्रियः । 

शिरालेरपि हिल्ला स्युविश्लिष्टेधेनवाजिताः ।२४ 

कत्यं तकुटिले रूक्षेः स्फुटिताग्न गु प्रभः । 

अनेंकजेस्तथा रोग केश श्चापि तथाविधेः (२५ 

अत्यन्तपिगला नारी विषतुल्येति निश्चितम्‌ । 

सप्ताहाभ्यन्तरे पापा पति हन्यान्त संशयः ।२६ 

हस्यिपस्ततिभैदृत्तै रभमेः करभोपमेः। 

प्राप्तुवत्यरुभि; शश्वत्स्त्रयः सुखमनगजस्‌ ।२७ 

दौर्भाग्यं बढ़ मासश्च बन्धन रामशोरुभिः। 

तनुभिवं धमित्याहुमंध्यच्छिद्र ष्वनीशता ॥२८ 

जिस स्त्री के जांघ पर रोम होते हैं वह स्त्री क्लेशित हुआ करती 
है । जिसकी पिडकायें उद्धत होती है वह स्त्री भ्रमण किया करती है । 
जिसकी कोंए की सी जाँघें. होती है तथा वहुत वाचाल (बोलने बाली) - 


` कपिला होही:हं बढ़ हि, हि शिश करती ह. मार्जार नी 


vei by Arya Samaj Foundation Chennai and [भीष्य पुराण १ 


सिंह के जानुओं के अनुकरण करने बाले जिसके जानु (घुटने) होतेहैं वह 
स्त्री श्री की प्राप्ति कर सोभाग्य को प्राप्ति किया करती हैं और सुतों 
को प्राप्त करती हैं।२२-२३। घट की आभा वाले जानुओं से युक्त स्त्री 
मार्ग गामिनी हुआ करती है । जिनके घुटने निर्माण होते हैं वे कुलटा , 
स्त्रियां होती हैं । शिराओं से भी हिक्ष होती हैं और विश्लिष्टों से घन . 
, घजित हुआ करती है।२४। अत्यन्त कुटिल रखे, स्फुटित अग्र भाग 
वाले, गुड़ के तुल्य प्रभा वाले और अनेक स्थानों पर अत्यन्त रोमों से 
तथा उसी प्रकार के केशों से अत्यन्त पिंगला स्त्री निश्चित रूप से विष 
के समान त्याज्य हुआ करती है । ऐसी पापिणी स्त्री एक ही सप्ताह के 
अन्दर अपने पति कां हनन कर देती है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं हैं 
।२५-२६। हाथी के सूंड के समान वृत्त और कदलीके तुल्य आभा वाले 
करम की भाँति गुरओों से स्त्रियां काम से उत्पन्न मुख को प्राप्त . किया 
करतो हैं ।२७। वद्ध मासः से दुर्भाग्य ओर रोम शोरुओं से बन्धन तथा 
तनुओं से मध कहा गया है एवं मध्य छिद्रों से अनीशता होती है ।२५। 
अरोमको भगो यस्याः समः सुश्लिष्टसंस्थितः। 
अपि नीचकुलात्यन्ना राजपत्नी भयःयसो ।२६ 
तिलपुष्पनिभो यश्च यदग्न. खुरसंन्निभिः । 
द्वावप्येतो परप्र ष्य कुर्वाति च दरित्र्तास्‌ ।३० 
उलूखलनिभः शोक मरणं ब्रिब्ृतानलंः । ` 
विरूपेः पृतिनिर्मासिगेजसन्निभरोमिः ! 
दोः शील्यं दुभंगत्व च दारिद्रधमधिगच्छति ।३१ 
कपित्थफलसंकाशः पीनो बलिवजियः। ५ 
स्फोतः प्रशस्यते स्त्रीणां निन्दतश्चान्यथा द्विजाः।३२ | 
कुब्जमद्रोणिक पृष्ठ रोमशं यदि योषितः । | 
स्वप्नांत्तरे सुख तस्या नास्ति हन्यात्यात च सा ।३३ 
विपुल: सुकुमारेशच कृक्षिभिः सुबहुप्रजा} । 
मण्ड्ककक्षियीला्ेतखळासं भ्रव-पसुप्रत्ते 40३ ४ 


स्त्री हे शुभाशुभ्र-पक्षण,...] Samaj Foundation Chennai and es ८७ 
उन्नतैदे लिभवेन्ध्या: सुवृत्तै: कुलटाः स्त्रियः । 
जारकमंरतास्ताः स्युः प्रत्रज्यां च समाप्नुयुः ॥३५ 
हे विज! सळ्या के बण के समान सुन्दर तथा सूक्ष्म रोमों से युक्त 

और पृथू स्त्रियों के जघन रति के सौख्य के करने वाले प्रशंसनीय होते | 

हैं जिसका भग रोम रहित, सम और सुश्लिष्ट संस्थित होताहैँ वह स्त्री 
भले ही नीच कुल में क्यों न उत्पन्न हुई हो यह निश्चित राज पत्नी 
होती है।२४। जो भग सिल पुरुष के सग हों ओर यदि अग्नभाग में खुर 

के तुल्य हो तो ये दोमों पर प्रेष्य एवं दरिद्रता को किया करतेहे १३०] 

उलूखल के समान रोगों से शोक निवृताननो से भरण सौर विरूप तथा 

पृतिनिर्मास हाथी के तुल्य रोगों से दुःशीलता दुर्भाग्य और दरिद्रता को 
प्राप्त होती है ।३१। हे द्विज वर्ग | कपित्य फे फल के तुल्य पीन स्थूल 

बालियों से रहित ओर स्फीत स्त्रियोका प्रशंसनीय होता है ओर इ 


विपरीत निन्दित कहा गया है ।३२। यदि स्त्रियों का से 
बाला कुब्ज और अद्रोणिक होता है तो उसका सुख स्तरप्नान्तर में गहीं 


होता है तथा वह स्त्री पति का हनन किया करती है।३३। विपुल और 
सुकुमार फुक्षिरों से युक्त स्त्री सुन्दर बहुतसौ सन्तानों को उत्पन्न करने 
बाली होती है और जो स्त्री मण्डूक के समास कुक्षि वाली होती है। 
वह निश्‍चित रूप से राजा को जन्म देने वाली होती है ।३४॥ जिसकी 
बलियां उन्नत होती हैं वह वन्ध्या स्त्री होती है तथा सुवृत बलियों 
वाली कुलटा होती हैं। ऐसी स्त्रियाँ जार के कमं में रत रहा करती हैं 
अथवा प्रब्रज्या को प्राप्त हो जाती हे अर्थात्‌ घर का त्याग कर बाहिर 
निकल जाया फरती है ।३४। : ५ 

उन्नता च नतेः क्षुद्राः विषमविषमाशया । 

आंयुरैशव्यसंपन्ना अनिता हृदये: समेः।३६ 

सुवृत्तसुन्तत पीनमदूरोन्ततमायतस्‌। , 

स्तनयुग्निदं यस्तमतो$न्यद तुखा वहस्‌ ।३७ 

उन्नतिः प्रथमे गर्भे ढयोरेवास्य भूयसी । 

वामे दुःजायते कन्या दक्षिण तु भवेत्सुत: !३८ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


री NM 
ध्द है| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai an ००भक्िष्ग पुराण 

दीर्घ तु चूचुके यस्या सा स्त्रीं धूर्ता रतिप्रिया । 

सुवृत्त तु पुनर्थस्या द्वेष्टि सा पुरुष सदा ।३३ 

स्तने: सर्पफणाकारे: इवजिह्वाक्ृतिभिस्तथा । 

दारिद्रयमध्षिगच्छन्ति स्त्रियः पुरुषचेष्टिताः । 

अवष्टब्धघटींतुल्या भवन्ति हि तथा ढविजाः ।४० 

.हिसा भवति वक्रेण दोः शील्यं रोमशेन तु.। 

निमासिन तु वेध्यं विस्तीर्णं कलहप्रिया ।४१ 

चतस्रो रक्तगम्भीरा रेखाः स्निग्धा: करे स्त्रिया: । 

यदि स्युः सुखमाप्नोति विच्छिस्नाभिरनीशता ॥४२ 

नसों से उन्नत और क्षुद्र तथा विषयोंमें विषम आशय वाली होती 
है। जिस वनिता के हृदय सम होते हैं वह आयु और ऐश्वर्थ-से सम्पन्न 
हुआ करती है ।३६। सुवृत्त अर्थात्‌ गोलाकार वाला उन्नत अर्थात्‌ उठा 
- हुआ, पोन (स्थूल) ओर अदूरोन्मत स्तन युग्म जिस नारी का होता है 
` बह प्रशस्त अर्थात्‌ बहुत ही अच्छा होता है तथा इसके विपरीत जो 
होता. है वह सुख देने वाला नहीं होता है ।३७। जिस नारी के प्रथम 
गर्म में दोनों में एक की अधिक उन्नति होती है उसके वाझ स्तन में 
क चाई होने से कन्या भोर दाहिने में उन्नति होने पर पुत्र उत्पन्न हुआ 
करता है ।३८। जिस स्त्री के स्तनों के चूचुक अर्थात्‌ कुचों के अग्रभाग 
की घूण्डी बहुत दीघं होते हैं. बह स्त्री बहुत ही धूतं और रति से प्रेम 
करने बाली हुआ करती हैं । जिस नारी के चूचुक सुवृत होते हैं वह | 


सदा पुरुष से द्वेष करने वाली होती है ।३९। जिस नारी के स्तन सपं 
के फन जैसे आकार वाले हैं तथा कुत्ता कौ जिहत्रा के समान आकृति : 


` बाले हुआ करते हैं वे स्त्रियां पुरुषों की चेष्टा रखने वाली दरिद्रता को 
प्राप्त किया. करती है ओर अवष्टब्ध घटी के समान हुआ करती हैं . 


।४०। जिसका वक्षः स्थल वक्र होता है वह वित्न अर्थात्‌ हिसा करने 
करने वाली होती है, जिसफा रोमों से युक्त दक्ष होता है बहु नारी 
दुःशीलता वाली होती हैं और जिसका वक्षस्थल निमांस अर्थात्‌ विना 
मांस वाला होताहै । बह विधवापन भोगने वाली होती है तथा जिसका 
वक्ष विस्तीणं होता है वह कलह से प्रेम करने वासी हुआ करतो हैं 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


स्त्री झुक RY a shal Foundation Chennai and eGangotri [ द्दे - 


॥४१। जिस नारी के हाथ में रक्त से गम्भीर और स्निर चार रेखायें 
होती हैं वह परम सुख को प्राप्त किया करती है ।४२। 

रेखाः कनिष्ठिकामूलाद्यस्याः प्राप्ताः प्रदेशिनीस । 

शतमायुभं वेत्तस्यास्त्रयाणेमुन्नतो क्रमात्‌ ।४३ 

सवृत्ताः समपर्वाणस्तीक्षणाग्राः कोमलत्वचः । 

समाह्य गुलयो यस्थाः सा नारी भोगवधिनी ।४४ 

बन्धुजीवरुणे स्तुङ्ग नंखेरेशवर्यमाप्नुयात्‌ । 

खरवंकेविवर्णाभः श्वेतप्रीतेरनीशता ४१ 

रक्तेमूं दुभिर एवर्यं निश्छिद्रांगुलिभिद्विजा: । 

स्फुटितेविषमै रूक्षेः क्लेशं पाणिभिराप्नुयुः ।४६ 

_ समरेखा यथा यासाम्‌ाँगुष्टांगुलिपवंशः । 

'तासां हि विपुलं सौख्यं धनं धान्य तथाऽक्षयच्‌ ।४७ 

मणि बन्धोऽव्यवच्धिन्नो रेखात्रयविभू षितः । 

ददाति न चिरादेव भोगमायूस्तथाक्षयम्‌ ॥४८ 

जिस स्त्री की रेखायें कनिष्ठिका अं गुलि के मूलसे लेकर प्रदेशिनी 
झ'गुलि तक प्राप्त होती हैं उस स्त्री क्री सौ वषं की आयु करती है 
किन्तु तीनों रेखाओं की उन्नति क्रम से होनी चाहिए ।४३। संबृत्त और 
समान पर्वो वाली तथा लिनके अग्रभाग तीण हों ओर कोमल त्वचा 
वाली हों ऐसी समान आगुलिया जिस स्त्रो की होती हैं वह भोगों को . 

' बड़ाने चाली होती हैं।५४। बन्धू. के समान अरुण, तुझ नखों से. 

युक्त अगुलियों से नारी ऐश्वर्य क प्राप्त कियो करती है। खर, चक्र, 
विवरणं भाभा वाले सथा. शत एवं पीत नखोंसे युक्त नारी अवीणता को 


: प्राप्त किया करती है ।४४। रक्त, मृदू (कोमल) ओर बिना छेद वाली 
अ'गुलियों वाले हाथोंसे युक्त स्त्रिपाँ ऐश्वय प्राप्त करती है और जिनके 


हाथ स्फुटित हों, विषम कौर हे होते हैं वे फ्लेश प्राप्त फरतीहै ।४६। 
समात रेखा वालेयन जिनके अंगूठे और मगुलियों के पर्वीमें हुआ करते 
हैं उन नारियों का बहुत सुख, भन; धान्य अक्षय होता है ।४७ 


‘CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१ ०5 ] Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai | "इक 


पुराण 


, जिनका मणिवन्थ अवच्छिन्न और तीनों रेखाओं से भूषित हुमा करता 
हैं वे घहुत काल तक भोग, आयु, अक्षय, रूप से नहीं होती है ।३८। - 
तृतीयाकल्पविधिवर्णंन 
पतिव्रता पतिप्राणा पतिशुश्र षणे रता । 
एवं विधायि यां प्रोक्ता शुचिः सुशोभना सती ।१ 
सोपवासा तृतीयां तु लवणं परिवर्जयेत्‌ । 
सा ग्रहणाति च वे भवत्या ब्रतमामरणाँतिकस्‌ ॥२ . 
गोरोददाति संतुष्टा रूप सौभाग्यमेव च । 
लावण्यं ललित हृथ श्य।ष्यं पुसा मनोरमम ।३ 
पुसी मनोरमा नारी भर्ता नार्या भनोरमः। 
गौरीव्रतेन भवति राजल्लवणवजंनात्‌ ॥४ . 
इदं व्रतं प्रति विभ धर्म राजस्य श्ुण्वतः । 
उमया घ पुरा प्रोक्त यद्वाक्यं तान्निबोध में ।५ 
मया व्रताभिदं सृष्टं सोभाग्य करणं नृणास्‌ । 
मत्ये तु नियता नारी ब्रतमेतच्चरिष्यति। 
सह भर्त्ता समोदेतं यथा भर्त्ता हरो मम ।६ 
याच कन्या न भर्त्ताक विदते शोभना सती । 
सा त्विदोव्रतमुहिश्य भवेदक्षारभोजना । 
` मच्चिता मम्मनाः कुर्यास्मदृभक्ता मत्परिग्रहा ॥७ 


` इस अध्याय में तृतीय कल्प विधि फा बर्णन किया जाता है। 
घसुमतु महि ने कहा--जो स्त्री पतिब्रता अर्थात्‌ एकमात्र पति के 
_ सेवाराधन के क्रत वाली हो, पति प्राणा अर्थात्‌ अपने पति को प्राणों 
कीं भांति समझने वाली हो और पति की सेवा में रति रखने वाली है 
इस प्रकार की जो पवित्र और संशोभना होती है बह संती कही गई है 
ऐसी स्त्री भी उपवास युक्त होती हुई तृतीया के दिन लक्षण का त्याग 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तृतीथाकल्पविध्चिवणंम्‌ ]. [ १०१ 


कर देभे और वह मरण पयंन्त इस ब्रत का भक्तिपूर्वक ग्रहण किया 
करती है । उस स्त्री से भगवती गोरी परम सन्तुष्ट एवं प्रसन्न होती है 
ओर उसे फिर वह रूप, सौभाग्य, लावण्य जोकि पुरुषों को ललित,हृद्य 
श्लाघ्य और मनोरम होती है, दिया करती है ।३। है राजन्‌ ! ब्रत के 
` दिन उस लवण के त्याग कर देने से पुरुष को मनोरमा स्त्री मौर स्त्री 
को मन रमाने वाला पुरुष इस गोरी के ब्रत से होता है ।४। हे विप्रो ! 
इस ब्रतके विषय में पहिले श्रवण करने वाले धर्मराज से भगवती उमा 
देवी ने. जो वाकम कहे थे उन्हें कृपा कर मुझसे गुनिए ।५। उमा ने कहा 
था कि यह ब्रत मनुष्यों के सोभाग्य का करने वालो सुजित किया है। 
अपने मानव में नियत रहने बाली नारी इस ब्रत को किया करेगी और 
चे नारियाँ अपने स्वामी के साथ आनन्द का लाभ किया करेंगी जैसाकि 
मेरे स्वामी शिव हैं ओर मैं उनके साण सुदित रहती हुँ ।६। जो कन्या 
परम शोधन ओर सती अपना कोई समुचित स्वामी नहीं प्राप्त करती 


है वह कन्या इस ब्रत को करके विना क्षर वाले भोजन करने वाली . 
रहा करती है । मुझमें चित्त लगाने धाली और मुझमें ही मन रखने 


`चाली मेरी परम भक्त और सेरे परिग्रह वाली हीकर उसे यह ब्रत 
फरना चाहिए ।७। Ct 
गोरी संस्थाप्य सोवर्णो गन्धालंकार भूषितास । . 
“वस्त्रालंक्रारसवीतां पुष्पमंडलमंडितास्‌ ।८ 
लवणं गुडं घृतं रलं देव्ये शक्त्या निवेदयेत्‌ । 
कट्खण्डं जीरकं च पत्रशाकं च भारत ।९ ` 
गुडघृष्टांस्तथापूपान्खडवेष्ठाँस्तथा नृप । 
ब्राह्मणे ब्रतसंपन्ने प्रदद्यात्सुबहुध्‌ ते ।१० 
शुक्लपक्षे सदा देया यथा शक्त्या हिरण्मयी । | 
धनहीने तु भक्त्या च मधुदुक्षमयी नृप ।११ ` 
अर्च्या नित्यं संनिधानात्तत्र गौपी न संशय । 
अक्षारलवणं रात्रौ भुक्ते च सुवायता ।१२ 


C-0.Panini (ओर a Maha हो री मि 88... Collection 


; र म 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०२ ) [ भविष्य पुराण , 


गोरी सन्निहिता नित्यं भूमौ प्रस्यरशायिनी।. 

, एवं नियमंयुक्तस्य देव्या यत्समुदाहृतम्‌ ।१३ 
तच्छुणु महावाहो कथ्यमानं महाफलम्‌ । 
भर्तार तु लभेत्कन्या गं बांछति मभोनुगस्‌ ।१४ 
सुचिर' सह वे क्रोडयित्वा इव सा । 
सन्तति च प्रतिष्ठाप्य सप तेरंव गच्छति ॥१४ 


सुवणं से निमित गोरीकी स्थापना करके उसे गन्ध तथा अलंकारो 

से विभूषितकरे ओर वस्त्र एवं आभूषणोंसे सङ्गीत बनाकर पुष्प मण्डल 

से मण्डित करना चाहिए ।८। लवण, गुड़, धृत, तेल अपनी शक्ति के 

. ` ` अनुसार देवी के लिए निषेदित करे । हे भारत ! कदुखण्ड, जीरा ओर 

पत्रशाक उसे रामपित करना चाहिए '६। गुड्से घृत अथवा खांडसे घृष्ट 

पुओं को भली भाँति यहुश्ूत एवं प्रत सम्पन्न ब्राह्मण को हे नूप | दान 

` देना चाहिए ।१०। शुक्ल पक्ष में अपनी शक्ति के अनुतार सबंदा हिर- 
-ण्मयी को दान करना चाहिए । यदि धनहीन हो भक्ति सहित मधुषुक्ष ` 

मयी दान करना चाहिए ।१२। वहाँ सन्निधान से नित्य ही. गौरी की 

पूजा करनी चाहिए इसमें कोई भी संशय नहीं है रात्रि करती. अक्षार 

` . लवण अर्यात्‌ क्षार और लवण से रहित भोजन जो कि करती हैं भोर 

सुवाग्यता रखतो हैं, जो भूमि में प्रस्तरों पर शयन किया करती है 

उसके नित्य ही गौरी सन्निहित रहती है । इस प्रकार 'से देवी करे 

- नियमों से युक्त ब्रत का जो फल कहा गया है हे महाबाहो .उस मेरे 

द्वारा कहे जाने वाले महाफल का तुम श्रवण करो । इस नियम से 

समन्वित अ्चतोपवास फरने वाली कन्या अपने-मन के अनुकूल जिस 

` स्वामी को चाहती है उसे ही वह प्राप्त किया करती । इस संसार में 

बहु अपने स्वामी के साथ चिरकाल तब आनन्दोपमोग करके भोर 

अपनी सन्तान को प्रतिष्ठित करके अन्त में उसी के साथ स्वगे लोक 


की प्राष्ति किया करती, है,।$ __ की प्राप्ति दिया वती, | 405 0/0,6/ 0000:600. याचाच Collection. 


¬ रा ााााााारााायााााााारायाार्््वलष्रर््च्यणयाकालणसारयत 


Digitized by Arya Samaj 700॥080॥ ‘Chennai and eGangotri 
बतुर्यीकल्पवणंनम्‌ ] [ १०३ 


चतुर्थोकल्पबशानस्‌ 
चतुर्थ्या तु सदा राजन्निराहारब्रतास्वितः। 
दत्वा तिलान्न विप्रस्य स्वयंभुक्ते तिलौदनम्‌ ।१ 
वर्षे इयेंसमा तहि ब्रतस्य तु यदा भवेत्‌ । 
विनायकस्तस्य हृष्ट ददाति फलमी हितम्‌ ।२ 
याति भाग्यनिवाम हि क्रीडते बिभवेः सह । 
इह चागत्य पुष्यान्ते दिव्यो दिव्यवनुर्यशः ।३ 
मतिमान्धृतिमान्वाग्मी भारयवान्कामकारवात्‌ । 
असाध्याव्यपि साद्ध्वेह क्षणादेव महांत्यपि ।४ 
हस्त्वश्चरथसम्पन्न पत्नीपुत्रजट्टायवात्‌। 
राजा भवति दीर्घायु सप्त जन्मान्य सौ नप: । 
एतद्दाति सन्तुष्टा विघ्नहर्ता विनायकः ॥५ `= डक 
इस अध्याय में चतुर्थी ब्रत के कल्प का मणेन किया जाता है! .. 
सुमन्तु ऋषि ने कहा हे राजसु | चतुर्थी तिथिके दिन सदा जो निराहार, 
हकर ब्रत से युक्त होता है वह ब्राह्मण को तिलो से युक्त अन्त्रा. . ७ :- 
दान करके स्वयं ही तिल ओर ओदन का भोजन किया करता है “इस 
प्रकार के ब्रत की समाप्ति दो वर्ष में करे जव यह ब्रत पूणं समाप्त 


हो जाता है तब भगवान्‌ विनायक इस पर सन्तुष्ट हो जाते हैं ओर 
जो भी अभोष्ट फल होता है । उसे प्रदान करते हैं ।२-२। बह ब्रत करने 


साला भाग्य के निवास को प्राप्त होता हे ओर वैभवों के साथ आनन्द 
फी क्रीड़ा करता है। यहाँ संसार में जन्म लेकर इस महापुण्य के अन्त 
हो आने पर दिवव शरीर धारी ओर दिव्य यश वाला होता है ।३। वह 
मतिमान्‌, घृति वाला, वाग्मी, भाग्य वाला, कामकार वाला होता तथा 
जो कुछ असाध्य भी कायं होते हैं ऑर महान्‌ क्राय होते हैं उन्हें क्षण - 
मात्र में साध्य कर लेता है ।४। चतुर्थी क ब्रत करने वाला हाथो, घोडे 
और रथी से सम्पन्न हो जाता है तथा पत्नी और पुत्रों 


____ फी सहायता ले. इनि 0 यका सहायता लेः युक्त होता, है. ह ३. है नुम ! बह्‌ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१०४ ] HI [ भविव्य पुराण 


- सात जन्म पर्यन्त दीर्घायु और राजा होता हैं ।, समस्त. विध्नों के हनन 
फरने काले भगवान्‌ विनायक परम सन्तुष्ट यह सभी कुछ उसे दिया . 

करते हैं ।५। ; 

.. विघ्न: कस्य कृतस्तेन येन विष्तविनायक:ः । 


ततद्वदस्व विघ्नेशविघ्नकारणमद्य भे ।६ 
कोमारे लक्षणे पु सा स्त्रीं च सु कृते कृते । 
बिष्नं चकार विघ्नेशो गांगेप्रस्य जिनायक: ।७ 
तन्तु विघ्नं दिवित्वासो का तिकेयो रुषान्वितः । 
उत्क्रृष्यं दंत॑ तस्यास्याद्वर्लु च सम द्यतः ।८ 
निवार्यापृच्चहे वेशे रोषः कार्यं कृतस्त्वया । 
लं चाचख्यो स पित्रे वेकृतं परुषलक्षणस्‌ । 
तत्र विघ्तकृते मह्यम योशितान च लक्षणम्‌ ।& 
अथोवाच महादेवा प्रहसन्त्स्वसुतं किलः। , ` 
ता ईक लक्षणं पुत्रः पश्यसे त्वं वदस्वमे ।१० 
8 वमू करे तुस्यं कपाल ढ्विजलक्षितस्‌ । 
ads चूंगरेंण संस्थाप्यं कपाली तेन 'रोच्यसे । जत 
पहल तल्जक्षणमादाय समुद्र प्राक्षिपारषा ११. | 
~ऽ -<क्षंथं देवसमाजं बे प्रवृत्त ब्रह्मरुद्रयों:। 
अहं ज्यायानह ज्यायान्वियादोऽभूतयोद्व योः । 
तव सम्भूत्यभिज्ञोऽस्ति मां वेद न कञ्चन ॥१२ 
राजा शतानीक ने कहा--उसने किस का विघ्न किया था जिससे 
चह विघ्तों के विनायक हुए विध्नों के स्वामी के विघ्नोंके इस कारण 
को आप कृपाकर मुझे बतलाइए ।६। पुरुषों के लिए कौमार में तथा 
, स्त्रियों के. सुक्त करने में विनायक विघ्नेश से गाङ्गेय का विध्न किया 
, था ।७। स्वामी कातिकेय ने उस यिघ्नको जानकर क्रोध से युक्त होकर | 
उसके दात को उखाइकर उन्को मारने के लिए वह उद्यत हो गये 
थे ।८। उस समय देवेश ने कातिकेय का.निवरण किया और उनले 
पूछा कि तुने) पेच्रा फयो मिसः है १०, अपने पिता से 


क्त. 
‘as 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
चतुर्थी कल्पवणंभ्‌ ] [ १०५ 
कहा कि इसने पुरुष के लक्षण से विस्तृत कर दिया है। उस विचत के 
करने पर मुझे योषिता हो गई है और पुरुष लक्षण नहीं है ।६। इसके 
अनन्तर महादेव ने हँसते हुए अपने पुत्र से कहा-हे पुत्र | तुम मुझे 
बताओ 4 क्या लक्षण देख रहे हो ?।१०। तब कार्तिकेय ने फहा- : 
आपके हाथमें द्विज का लक्षित कपाल है जो कि अविचार से संस्थापित 


है। इसीलिए आप 'कपालो--इस नाम से कहे जाया करते हैं, उन्होंने 
. उस लक्ष को लेकर क्रोधसे समुद्र में फेंक दिया'था ।११। इसके अनन्तर 
देवों के समाज फे प्रवृत्त होने पर उन तीनों ब्रह्मा और रुद्र में बड़ा 
बिवाद हो गया था । दोनों आप आपको कहते थे कि मैं बड़ा 


हँ । तुम्हारी सम्भूति (उत्पत्ति) का अभिन्न है । मुझे तो कोई नहीं 
जानतां था ।१२। 


एवं शिवेऽति ब्रुवति ब्रह्मणः पञ्चमं शिरः । 
मुक्ताट्टहासं प्रोवान तवामहं वेदिता भव ।१३ 
एवं ब्रवतु रूहे ण ब्राह्म हयशिरो महत्‌ > ; 
नखाग्नेण निकृतं च मस्येव च करे रि 
करस्थेनैव तेतासारगच्छद्यत्र वेहरि: । 
तपस्तेपे तदा मेरो तेत्रासो भगवान्वशी । 
,कृते हयाशिरे तस्मिन्स्थानात्तस्मात्त ब्रह्मण 
रोषाद्विनिः यृतस्त्वस्यं: पुरुषः इवेतकुण्डली ।१६ 
कवची सशिरस्कंक्र सशंरः सशरासनः। ` 
. अनिदेश्यवतुः ्रगवीं कि करोमि स चान्नवीत्‌ ।१७ 
अथोंवाच रुषा ब्रह्मा हन्यतां स दुम तिः । 
स॒ तु मागण रुद्रस्य आगच्छद्रोषती दू तस ।१5 
रुद्रोपि विष्णुतेजोभिः प्रविष्टः स त्वधिष्ठितः । 
` स प्रविद्य तदापश्यत्तंपं तं चोत्तमं तपः 
हुरी नारायण देवं वेकुण्ठमपराजितस्‌ ।१4 
हरं दृष्ट्वा सम्प्राप्त कायं चास्य विचित्य च। 


उकळ भूकित हेड । ललित लेक २० 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


१०६ ] [भविष्य पुराण 


स विभेद महातेजा शलेन तं हरः ॥२१ | 
इस प्रकार शिव फे बोलने पर ब्रह्मा का जो पांचवा शिर था वह 
बड़ा भारी अट्टहास करते हुए वोला--हे भव ! तुमको मैं जानता हूँ 
।१२। इस प्रकार से बोलने वाले ब्रह्मा के महान हय शिर फो सद्र ने. 
अपने नख के अग्रभाग से कुतर लियां और बह फिर उनके ही हाथ में 
स्थित है।१३। उस काटे हुए शिर को हाथ में लिए हुए ही यह वहां 
' चले गंए जहाँ हरि थे। उस समय वहाँ पर मेरु पर्व से इन यशो भग- : 
वान ने तपस्या की थी ।१४। उस हय शिर के कट जाने पर उस ब्रह्मा 
के स्थान से रोष से एफ अन्य श्वेत कुण्डली वाला पुदष निकला था । 
।१% वह पुरुष कवचधारी, शिर के सहित, शर से युक्त, धनुष लिए 
हुए, अनिदेश्य शरीर घाला तथा माला धारण किए.हुए था और उसने 
कहा -- क्या करू ? ।१६। इसके पश्चात ब्रह्माजी ने क्रोध से कहा-उस 
नव दुष्ट बुद्धि,वाले को मार दो । वह रुद्र के भागं से शीघ्र क्रोध में आया 
. धन्या Fs भी विष्णु के तेज से प्रविष्ट था । वह अधिष्ठित हो गया । 
क प्रवेश करके उनको उत्तम त्रप करते हुए देखा । हर ने नारा 
“यण देव-की-ओर अपराजित बैकुण्ठ को देखा ।१७-१५। समाप्त हर 
` - देखकर'ओर इसके कार्य का विचार करके देव शृली से बोले कि मेरी 
भुजां को शूल से काट दो ।१८। उस गहान तेजस्वी हर गे उस भुजा 
को शूल से भिन्न कर दिया था ।२१। 
शल भेदादसृक्चोष्गं जगामावृत्य रोदसी । 
विनिवृत्य तत: पञ्चात्कपालं निपपात ह ।२२ 
असुक्कपाले पतितं प्रदेशिन्या व्यवद्ध यत्‌ । 
यदा हि विनिवृत्तिः पुवादुदेतस्य रुधिर प्रति ।२३ 
तदा तु व्यसृजतोगं कृत्वा वारुणीं तनुम्‌ । 
तोये प्रवृत्त ऽसृन्भते कपाल यत्र सच्छिरः।२४ 
कपाले तु प्रदेशिन्या रुब्रोऽसा रुधिरेऽसृजत्‌ । 
भामुक्तकबळं क्त र्ककु पडा खिचं, बरस १२५००. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चतुर्थीकल्पवर्णनग्‌ ] [ १०७ 


अथोबपि. भवं कि करोमीति मानद | 

असावपि ससर्जाथ शवेतकुण्डलिनं नरम्‌ ।२६ 

ताबुभौ समयुध्येतां छनुभ्रवरधारिणौ | 

-यथा राजन्बलीयांरी कु जकेतु युगत्त्यये ।२७ 

तयोस्त युध्यतोरेद सवतश्चाधिकौ गतः । 

न च इश्यतं विजय एकस्यापि तदा तयोः ॥२८ 

शूल के द्वारा भेदन करने से उसका रक्‍त इस रोदसी को आवृतकर 


, ऊपर की और चलः गया पा ओर वहाँ से वापिस होकर कपाल में 
गिर पड़ा ।२३। कपाल से पतित रकत को ग्रदेशिनी में विवधित किया 
' या । जव देव को रुद्धि के प्रति विनिवृति हो गई तव वारुणी तनु फर 
के जल को छोड़ा था । कपास.में असृग्सूत (रक्तस्वरूप) तीयके प्रबूत 
होने पर जहाँ कि महू शिए था, कपाल में प्रदेशिनी के द्वारा इस रद 
चे रुधिर में सुजन किया था। जिसका सृजन किया था यह नर आडु , 
कवच और रक्त कुण्डलों यासा तथा रक्‍त वर्ण का चा २३-२५ इसके 
पश्चात वह भवदेव से.बोझा--हे मानव ! मैं बया करू? इसके अतु- 

सार इसने भी श्वेत कुण्डली नर कां सूजन क्रिया था ।२६। वे दोनों 

धनुप्प्रबरधार युगात्यय बलवान कुछ केतु की भाँति युद्ध करने लगे । 

।२७ा इस प्रकार से उन दोनों के युद्ध करते हुए एक वष से भी अधिक , 


समय हो गया था। उस समय उन दोनों बुड करने, वालों में एक को 
भी विजय नहीं दिखलाई देती थी ।२८। 
अथान्तरिक्षे तौ दृष्ट्या वाग्वाचाशरीरिणो । 


अवतारोऽध भविता युवयोहि मया सह ।२६ 
झारापनोद: कत्तं व्यः पृथिव्यथ सुरः सह । 
तदाश्चर्यो हि भयिता देवकार्याथंसिद्धये ॥३० 
भलोकभाव निधू य भूयो गता सुहालयम्‌ । 
एवमुक्त्वा तु वेकुण्ठो ददावेक रवेस्तदा [३१ 
 इवेतकुण्डलिनं इप तं जग्राह रविमुदा । ` 
इन््रस्याफि'ततःनपश्मादककुपङ्ङ्ितं-हह.३२ 


Digitizetrby Arya Samaj Foundation ie and eGangotri 

१०५ |] [ भविष्य पुराण 

जग्राह ज सुदा युक्त इन्द्र स्वं च पुर ययौ । 

गतौ रवीन्द्रो प्रगृह्य पुरुषौ क्रोधसम्भवोौ ।३३ 

अथोवाच तदा रुद्र देव कमलसंस्थितः । 

गच्छ,त्वमपि कापालं कृपालबृत चर्यया । 

अवतारो ब्रृतस्थाय मर्त्यलोके भविष्यतिः ।३४ 

ये च व्रतंत्वदीयं वे क्षारयिष्यति मानवाः । 

ब्रतेषाँ दलंभ किचिदभवितेह परत च ॥१श 

इसके अनन्तर अन्तरिक्ष में युद्ध करते हुए उन दोनों .को देखकर 
घिना शरीए वाली वाणी ने कहा--तुम दोनों का मेरे साथ अवतार 


- , होगा ।२८॥ पृथिवीके लिए देवों के सहित भार अपनोद करना है !' उस 


समय देवों के कार्य की सिद्धि के लिए बड़ा ही एक आएचय होगा 
।३०। भूलोक के भावको निधूत करके फिर सुरालयक्ो चले जाओगे । 
इस तरह कहकर वफुण्ठ ने उस समय एक को रवि फे लिए दे दिया 
* था ।३श रविने बड़ी हो प्रसन्नता से इप्त श्वेत कुण्डलों वाले को ग्रहण 
कर लिया था। इसके पश्चात्‌ जो रक्त कुण्डली था उसको इन्द्र. को दे 


दिया ।३२। इन्द्र ने बहुत खुशी से उसको ग्रहण करके अपने पुर को 


_ . प्रस्थान किया था ।३रा इन्द्र और रवि दोनों इन क्रोध से उत्पन्न होने 


_ वाले. पुरुषों को ग्रहण करके चले गये.। - इसके पश्चात्‌ फमल पर स्थित 
देव रुद्र से वोले-तुम भो कपाल में जाओ ओर कपाल ब्रल की चर्या से 
यहां स्थित रहो । मनुष्य लोक में इस व्रत का अवतार होगा ।३४। 
जो मनुष्य तुम्हारे इस ब्रत को धारण करेंगे उनको इस. लोक में और 
परलोक में कुछ भी दुलंभ नहीं ।३१। 

एवं संलप्य बहुशः सुमुखं प्रतिनद्य च। 

आ यच समुद्र स प्रत्युदाचाविचारयत्‌ ।३६ 

कुरष्वाभरण स्त्रीणां लक्षणं यद्विलक्षण । 

कात्तिकेयेन यत्प्रोक्त तद्ठदंस्वाबिचारयनु।३७ . 

स चाह अमर नामगेह,प्तेवप्ुकषतक्षणप्र-.॥..... न 


चतुर्थीक्राळावर्शनम्र»'/१ Samaj Foundation Chennai and tN १०९ 


देवेन तत्पतिज्ञातमेवमेतद्भविष्यति ।३८ 

कात्तिकेयेन यत्प्रोक्त तह्ृदस्वाविचारयन्‌ ।३६ 

भ्रयच्छस्य-विषाणं वे निष्कृष्टं यत्त्वयाउधुना । 

अवश्यमेव तदुभूतं तु भवितत्यं तु कस्यचित्‌ ।४० 

ऋते विनायक तह देवयोगास्न कामतः । 

गहाण एतत्सामुध्र यत्वया परिकीतितस्‌ ।४१* 

स्त्रीपुलंसी क्ष्णं श्र ४' सामुद्रमिति विप्रतमु । 

इमं च सविषाणं वे कुरु देवविनायकंम्‌ ॥४२ 

इस प्रकारसे बहुत वार संलाप करके ओर सुमुख अभिनन्दन करके 
उसने समुद्र को बुलाकर कुछभी विचार न करते हुए कहा।३६। स्त्रियों, 
का जो विलक्षण लक्षण आभरण > वह करो । जो कातिकेय.ने कहाहै 
उसे विचार न करते हुए बतलाओ ।३७। उसने कहा-मेरे' नाम से यह 
पुरुप लक्षण होता है । देव ने यह प्रतिज्ञा की है। यह .इसी प्रकार से 
होता ।३८। कातिकेय ने जो ब्रह्म है, उसे विचार न करते हुए कही 


।३६। जो तुमने अभी इसका बिषाण निकाल लिया है उसे इसको देदो. 
अवश्य ही वही हुआ जो किसी का भवितव्य होता .है।५०। विनायक के 


बिना उसे देव योग से, इच्छा से नहीं, ग्रहण करो यह समुद्र है जो कि 
तुमने कीतित किया है।४१ स्त्री और पुरुष का लक्षण श्रोष्ठ सामुद्र 
* प्रसिद्ध है। इस देव विनायक को विषाण से युक्त करदो ।४२। 
. अथोवाच चदेदेशँ वाहुलेयः समत्सरम्‌ । , 
विषाणं दश्मि चास्याहं तव वाक्याम्न संशयः ।४३ 
यदा त्वयं विषाणं च मुवत्वा तु विचरिष्यति । 
तदा विषाणमुक्तः सग्भस्म एते करिष्यति ।४४ 
` एवमस्त्विति तं चोक्त्वा विषाणं तत्करे ददौ । 
` ¦ विनाकस्य देवेशः कार्तिकेयमते स्थितः ।४५ 
सविषाणाकरोद्यापि दृश्यते नृप। 
भीमसूनोमंहाबाहोविष्तं फतु महान्मतः (४६ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


है १ टं a by Arya Samaj Foundation Chennai anf ००शभर्जिषा पुराण 


एतद्रहरस्य॑ देवानां मया ते समुदाहृतम्‌ । 
यत्र देवो न वे वेद देवाना भवि दुर्लभस्‌ ॥४७ 
मया प्रसन्नेन तव गुह्यसेतमुदाहृतम्‌ । 
कथित तिथिसंयोगे विनायककथाहूतस्‌ ।४८ 
य इदं थावयेह्विढ्वान्साह्मणान्देव्रपारगान्‌ । 
क्षत्रियांश्च स्ववृत्तिस्थान्विद शूद्रांश्च गुणान्विताच्‌ ।४३ 
न तस्य दुलेभ किंचिदिहि चामुत्र विद्यते । 
न च दुगे तिमाप्नोति न च याति पराभवस्‌ ।५० 
निविध्न सवं कार्याणि साधयेन्तात्र संशयः। 

` ऋद्धि बुद्धि क्षियं चापि विदेद्‌ भरतोत्तस्‌ ॥५१ 


इसके अनन्तर बाहुलेय मात्सये के साथ देवेश से बोले-मैं इसको 
अब इस विषाण को दे देता हूँ, दयोंकि जैसा भी आपका वचन है मै 
उसका पालन करूँगा इसमें कुछ भो संशय नहीं है ।४३। जिस समय 
मी यह इस विषाण का त्याग करके यह व्चिरण करेगा तभी यह इस 
विषाण में युक्‍त होता हुआ यह इसको भस्म कर देगा।४४। इसी प्रकार 
से होवे यह उसने कहकर उप्तके हाथ में कातकेय ने विषाण दे दिया 


था । विनायक के देवेष कारतिकेय के मत में स्थित हो गये थे ।४५। हे 
नुप ! आज विषाण के सहित कक बाली दिनायक की. प्रतिमा दिखाई 


देती है। ओर बह महाबाहुं तथा महात्मा भौमं के पुत्र का विघ्न करने ` 
के लिए हैं ।८६। यह देवों का रहस्य है जो कि मैंने तुमको बता दिया 
है। जहाँ देव हैं वहाँ देवों को भी यह ज्ञात नहीं है और इस भूमण्डल 
म॑ तो यह दुलंभ ही हैं मैं तुमसे परम प्रसन्न होकर ही यह कहता हुँ 
और तुमसे यह समस्त गोपनीय रहस्य मैने बता दिया है। तिथि के 
संयोग में यह विनायक की कथा रूपी अमृत कहा गया है । इसका जो 
कोई विद्वान वेद के पारगामी ब्राह्मणों को सुनाता है तथा अपनी बृत्ति 


में स्थित क्षत्रियों की और गुणों से युक्त वेश्य एवं शूद्रोको जी इसका 
श्रवण कराता है ।४७-४६। उस महा मनीष” को इस भूमण्डल में और _ 
वरलोक में कुछ भी वस्तु डुल भ नहीं रहती है। बहु पुरष न तो कभी 


CC-0,Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


हैँ 


सप्तमी कहेतनापज्लवर ब्रत्त जर्गेममू Ghennai anid eGangofi १११ 


किसी प्रकार की दुर्गति को प्राप्त करता है और न कभी वह कहीं भी 
पराभव हो पाता हैं।५०।' सभी कार्यों को वह पुरुष बिना किसी 
विघ्नों को बोधा के साधन कर लेता है । इसमें कुछ भी संशय नहीं है । 
भरतोत्तम ! वह्‌ पुरुष ऋद्धि, वृद्धि और 
करता है ।५१। 


य 


प चसी कल्पे नागप'चभी ब्रतः वर्णनम्‌ 


पञ्चमीं दयिता राजन्नागनां दिवाधिनी । 
'पंचम्या किल नागानां भयतीत्युत्सवो महान्‌ ।१ 
वासुकिस्तक्षकञ्चं व कालियो मणिभद्रकः । 
ऐरावतो तराष्ट्र: कर्कोटकधत जयौ । : 

एते प्रयच्छ त्यय प्राणिनां प्राणजीवितास्‌ ।२ 
पंचम्या स्नपयन्तीह नागार्क्षीरेण ये नरा:। 
तेषां कुले प्रयच्छति नेऽभ्यप्राणदक्षिणास्‌ ।३ 
शता नागा तदा मात्रा दहयमाना दिवानिशय्‌ । 
निवापयति स्नपनेगंवां क्षीरेण मिथिते! ।४ 

ये स्नापयति वे नागान्भक्त्या थद्धासमन्विता: । 
तेषाँ कूल सरपंभ्गं न भवेदितिनिश्चयः ५ 
दशति नर विप्र नागाः क्रोधसमन्विताः। 
भवेत्किं तस्य द्रष्टस्य निस्तराद्‌न्न हि भे द्विज ।६ 
नागदंष्ट्रो नरौ राजस्प्राप्य मृत्युब्रजत्मथः । 
अधोगरवा भवेत्सपों निथिषो मात्र संशय: ॥७ 


धो को भी प्राप्ति. किया 


इस अध्याय में नाग पञ्चमी कल्प की नाग पञ्चमी के व्रत का 


वर्णेन किया जाता है । सुमन्तु ने कहा-हे राजन! यह पञ्चमी नागोंकी 
नन्दि घद्धिनी दयिता है। पञ्चमी में नागों का निश्चय ही एक महान 
उत्भव.हुआ करता है।१। वासुकि, तक्षक, कलिय, मणिभट्रक, ऐराषत, 
धृ रातष्टकर्कोटका,धनजय ये प्राणों के जीवित बाले प्राणियों को अभय' 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


११२ 
देते हैं ।२। जो मनुष्य इस पंचमी तिथि में जो मनुष्य नागों को दूध से ' 
स्नान कराया करते है उनके कुल में वे नाग अभय की दक्षिणा दिया 


करते हैं। रातदिन नागपाता के हारा शाए पाकर दहा मान होते हैँ 
: . तब वे गायों के दूधसे मिश्चित स्नपनों से तिर्वापन किया करते है अर्थात्‌ 
शाप से प्राप्त दाह को शाम्त करते हैं ।४। जो पुरुष “श्रद्धा से समन्वित 
हैं और भक्ति से नागो का स्तपन्न किया करते है उनके कुल में कभी 
कभी सर्पो का भय नहीं होता है, वह परम निश्चित हैं।५। राजा शता 
नोक ने कहा-हे विप्र । जो क्रोध से समन्वित नाग मनुष्य को काठ. लेते 


हैं उस काटे हुए मानत्र की कया गति होती है। हे द्विज! मुझे आप इसे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai ang € पद्म > 
. 7 °य पुराण 


बिस्तार के साथ बताइए ।६। सुमन्तु ने कहा हे राजन्‌ ! नाग से दंष्ट्र . ` 


मानव मृत्यु को पाकर अधोलक में जापा करता है और वहाँ जाकर 
निना विष वाला से होता हे, इसमें कुछ भी सशय नहीं है ।७। 


` नागदंष्टरः पिता यस्य भ्राता वा दुहिताषिवा। 
माया पुन्नोथ वा भर्या कि कव्यं वदस्व भे ।८ 
` मोक्षायतस्य वित्र नद्रदानं व्रतमुपोऽणम्‌ । 
ब्रूहि तद्विजशादूल येन तह करोम्पहय (दे . 
उपोष्या पच्चमी राजन्नागानां पुष्टधिनों। | 
त्वमेवमेकं राजेन्द्र विधानं शृणु भरत ।१० 
मासि भाद्रपदे या तु कृष्णपक्षे महीपते । 
महापुण्या तु सा प्रोक्ता ग्राह्मापि च महीपते ।११ 
शया द्वादश प्वम्यो हायनें भरतषंस। | 
चतुर्थ्या त्वेसभक्त तु तस्या नक्त प्रकी तितस ।१२ 
भुवि चित्रमयांन्गानथवा कलधोतकान्‌ । 
कृत्वा दारभयान्वापि अथवा मृण्यान्मृप ।१३ 
_ प्चम्यातचयेदु्भक्त्या वागानां पचत नुप। 
करवीरे: शतपत्रं जातपुष्पश्न सुब्रत ११४ 
तथा गन्धेश्च धूतेश्रपूज्य पचखमृत्तमस्‌ । 
ब्रह्मणं भोजयेत्पश्चदर घृतपायसमोदकेः ॥१५ 


* CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. « 


Digitized by Arya Samaj Foundation: (शा and eGangotri 
पञ्चमी कर्पे नागपञ्चमी बणेतम्‌ ] al 0 289 


शत्तानीक ने कहा-जिसका पिता, भाई, पुत्र, भार्या, पुत्री और 
मामा नाम के द्वारा दष्टू हो उसे क्या करना चाहिए, यह मुझे कृपया 
बताइए ।५। हे. विप्र न्द्र | उसके मोक्ष के लिए दान, ब्रत, उपोषण क्या 
करना चाहिए | हे द्विजोंमें शादू ल ! जिससे उसका मोक्ष हो वह मुझे 
बताइए, वही मैं करू ।९। सुमन्तु ने कहा-नागो के पुष्टि को बड़ाने 
वाली पञचमी तिथि का उपवास करना चाहिए । हे राजेन्द्र ! हे 
भारत ! तुम इस तरह, का एक विधान है उसको श्रवण करो ।१०। हे 


महीपते ! भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में जो पञ्चमी तिथि है वह 
महान पुण्य वाली कही गई है । उसे ग्रहण भी करना चाहिए ।११। हे 


भारतवषंभ | वषंमें बारह पळ्चभी जाननी चाहिए । चोथा में तो एक 
वक्त और उसमें दो रात्रि का समय बताया गया है।१२। हे नप ! 


भूमि में चित्रमय अथवा सुवणं रचित अथवा लकड़ी के विरचित या 
मिट्टी के नागों को बनवाना चाहिए ।१३। इन नागों के पंचक में 


पञ्चमी तिथि में भक्ति के साय अचना करनी चाहिए। हे सुब्रत ! 
नागों का पुजन कर वीर के पुष्प, शतपत्र पुष्प ओर जाति पुष्पा से 


कहना चाहिए ।१४। पूजन में पुष्पों के अतिरिक्त गन्ध (चन्दन) और 
धूप भी होना चाहिए । उपयु क्त नागो के उत्तम पञ्चक का गन्धाक्षत 


` पुष्प घूपादि से उपचारों से पूजन करे। इस अचंन के पश्चात घुत 
मिश्चित पापसे ओर मोदको से ब्राह्मण को भोजन करना चाहिए ।१५। 


अनंतो वासुकि शंख पद्मः कंबल एव च। 

तथा कर्कोटको नागो ह्यश्‍वतरो नप ।१६ 
धतराष्ट्रः शंखपालः कालियस्तक्षकस्तथा । 
विगलश्च तथा नागो मासिमासि प्रकीतितः ।१७ 
वर्ष राते पारणं स्यःतूब्राहाणान्भोजयेह्ृहन्‌ । 
इतिहासंविदे नागं गंरिकेण कृत नु पः । 
तथाचंना प्रदातव्यां वान्रकाय महीपते ।१८ 
एष वे नागपञ्चम्या बिधिः प्रोक्तो बुधन्‌ प । . 


तब पित्राकृतश्लं व पितुर्मोक्षय भारत ।१६ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


११ 


ह हेट 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४ ] न [ भविष्य पुराण 


अन्येपि ये करिष्यंति इदं ब्रतमनुत्तमस्‌। 

देष्ूको मोक्ष्यते तेषां शुभं स्थानमवाप्स्यति ।२० 

यश्चेदं श्ुणुवान्नित्यं नरः ्द्धासमन्वितः। 

कुले तस्य न नागेभ्यो क्षयं भवति कुत्रचित्‌ ॥२१ 

अनन्त, बासुकि, शंख, पद्म, कम्बल, कर्कोटक, अवश्तर, धृतराष्ट्र 


शंखपाल, कालिय, तक्षक, पिगल ये बारह नाग एक-एक मास में बताए 
- . गये हें।१६-१७।.जब बारह पासों में उपयुक्त नामों वाले नागों का 
समांचंन होकर एक वषे पूर्व हो जावें तो वर्ण के अन्त में ब्रत का पारण 
करे और बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए । हे महीपते ! 
इतिहास के ज्ञाता ब्राह्मण के सिए गैरिक से घिरचित नाग तथा उसकी 
अर्चेना वाचन करने वाले की दान में देने चाहिए ।१८। हे मुप ! नाग- 
पञ्चमी की यह विधि विद्वानों के द्वारा कही गई। हे भारत ] मौर 
यही विधि पिता की मुक्ति के लिए आपके पिता के द्वारा की गई है। 
।१७। और अन्य भी जो लोग इस सर्वश्रेष्ठ ब्रत को करेगे उनका भी 
द्रष्ट मोक्ष प्राप्त कर शुभ स्थान का साम प्राध्त करेगा ।२०। जो कोई 
मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर इस ब्रत की कथा को नित्य श्रयण करता हैं 
उसके कुल में किसी भी समय में तथा किसी भी स्थान में नागों से 
भय नहीं होता है ।२१। 


त्त द्वातृगतविषलक्षणानि वर्णयित्वा तद्वतत्र 

देयानःमीषधोनां वर्णनम्‌ 

सविषा दंष्ट्योमेध्ये यमदूती तु वे भवेत्‌ । 

न चिकिसा बुध: कार्या त गतायुः विनिदिशेत्‌ ।१ 

प्रहराध दिवारात्रावेकेकं भुञ्जते बहिः । 

एकस्य च समानं द्वितीय षोडश तथा ।२ 

नागोमसो यमुहिशय हतो विद्धो विदारितः । 

कालदृष्टं,विजानो यात्कुशयृपस्य वचो यथा ।३ 


anya Maha aya Collection. 


तत्तदा दुत विष क्रय वणनम्‌” TO Chennai and ह १ १५ 


यन्माशं पतते बिदुर्वालाग्र सलिलोदघृतस्‌ । 

तन्माञरं द्रष्ट्रा विषं सर्पस्य दारुणम्‌ ॥४ 

नाडीशते तु सम्पूर्ण देहे संक्रमते विषम । 

यावत्संक्रा मथेद्वाहु कुञ्चितं वा प्रसारयेत्‌ ।५ 

” हानेंन क्षणमात्रेण विषं गच्छति मस्तके । 
` थैपते विभवेगे तु शतशोऽथ सहस्रशः ।६ 

वर्घते रत्तमासाद्य ततो वःतेः शिखी यथा । 

तेलबिदुजसं प्राप्य यथा वेगेन वधंते ॥७ 

इस अध्याय में जिस-शिस धातु में प्राप्त होने वाले विष के लक्षणों 
का वर्णन कर वहाँ-वहाँ पर देने के योग्य औषधों का वर्णन किया है । 
कश्यप मुनि ने कहा-दाढ़ों में सविषा जो दाढ़ होती हैं वह यमदूती है, 
उसकी चिकित्सा वुध लोगों को कभी नहीं करना चाहिए । उस बाढ़ 
से जो काट लिया गया, उसे आयुझे समाव्त हो जाने वाला निदिष्टकर 
दे ।१। दिन रात में आधे प्रहर तर एक-एक को बाहिरः भोग करता 
है उसी तरह एक के समान द्विती और षोडश होता है।२। नागादि 
जिसका उद्देश्य करके काटे हैं वह हत-विद्ध ओर विदारित होता है। 
ऐसे पुरुष को काल से ही दष्ट समझे । कश्यप मुनिका यह वचन सत्य 
है ।३। जितना बाल के अग्रमाग जेवा सलिल से उद्धत बिन्दु गिरता है 
उतना ही सपं को दाढ दारुण विष का लवण किया करता है ।४। शत 
नाड़ी वाले सम्पूर्ण शरीर में बह £रष संक्रमण किया करता हैं जब तक 
वह प्रिय वाहु को संक्राम्त करता है अथवा कु चित की प्रसारित होता 
हे ॥९॥ इससे एक ही अण में ठिष मस्तक में चला जाता है। विष के 
वेग से मनुष्य सौकड़ों और महस्नों बार कम्पित होता है ।६। बातों के 
द्वारा एक शिखी के सपान वह विष रक्त को प्राप्त सोकर बढ़ जाता है 
जिस प्रकार से तेल की बद जल गें पकड़कर वेग से बढ़ा करती हैँ 
चसे हौ यउ भी बढ़ता है ॥9। 

शिखण्डी आश्रयं प्राप्य मारुतेन समीरितः । 


ततः स्थानशतं प्राप्य स्वचस्थानं विचेष्टितम्‌ ।८ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११६ ] { भविष्य पुराण 


त्वचासु हिंगुणं विद्याच्छोणितेषु चतुगु णम्‌। 
पित्ते तु त्रिगुणं याति श्लेष्मे वे षोडशं भवेत्‌ ।९ . 
चायो त्रिशंद्खुणं चेव मज्जाषष्टिगुणं तथा । 
प्राणे चेकाणंवीभूते सवं रात्राणि संघयेत्‌ ।१० 
श्रोत्रे निरुध्यमानें च याति दष्टस्त्वसाध्यतास्‌ । 
यतोऽसौर्तियते चन्तुनिः इवासोच्छवासवजितः ।११ 
निष्क्रांते तु ततो जीवो भूते पञ्चत्वमागते । 
तानि भूतानि गच्छन्त थस्ययस्य यथातथम्‌ १२ 
पृथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकांशमव च । 
इत्येषामेव संघातः शरीरमभिधी यते ।१३ 
पृथिवी पृथिवीं याति तोयं तोयेषु लीयते । 
तेजो गच्छति चादित्यं मारुतो मारतं ब्रजेत्‌ ।१४ 
आकाश चेवसाकाशे सह तेनेव गच्छति । . 
स्वणानं ते प्रपद्य ते परस्परनियोजिताः ॥१५ 
मारुत के हारा समौरित शिखण्डी आश्रम को प्राप्ति कर फिर ४ 
सैकड़ों स्थानों को प्राप्त करता है वैसे ही त्वचा स्थान में इसका विर्च- | 
ष्टित होता है।८। त्वचा में द्विगुल और रक्त में चतुगुण हो जाता है । 
पित्त में तिगुन! भौर कफ में सोलह गुना होता है, वायु में जब विष ' 
पहुँच जाता है तो यह तीस गुना ओर मज्जमें साठ गुना हो जाता है । 
प्राण में जो .एकार्णवीभूत है पहुँचने पर समस्त गात्रो को पीड़ित करने 
- लगता है।३०। कानों के निरुष्त्रमान हो जाने पर ही दंष्ट्र पुरुष असाध्य 
दशा में पहुँच जाया करता है । इसके पश्चात वह जीव मर जाता है 
उसके उच्छवास (ऊपर को आने वाला साँस) ओर निःश्वास नीचे की 
ओर जाने चाला श्वास) बन्द हो जाते हैं।! १ जीवात्मा के निकल गम 
पर और भूतों (पंचतत्ब) के पंचत्व प्राप्त हो जाने पर वे पांच सूत 
जिस-जिस के होते है उनमें जाकर'मिल जाया करते. हैं ।१२। पृथिवी, - 
जल, तेज, वायु ओर आकाश इन पांचों ; का जो एकत्र संघात होता 


हैं वह शरीर इस नाम से कहा जाया करता है। पृथ्वी, वृधिवी ये _ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. न न 


धत्तद्वार्तुगंसिचिषक्रियीबिणिने्म काका Chennai and Sa १ { ७ 


चला जाता है, जल, जल में मिल जाता है तेज, सूर्य में चला जाया 
करता है: मारुत, मारुत में मिलकर चला जाता है तथा आकाश महा- 
काश में मिल जाया करता है । वे सव उस जीवातमा के साथ ही चले 
जाया करते हैं। ये सब परस्पर में नियोजित हैं और अपने-र स्थान 
को जाकर प्राप्त हो जाते हैं ।१३-१५। - 

न जीवेदगतः कश्चिदिह जन्मनि सुव्रत । 

विषात॑ न उपक्षेत त्वा. तं तु चिकित्सयेत्‌ । १६ 

एकमस्ति विष लोक द्वितीयं चोपपद्यते । 

यथा नानाविधं चेव स्थावरं तु तथेव च ।१७ 

प्रथमे विषवेगे तु रोमहर्षोऽभिजायपे । [ 

द्वितीये विषवेगे तु स्वेदो गात्रेषु जायते ।१८ . 

तृतीये विषवेगे तु कम्पो गान्रंषू जायते । 

, चतुथ विषवेगे श्रोत्रांतरनिरोधकुत्‌ ।१६ 

पञ्चमे विषवेगे तु हिक्का जायत। | 

षष्ठ च विषवेगे तु प्राणेभ्योऽपि प्रमुच्यते । 

सप्तधातुवहा ह्य ते वेनतेयेन भाषिताः ।२० 

वचः.स्थाने'विषे प्राप्ते तस्य रूपाणि मे क्रणु । 

अङ्गानि दिमिरायन्ते तपन्ते च मुहमु हः ॥२१ 

हे सुव्रत ! इस जन्ममें. कोई भी आया हुआ संसार में.सदा जीवित 
नहीं रहा करता है । यह समझकर विष से आत्त मानव को कभी 
उपेक्षा नहीं करनी चाहिए ओर शीघ्र से शोध. उसकी चिकित्सा 


अवश्य करनी चाहिए ।१६। यह विष एक में 'होता है और दूसरे को 
प्राप्त हो जाता है । उसी प्रकार से यह विष स्थावर और नाना प्रकार 


का होता है ।१७। प्रयम वेग के रोमांच हो जाता है। दूसरे बिष के 
वेग होने पर गात्र से पसीना आने लगता है। जब तीसरा विष का 
वेग होता है तो शरीर के अङ्गों में रूपमयी होतो है। चोथे विष में 
शोत्रान्तर का निरोध होता है।१८-१८। पाचवे विष के तो मानव अपने 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


So by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११७ भविष्य पुराण 


प्राणों. से भी विमुक्त हो जाया करता है। वे बिष सातो धातुओं में 


` पहुंचने बाले होते हैं ऐसा बैनतेय के द्वारा फहा गया है।२०। वाणी 
छ स्थान पर विष फे प्राप्त हो जाने पर उसके रूपों झो मुझसे सुनो । 


सस समय समस्त अङ्ग तिमिसयमाण.छहो जाते हैं मौर बार-दारं तपा 
करते हैं ।२१। EN 
एतानि यस्य चिह्नानि तस्थ त्वंचि गतं विषस्‌। 


` तस्यागदं प्रवक्ष्यामि येन सम्पद्यत सुखम्‌ ।२२ 

अकंमूलमपामाग्ग प्रियंगु' तगरं तथा । 
एतदालोङ य दातव्यं ततः सम्पद्यते घुखस्‌ ।२३ 
ततस्तस्मिन्कृते विप्र निवततं चेद्विषस्‌ । 
ध्वचः स्थानं ततो भित्त्वा रक्तस्थानं प्रधावति ।२४ 
विषे च रक्त सम्प्राप्ते तस्य रूपा मे श्रणू। 
दह्यते मुह्यतं चेव शीतलबहु मथ्यते ।२५ 
एतानि यस्य रूपाणि तस्य रक्तगतं विषय । 
तत्रागदं प्रवक्ष्यामि येन सम्पद्यते सुखस्‌ ।२६ 

 उणीर चन्दन कुछमुत्पलं तगर तथा। 
महाकालस्य मलानि सिदुवारनगस्य च । 
हिंगूलं मरिचं चव पूव वेगे तु दापयेत्‌ ।२७ 
वृश्चिका काली इन्द्रवारुणिमूलकस्‌ । 
सप्तगर्धघृतं चेव द्वितीये परिकीतितस्‌ ॥२८ 
जिसके ये इतने चिन्ह होतेह उसके त्वचा में गया हुआ विष होता . 


{ है। अब उसके अगद को कहता हूं जिसके हारा सुख प्राप्त हो जाता दै _ 


।२२। आक की जड़ अपामारगे (आँगा) प्रियड्गु छोर तगर इम सबको 


झालोड़ित करके दष्टको देना चाहिए । इससे सुख उत्पन्न होता है।२३ , 


हे विप्र | इस प्रकार से करने पर यदि विष निवृत्त हो जाता हे तो 

फिर त्वचाके स्थान का भेदन करके उक्तके स्थान को वह दोड़ा करता 

है ।२४। जब विष रक्त में पहुंच जादा है तो उस सभय में उसके जो, 

जो रूप होते हैं उन्हें अब तुम मुझसे श्रवण करो । वह दाह वाला 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


तत्त द्वा्ुरतिवि ह क्रियीरबिगेनेभ्‌ Fpundation Chennai and eGangftr १ १ & 


ओर मोह (मूच्छा वाला हो जाया करता है और बहुत शीतल लगाता 
है ।२५। ये जिसके रूप होते हैं उसको समझलो कि विष रक्तगत हो । 
` गया है। अब उस समय का अगद कहताहुँ जिसके हारा सुख हो जाता 
है ।२६। उजीर, चन्दन, कुण्ठ, उत्पल, सगर, महाकाल तथा सिन्धु वार 
नग के मूल, हिंगूल, मिर्च इन सबको दिलाना चहिए किन्तु वे पूर्व वेग 
सें ही दिलवावे । द्वितीय वेग में वृहृती, वृश्चिका, ' काली, इन्द्र शास्त्री 
जड़ों का मल और सप्त गन्ध धूत ये सब देना बताया गया हे । २७-२८ 

सिन्दुवारं तथा हिंगु तृतीये कारयेद्बुधः । 

तस्य-पानं च कुर्वीत अजनं लेपन तथा ।२९ 

एतेनेवोपचारेण ततः सम्पद्यते सुखम्‌ 

रक्तस्थान ततो गत्वा पित्तस्थानं प्रधावति ।३० 

पित्तस्थानगते विप्र विषरूपाणि मे अणु । 

उत्तिष्ठते निपतते दह्यते मुह्यते तथा ।३१ 

गात्रतः पीतकः स्याद्वै दिशः पश्यति प्रीतिकाः। 

प्रबला च भवेन्मूर्च्छा न चात्मानं विजानते ।३२ 

विषक्रियां तस्य कुर्याद्यया सम्पद्यते सुखस्‌। 

पित्तस्थानतिक्राय इलेष्मस्थानं च गच्छति ।३३ 

पिप्पल्यो मधुकं चेव मधुखण्डं घृत तथा। _ 

- मध्रुसारमलाबू च जाति शङ्करबालुकास्‌ । 
इन्द्रवारुणिकामलं मूत्रेण पेषयेत्‌ ।३४ 
नस्यं तस्य भ्रयुजोत पानमालेपनांजनस्‌ । 
` एतेनेवोपचारेण ततः सम्पद्यते सुखम्‌ ॥३४ 


तीसरे वेग में बुध पुरुष को सिन्धुवार और हिंगू कराना चाहिए | 
उसका पान करे तया अजन और लेपन भी करे ,२९। इस उपचार के 
हीं फिर सुख उत्पन्न हो जाता है। इसके पश्जात्‌ रक्त स्थान को 
छोड़कर फिर वह विष पित्त स्थान को गमन करता है तब के जो रूप 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - 


९ २० Dpitized by Arya Samaj Foundation Chennai ०११०० पुराण : 


होते हैं उन्हें मुझसे सुनो दष्ट ब्यक्ति कभी तो उठाकर खड़ा होता है . 


कभी. वह नीचे गिर पड़ता है, उ के समस्त शरीरमें दाहु होता हैओर 
मोह को प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ बेद़ोश होता है।३१। उसका शरीर 
पीला हो जाता है और समस्त दिशाओं को भी पौली देखा करता है! 


उसे,बड़ी. भारी जबर्दस्त मृज्छा होतीह कि स्वयं अपने आपको भी नहीं 9 


जाना करता है । उस समय उसक्री थिष्षकी क्रिया करनी चाहिए, जिस 
ने सुख उत्पन्न हो जावे ।३२। पित्त के स्थान का अतिक्रमण करके फिर 


बह कफ को प्राप्त हो जाता है।३३। पीपल, मधुक, भधुखन्ड, घृत, मधु 


सार अलत्वू, जातिशंकर वाशुका ओर इन्द्रवारणी का भूल इन सबको 
गाय के प्र श्राव से पीसना चाहिए '३४ी उसके सत्य का प्रयोग करना 


चाहिए तथा पान, आलेपन और अजन भी करे । इतने हो उपचार 
से सुख उत्पन्न हो जाता है ।३५। 


एलष्मस्थानं ततः प्राप्त तस्य रूपाणि मे श्र.णु । 
गात्राणि तस्य रुध्यंत निःश्वासइच न जायते । 
लाला च स्रवते तस्य कण्ठो घुरुघुरायते ।३६ 
'एतानि यस्य रूपाणि तस्य श्लेऽसगतं विषस्‌ । ` 


तस्यागदं प्रवक्ष्यामि येन सम्पद्यते सुखम्‌ ।३७ 5 


_ न्रिकटुकी इलेष्मातको लोध्र च मधुसारकस्‌। 
'एतानि समसागानि गर्वाँ मूत्रेण प्र षयत्‌ ।३८ 
तस्य पानं कुर्वीत अञनं लेपनं तथा । 
एतेनेवोपचारेण ततः सम्पद्यते सुखम्‌ ।३४ 
इलेष्मस्थानमतिक्रम्य वायुस्थान च गच्छति.। 
तत्र रूपाणि वक्ष्यामि वा स्थानगते ` विषे ।४० 
आध्मायते च जठर बान्धवाँश्च न पश्यति । 
-ईहृशं कुरुते हृषिटिभगश्च जायते ।४१ 
एतानि यस्य रूपाणि तस्य वायुगते विषम्‌ । 
तस्यागतं प्रवक्ष्यामि येन सम्पद्यते सुखम्‌ ॥४२ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


३220 


दत्तवातुततबिाङ्िष; वडे न? Fqundation Chennai and eGangd" १२१ 


जब विष श्लेष्मा (कफ)के स्थान पर पहुँच जाता है उस समय लो 
उस विष के प्रभाव ते जो रूप होते हैं उन्हें मैं अथ बताता हूँ उन्हें तुम 
श्रबण करो । उस सभय दध्ट के गाभ्न सुद्ध हो जाते हैं और भिःश्यास 
नहीं हुना पारता है उसके गुख से लार टपकने लगती है और सका 
कण्ठ घुरघुराने लगता हैं ।६। इस प्रकार फे जिनके रूप होते हैं उसके 
श्लेष्मा में प्राप्त होगे बाला दिष होता है। उस्का अगद अब में वत- 
लाता हुँ जिसके करने से सुख होता हैं ।३७। श्लेष्मात त्रिकुटी शीघ्र 
मधुसारक इन सब वस्तुओं को समभाग लेकर गाय के मूत्र के साथ 
पीसे । उसका पान करे तथा इसका अजन भौर.लेपन भी करना, 
चाहिए | इतने ही उपचार के करने से कुछ उत्पन्त हो जाता है ।३८- 
३७ श्लेष्मा के स्थान का अतिक्रमण करके फिर बिष वायु के स्थान 
में पहुँचा करता है । बामु फे स्थान पर विष फे पहुँचने पर जो उसके 
रूप हुआ करते हैं उन्हें अव बतलाया जाता है ।४०। उस «अवस्था में 
पेट साध्यायमान हो जाता है और बह व्यक्ति अपने बान्घरवो को भी | 
नहीं देखता है । इस प्रकार का इप यह विष कर देता है और उसका 
इष्टि भङ्ग भी हो जाता है ।४१! ये जिसकी रूप-रेखाये वन जाती हैं 
उसका अगद भी बतलाते हैं जिसके द्वारा सुब उत्पन्न हो जाता है।४२। 


. शीणामूलं प्रियालं च रक्त च पिप्पलीय्‌। 
भाज्ों वर्चा पिप्पलीं च देवदार मधूकसम्र्‌ ।४३ 
मधूकसारं सहसिन्दुवारं 
हिंगु विष्टवा गुटिकां च कुर्यात्‌ । 
दद्याच्च तस्यांजनलेपनादि 
एषोऽगदः सर्पेवियाणि हन्यात्‌ ।४४ 
अङजनं चेव नस्यं च क्षिप्र दयाद्विषान्विते । 
बायस्थानं ततो मुक्त्वा मज्जास्थान प्रधानति ।४५ 
विषे मञ्जगते विप्र तस्य रूपाणि मे श्णु । 
इष्टिश्च हीयते भशभगानि मुग्वति।ढ्ध ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai A eGangotri 


१९२ भविष्य पुराणे ` 


एतानि यस्य रूपाणि तस्य मञ्जागतं चिषस्‌ । 
तस्यागदं प्रवक्ष्यामि येन सम्पद्यते सुख्‌ ।४७ 
चुतमधुशकंक रान्वितमुशीर चन्दनं तथा । 
एतदालोडय दातव्यं पानं नस्यं सुब्रत ।४८ 
ततः प्रणश्यते दुःखं यतः संपद्यते सुखघ्‌ । 
अथ तस्मिन्कृते योगे विषं तस्य निवर्तते ॥४९ ; 
शोभा का मूल, प्रियाल, रक्त, गज, पिप्पली, पारद्धी: वच,पोपल, 
. देवदार, मधूकक, मधुकसार, सहसिन्धु, शर और हींग इन सबका पेषण 
कर गुटिफा बना लेनी चाहिए उन्हे सेवन करावे. इसका अजन तथा 
लेपन भी करे | यह ऐसा अझ्कद है कि सब तरह के विषों का हनन 
कर लेता है ।४३-४४! और नस्य विषान्वित को वहुत ही शीघ्र देना 
- घाहिए | फिर वह विष याग्रु स्थान को छोड़ कर मज्जा में प्रविष्ट हो 
जाता है ।४५। नुपति ! मज्जागत विष के हो जाने पर जो रूप प्रकट 
हुआ करते हैं, उन्हें मुझसे सुनो । उसकी दृष्टि तो बिलकुल ही नष्ट हो 
जाती है ओर बह बहुत अधिक अङ्गों को पटकने लंगता है ।४६। इस 
तरह छो रूपरेखा जिसको दिखाई देती है वह भज्जायद बिष समक्ष 
लेना चाहिए । अब.एस अवस्था में जो अङ्गद 'होता हैँ उसका. वर्णन 
किया णाता है जिसके करने से स्वास्थ्य का सुख प्राप्त हो जाता है 
।४७। चृत, मधु, शकरा फे युक्त उशीर तथा चन्दन इन सबको घोट- 
पीस. कर देना चाहिए । हे सुव्रत ! उसका पान और नस्य भी देवे ' 
।४८। इसके करने से सारा दुःख नष्ट हो जाया करता है ओर फिर 
स्वस्थता का सुख उत्पन्न होता है । इस प्रकार में इस योग के करने 
पर उस पौड़ित फा विष दूर हो जाया करता है ।४४॥ 

मज्जास्थात विषं गत्या म्मेस्थान' प्रधावति। 

विषे तु ममं संप्राप्ते श्र ण॒ रूपं यथा भवेत्‌ ।५० 

निश्चेष्टः पतते भूमौ कर्णाभ्यां बधिरो भवेत्‌ । 

वारिणा सिच्चमानस्य रोमहुर्षी न जायते ।५१ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ततद्धा पुत विष करवैथे या Chennai and ९ १२३ 


दण्डेन हन्यमानस्य दंडराजी न जायते । 

शस्त्रोणच्छिद्यमानरय रुधिर न प्रवतंते ।५२ 

केशेषु लच्यमानेषु णैव केणान्प्रवेदत । 

यस्य कणों च पाश्वे च हस्तापादं च सधयः । 

शिणिलानि भवतीह स गतासुरतिविश्र्‌ तिः।५३ 

एतानि यस्य रूपाणि बिपरीतानि गौतम्‌ । 

मृतं तु न विजानीयात्कश्पस्थ बचो यथा।१४ 

बेद्यास्तस्य न पश्यति ये भवन्ति कुशिक्षिताः । 

विचक्षणास्तु पश्यन्ति मन्त्रौषधिसमस्विताः ।६५ 

तस्यांगद प्रवक्ष्यामि स्वयं रुद्र ण भाषितम्‌ । 

सथूरपित्तं मार्जारपित्त' गन्धनाडोमूलमेव च ॥५६ 

मज्जा के स्थान से चल कर यह विष मं स्थान की ओर दोड़ता 
है और ममं स्थान में पहुँच जाता है तब जो दशा होतो है उसका 
श्रवण करो ! वह व्यक्ति चेष्टा से हीन होकर भूमिमें गिर जाया करता 
और कानों में बहिरा हो जाता है। उस अवस्था में उसके छपर जल 
के गहरे छींटे भी दिये जावे तो भी उसे रोमांच नहीं द्वोते हैं मर्धातू 
उसके शरीर पर जल के पढ़ने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती हैं। यदि 


उसे दण्ड से भी पीटा जाडे. तो उसके शरीर पर दण्डे ; की रेखा नहीं 
पड़ती है । यदि किसी शस्त्र से उसका छेदन किया जावे तो उसकेशरीर 


से रुधिर भी नहीं निकलता है। उसंके यदि केश “भी लु चित किये जामे 


तो भी उते इतका कुछ भी अनुभव नही होताहे । जिसके कान, पाएव॑, 
हाथ, पैर ओर समस्त सम्धियां शिथिल हो जाया करती है ओर यहाँ 
उसे मत हो गया है ऐसा ही कहा जाता है। हे गोतम ! जिसके इस 
तरह के बिल्कुल मिप रीत रूप होते हैं उसे मृत (मरा हुआ) तो नहीं 
समझ लेना चाहिए क्योंकि कश्यप महर्षि के ऐसे वचन हैं। वे वेद्य इस 
बात को नहीं समझ पाते हैँ जो कुशिक्षित होते हैं । जो विलक्षण वैद्य. 
होते हैँ और मन्त्र तथा नौषध्वियो फें जानने वाले होतेहे वे इस अवस्था 
की भली भांति देख लिया करते है। अव इस दशा में जो अगद 


CC-0:Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


igitized by Arya S j Foundation Ch i i 
१२४ 0 5 y Arya Samaj Foun > ion Chennai गर्‌ नपछ पुराण 


होता है उसे बत्तलाता हूँ जिसको स्वयं भगवान सुटर ने कहा था ।५०- 

५६। j i 

कु कुमं तगरं कुष्ट कासमदत्वचं तथा । 

उत्वलस्य च किंजल्क पद्मस्य कुमुदस्य च ।१७ 

एतानि समभागानि गोमूत्रेण तु पेषयेत्‌ । 

एषोऽगदो यस्थ हस्ते दंष्ट्रो न प्रियते स वे । 

कायाहिनापि दष्टेन क्षिप्र भवति निविषः एफ 

क्षिप्रमेव प्रदातव्यं मृतसंजीवनोषक्षस्‌ । ` 

अजनं चेव नस्यं च क्षिप्र' दद्याद्विचक्षणः ॥५६ 

मयूर का पित्ता, मार्जार का पिता गन्ध नाडी का मूल, कुकु'भ 

तगर, कुष्ठ, कासमदं को छाल उत्पल का फिंजठक, पद्म और कुमुदका 

किजल्क इन समस्त वस्तुओं को समान भाग में लेकर गोमूत्र फे साथ 

सत्रको पीसना चाहिए । यहु अगद जिसके हाथ में होता हैं चहू दरशन ` 
, किया हुआ भी ब्पक्ति नीं मरा करता है। चाहे फाल सपं भो उसे 

_ क्यों न काट लेवे, वह शीघ्री विष रहित हो जाता है । यह मृत संजी- 

वनी भोषध है उसे शीघ्र ही देना चाहिए । इसका अजन और नस्य 

भी विचक्षण को शीघ्र देना चाहिए ।१७-५९। 


षष्ठोकल्पे. कातिकषष्ट्यी स्कन्दपजावर्णनम्‌ 

षष्ठयां फलानशो राजन्विशेषात्कातिके न पः । 
राजाच्यरुतो विशेषेणं स्वं राज्यं लभतेऽचिरात्‌ ।१ 
षष्ठी तिथिमंहाराज सवदा सरवंकामदा । 

. उपोष्या तु प्रयत्नेन सरवेकाल जया थिना ।२ 

. कातिकेयस्य दर्यिता एषा षष्टी मरातिथिः। 

देवसेनाधिपत्यं हि प्राप्तं तस्यां महात्मना ।३ ` 
अस्याहि थे यसा युक्तो यस्माक दो भवाग्रणी: । 
तमात्षष्टयाँ नक्तभोजी प्राप्नुयादीप्सितं सदा ।४ 


7 ,CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


| कल्प edb कप Samaj Foundation € | i 
यष्टी मीर यी तक | ion * 0७) कह eGangotri 


स्कन्दपूजावणनिम्‌ . [ १२४. 


दत्वार्ध्यं कातिकेयायस्थित्वा वे दक्षिणामुखः । 

दध्ना धृतोदकेः पृष्पे्रेणानेन सुव्रत ।५ 

सषिदारज स्कन्द स्वाहापसिसमुद्भव । 

रुद्रयेभारिनंज दिभो गगागर्भाय नमोऽस्तु ते । 

मीयतां देवसेनानीः सम्पादयतु हृद्गतस्‌ ।६ 

दत्वा विप्राय चात्मान्नं यच्चान्यदपि विद्यते। 

पञ्चाद्भुक्तेत्वसो रात्रौ भूमि कृत्वा तु भोजनम्‌ ॥७ 

इस अध्याय में षष्ठो कल्प में कातिक की षष्ठी में स्कन्द की पुजा 
का वर्णन किया है । सुमन्तु ऋषि ने कहा--हे नृप ] षष्ठी तिथि में 
फलो का अशन करने वाला पुरुष और विशेष रूप में कात्तिक मास में 
फलों का अशन फरनें बाला यदि राजय भी च्युत हो तो, शीघ्र हौ 


राज्य की प्राप्ति कर लिया करता है | हे महाराज ! यह पष्ठी तिथि 
सर्वदा समस्य कामनाओं के देने वाली हुआ करती है! जो अपने जयकी 


इच्छा रणता है उसे इस षष्ठी तिथि का सभी समथों प्रयत्न पूर्वक 
उपवास करना चाहिए । यह षष्ठी महातिथि स्वामी कातिकेयकी प्रिया 
हे । इस महा आत्मा वाले देव ने इसमें देवताओं की सेना का आधि 
पत्य प्राप्त किया था । इस तिथि में शिवका ज्येष्ठ पुत्र भगवान स्कन्द 
परम, श्रेय से समन्वित हुए ये, इसी कोरण से पष्ठी तिथि में उपवास 
एकार रात्रिमें भोजन करने वाला मनुष्य सदा अपने अभीष्टकी प्राप्ति 
किया करता है । स्वामी कात्तिकेय को अध्ये देकर दक्षिण दिशा को 
ओर मुख करके स्थित होवे और दश्चि धुत, उदक पुष्प के द्वारा 
` निम्नलिखित मन्त्र ` स्कन्द का संमचंन करे । मन्त्र का स्वरूप यह है- 
हे सप्तषिदारज | हे स्कन्द! हे स्वाहापसि समुद्भव' ! हेरुद्रा्थमान्निज] 
हे विभो ! हे गज्जागर्भे | आपके लिए मेरा नमस्कार है। देव सेना के 
अधिपति आप मुझपर प्रसन्न होकर मेरे हृदयके मनोरथको पूर्ण करिए 
_ अपने अन्न को ब्रह्माण को दान कर तथा अन्य जो कुछ भी हो उसका 
भोदानदेकर फिर राष्रिमें भूमिमें पात्रको रखकर स्वयं भोजनकरे। १-७ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ह by Arya Samaj Foundation Chennai an 5 उक्त 
६ ॥ ` भविष्य पुराण 


श्र 
एवं षष्ट्यां ब्रत स्नेहात्प्रोक्त स्कन्देन' यत्नः । 
तन्निबोध महाराज प्रोष्यमासं मय] खिलस्‌ ।८ 
षष्ठयां यस्तु फलाहारो चक्ताहारो भविष्यति । 
शुक्लाकृष्णासू नियतो ब्रह्मचारी समाहितः ।९ 
तस्य सिद्धि धृति तुष्टि राज्यमागुतिरामयस्‌। ` 
पारत्रिकं चेहिक च दद्यात्स्कन्दो न पंशवः।१० 
यो हि नक्तोपवासः स्यात्स नवतेन रली भवेत्‌ । 
. इह वामुत्र सोत्यन्तं लभती ख्यातिस्त्तमास्‌ । 
स्वर्ग ज नियतं वासे लभते नात्रः संशयः ।११ 
इह चागत्य कालान्ते यथोक्तफलभारमवेत ! | 
धेबानामपि वद्योऽसौ राज्ञां राजा भविष्यति ।१२ 
येश्रापि शू णृयात्कल्पं षष्ठया कुरुकुलोदर्ह । 
तस्य सिद्धिस्तथा तुष्ठिबृ तिः स्यात्ख्यातिसभया ॥१३ 
इस प्रकार से इस षष्ठी तिथि में ब्रत स्वन्द ने भ्न से स्नेह फे 
कारण कट्टा है ! महाराज ! मेरे द्वारा सम्पूर्ण यह कहा जा रहा है उसे 
आप भली-भाति समझ लो | षष्ठी तिथि में जो कोई फलों का आहार 
करने बाला और रात्रि में आहार करने वाला रहेग),वह षष्ठी कृष्णा- 
पक्ष की और शुक्ल पक्ष की सभी हैं, उसमें नियत, समाहित और ब्रह्म- 
चयं व्रत वाला होकर रहे उसकी सिद्धि, तुष्टि, धृष्टि, राज्य, आयु आर 
निरामयता इन सबको उस ब्रत करने वाले व्यक्ति के लिए स्कन्द देतेहु। 
. स्कन्द उसे इस लोक ओर परलोक दोनों का ही सुद्ध दिया करते हैँ 
इसमें संशय नहीं है । जो भक्ति (राशि) उपामास वाला होता है वह 
रात्रि से व्रत वाला होता है । वह पुरुष यहाँ मीर परलोक ये दोनों 
जगह अत्यन्त ही उत्तम ख्याति (प्रसिद्धि को प्राप्त किया करता है और 
उसका अन्त मैं स्वग में तित निवास होता है इसमें कुछ भौ संशय 
नहीं है । इस सँसार में आकर वह कालाम्त में यथोक्त फल का भोगते 
बाला हो जाता हैं । यह पुरुष देवों का भी दभ्दता झरने के योग्य होता. 


है मौर राजाथों का भी राजा हुआ करता है। हे झुरु कुलोब्ह | णो 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


घष्टविशिए आ ह्यणैण्यविषेकवणसम्‌००य]" Chennai and eGangotf १ २७ 


जो कोई भी इस षष्ठी के कल्प को सुनता है उसको सिद्धि, तुष्टि,घृति 
जो कि ख्याति से उत्पन्न होने बाली है, हुआ करती है ।८-१३। 


पष्ठीकल्पे ब्रह्मण्यविवेकवर्णनम्‌ 


घैदाध्ययनभप्येंतदन्नाह्मण्यं प्रतिपद्यते । 
बिप्रत्रह्न इथ राजन्यो राक्षसा रावणादयः ।१ 
इवाचण्डालदासाश्च खव्धकाभीरधीवराः । 
येन्येडपि बृषलाः केचित्ते पि वेदिगध्षीयते ।२ 
शुद्रा देशांस्तर' गत्वा ब्राह्मण्यं क्षत्रियं शिताः । 
व्यापाराका रभाषद्यं विप्रतल्पेः प्रकल्पिते: ।३ 
बेदानधीत्य वेदौ था वद वापि यथाक्रमम्‌ ! 
प्रोहर्हात शुभां कन्यां शुद्ध ब्राह्मणजां नरा; ।४ 
अथ वाथीत्य बंदास्तु क्षत्रवेश्येस्तु वा नराः। 
गोडपूर्वा इतामे युर्जाति वा दक्षिणात्यजाम ।५ 
अपरिज्ञातशूद्रत्वादब्राह्मण्यं याति कामतः । 
तस्मान्न ज्ञायते भेदो वेदाध्यायक्रियाकृत। ।६ 
शास्भ्रकारेस्तथा चोक्त र्‍यायमागंनुसारिभिः। 
ते साधु मतमाकण्यं संत विमत्ससः ॥७ 

इस अध्याय में षष्ठी कल्प में ब्राह्मण के विवेक का वर्णन किया 


जाता ! ब्रह्माजी ने कहा आहण की भाँति क्षत्रिय और वैश्य को 
वेद के अध्ययन से ही इस ब्रह्माण्ड को प्राप्ति किया . करते हैं। रावण 


` आदि, राक्षस, ष्यास, चाण्डाल, दास, लुब्धर, माभौर, धीवरणो मौ 
अन्य कोई वृषल में वे भी वेदों का अध्ययन किया करते हैं (१०२। णूढ 
लोग दूसरे देशों में जाकर और क्षत्रिय का आश्रय प्राप्त करके ब्राह्मण 
के तुल् व्यापार, भाकर और प्रकहिपत भाषा आदि के द्वारा ब्राह्मण्प 
प्राप्त किया करले हैं। समस्त घेदों, दो वेद या एक ही वेदको यथाङ्न 
` दध्ययन करके मनुष्य शुद्ध ब्राह्मण से उत्पन्त होने वाली कन्या से 


विवाह किया करते हैं ।३-४। अथवा वेदों का अध्ययन करके क्षत्रिय 
रय वनात Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya ‘Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२८ ] [ भविष्य पुराण | 


वेश्य जातिके मनुष्य दक्षिणाप्यजा गोड पुणं जाति को प्राप्ति हुए हैं।५। 
शूद्रत्व का परिज्ञान न होने से स्वेच्छया ब्रह्कण्य को प्राप्त किया करते 
हैं। इस कारण से वेदों के अध्ययन की क्रिया से किया हुआ भेद नहीं 
जाना जाता है ।६। न्याय मागं के अनुसार करने वाले शास्त्रों के रच- 
यितागों ने इस प्रकार से कहा है। ये साधमत फा श्रवण कर सन्त 
पुरुष मात्सय से मुहित करते हैं ।७। 

आचारहीनान्न पुनन्ति बदा यद्यष्यधीताः समु षड्भिरगेः। 


शिल्पं हि वेदाध्ययनंद्विजनां वृत्त स्मृते ग्राह्मणलक्षणं तु ।८ 


अधीत्य चतुरो वेदान्यदि बृ्ते न तिष्ठति । 

न तेनं क्रियते कार्य स्त्रोरत्नेनेंवं पदकः ।८ 
शिखाप्रणव संकासंरष्यपानमेखलाः . 
दंडाजिनपवित्राद्याः शद्रे ष्वपि निर कृशाः ।१० 
प्रसंगोपि हि शूद्राणां न लक्यो विनिवारितुस्‌ । 
वेटोत्तमत्रयेणापि निवतंते नराः स्वयम्‌ १११ 
तस्मान्गे तेऽपि लक्ष्य ते नणाम्‌ । 
यज्ञोपवीतसंस्का रमेखलाचूलिक दथः ।१२ 
आभिचारिकमंत्रःदं दु लंभत्वा दिभाषणेः । 
ब्राह्मणस्यव शक्तिश्चेत्कनास्य विमिहन्यते ।१३ 
तपः सत्यादिमाहात्म्याह वतांममरस्मृतिः । 
मंत्रशत्तिन, णामेषां सर्वेषामपि विश्वत ॥१४ 


छै:ओों अङ्गं सहित समस्त वेदों का अश्मन कर लेने पर भी जो 


आचार से हीन होते हैं उन्हें वेद पवित्र नही बनाते । वेदों का अध्ययन 


कर लेता तो हिजो का एक शिल्प कल्यकी भाँति हैं। वस्तुतः 
ब्राह्मण फा लक्षण तो चरित्र ही रहा है।८। चारों वेदों का अध्ययन 
करके भी यदिकोई ब्राह्मण चरित्रत्रान नहीं रहता तो उसके द्वारा कोई 


कर्म नहीं किया जाना चाहिए । जैसे स्त्री रत्न के समान है किन्तु 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


षष्टी करेण हरक विविक्िर्म्‌ ५] १0० Chennai and लाटच! १२८ 


उससे कोई नपुसक कुछ भी कायं सम्पादन नहीं किया करता है ।९। - 
शिखा, प्रणव संस्कार, संध्पोपासमा, मेखला, घारण, दण्ड, अजिन मौर 
पवित्रा आदि शूद्रों में बिया किसी अ कुश फे हुआ करते हैं ।१०। शूद्रो 
का प्रसङ्ग भी दिनिवारित नहीं क्रिया जा. सकता है । देवोत्तम त्रय से 
भी मंनुष्य स्वयं निवृत्त हो जाया करते हैं !११) इस कारण से यज्ञो- 
पवोत संस्कारं और मेखला चूलिका आदि ये सब मनुष्यों के विलक्ष 
णता से नहीं दिखाई दिया करते हैं ।१२। अमिचारक मन्त्र आदि के 
दुलंभत्यादि भाषणों के द्वारा यदि केवल ब्राह्मणकी ही शक्ति होतीहै जो 
इसकी इस शक्तिफा विशेष हनन किस के हारा किया जाता है ।१शेतप 
और सत्य आदि के माहात्म्य से देवता के समय की स्मृति तथा सन्त्र 
को शक्ति इन सभी मानवो की रा करती हैं (१४ 

वचनं दुर्वचस्यापि क्रियते सर्वमानवेः। 

शूद्रश्नाह्मणयोस्तस्मान्नास्ति भेद: कथःचन ।१५ 

शापानुग्रहकारित्वं शक्तिमेदो न विद्यते । 

चौरचारादिराजन्यदुर्जनाभिहते नणाम्‌ ॥१६ 

आत्मदुःखोदयापाएं स्वषु जंतुष रक्षणाम्‌। 

कतु न प्रभधेच्ूट्रौ ब्राह्मणस्तद्ववेव हि ।१७ 

मा भूद्य गे कलावेतद्देशे चाकायेकृद्धिजे।. 

स्यादन्यदेद्यकालादौ द्विजानामतिशायिनास्‌ ।१७ 

शापानुग्रहसामर्थ्येमन्यद्धाध्यात्मगोचरम्‌ । 

ब्रह्मसाधनमेतद्धि लिगं फेचित्प्रचक्षते ।१६ 

संसारा रबतचेतस्का मोहःघतसमाबृताः । 

'पतत्युन्मागस्तेषु प्रत्यरिंन शलभा यथा ।२०. 

जातिधमं: स्वयं किचिद्विशेष: धरू तिसंगमात्‌ । 

असिद्धः शूद्रजातीनां प्रसिद्धोविप्रजातिषु ॥२१ ` 

दुवंचन (बोलने वालेका वञ्चन सभी मनुष्यों द्वारा कियां जाताहै.। 
इसलिए शूद्र और ब्राह्मणमें कोई किसी प्रकारका भेद नहीं रह जाता । 


- शाप देना या अनुप्रह करना यह शक्तिका भेद नहीं होता जब कि ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१ ३० (3 ळत हट Arya Samaj Foundation Chennai and *"्षविष्य पुराण 


मनुष्यों में चोर चार आदि क्षत्रिय दुर्जनो के हार। कुछ कह दिया जाता 
है ।१५-१६। आत्म-दुःख के उदय का उपाय और अपने जीवों में रक्षक 
करना इस कायं में णूद्र समं नहीं होता है। उसी प्रकार से ब्राह्मण 


j 
oD sibs sls AEN 


भी असमथ हुआ करता है ।१७। इस कलिकाल के समय में अकायों के ' 


करने वाले हिज में यह नहीं होता है । इसके अतिरिक्त देश ओर काल 
में अतिशय शक्तिशाली डिजों में यह हो सकता है।१८। शाप देना या 
अनुग्रह करना--इनकी सामथ्यं अथवा अध्यात्म विषय का ज्ञान ब्रह्म 
साधन है और कुछ दिद्वानु इसको ही लिंग कहा करते हैं।१८। संसार में 
सशक्त चित्त वाले और मोह के अन्धकार से घिरे हुए लोग अग्नि के 
प्रति शलभों की भांति उन्मागं के गतो में गिरा करते हैं ।२०। थह 
जाति का धमं श्र्‌ति के सझुम से एक कोई विशेष वस्तु हुआ करतो हूँ 
जो कि शूद्र जाति वालों क्रो सिद्ध नहीं होता है और केवल विप्र जाति 
में ही प्रसिद्ध होता है ।२१। 

संस्कारो योनिसाध्यो.वा सामग्री प्रभवोऽथ वा । 

शद्रे भ्योऽतिशय धत्त यः साधारणतागुणाः ।२२ 

विप्राणाँ पंचधा भेद: कल्पनींयस्नु पंडित: । 

न जातिजस्त्रयीजो वा विशेषो युक्तिबाधकात्‌ । 

क्रमाक्रमाक्रियाः संन्ति सनातनवस्तुतः ॥२३ 

नित्यो न हेतुविगतक्रियष्वात्‌ हेतुभवेद्द दविशेषतः सः। 

स तन्समस्तत्प्रतिसन्निधानात्‌ कालास्ययेक्षित्वमयुक्तमेव२४ 

स्वात: शरीरवृत्तिश्चः श्र्‌ तियोगादुदेति य: । 

विशिष्टाधीतिधरमंत्बे कृत्रिमा ब्रह्मसंगितः । 

यस्यास्स्यतिशयस्तस्य नान्यो नाधयत यदि ।२६ 

ह श्यस्वभावं किमभोष्टमेऽद्‌ ब्राह्मण्यमाहोस्विददष्टूरूपस्‌ । 

सर्वे: प्रतींयेतहिदृश्यरूपं ततोन्यथावद्गतिरेवनस्यात्‌ ।२७ 

सामग्न, यभावात्परमं विशेषं भूदेवगात्रस्थमभूमि देवाः । 

स्मरति तेनात्मनि पुण्यपापं यथा यथेत्येतद्युक्तपुक्तष्रं ॥३८ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


बण्ठो फर्पें'अ्ह ०४ विवेक दैजैमेनिं १02५० Os and दल यून १३१ 

यह संस्कार योनिसाध्य होता हैं अथवा सामग्री से उत्पन्न होने 
वाला होता हैं जो कि साधोरणताकागुण शूद्रो से कोई विशेष अतिशय 
धारण किया करता हैं (२२। विप्रों का पाँच प्रकार का भेद पण्डितों के 
द्वारा कल्पना, करने के योग्य होता है । युक्तियों के बाधक होने से जाति 
से उत्परन तथा वेदत्रयी से प्रभूत होने वाला मेरे कुछ भी विशेषता 
नहीं रखता है । सनातन वस्तु की कोई भी क्रम और अक्रम की क्रिया 
नहीं होती है ।२३। विगतू क्रिया के होने के कारण ये हेतु नित्य नहीं 
है । वेद विशेष से बह हेतु होता है । यह उसके प्रतिसन्निधान होने से 
उसी के तुल्य हैं और कालात्ययेभित्व अयुक्तं होता है ।२४। अपने अन्तः 
' करण ओर शरीर को वृत्ति में स्थित रहने वाला जो थ्‌ति के योग को 
पाकर उदित हुआ करता है वह अनन्य वेद विज्ञात स्वभाव अन्यो के | 
द्वारा नहीं जाना:जाया फरता है ।२५। विशेषता से युक्त अध्ययन करने 
वाले के धर्मे होने भें ब्रह्म की सङ्गति कृत्रिम होती हे । जिसको उसका 
अतिशय है उसको यदि अन्य आश्रम नहीं करता है ।२६। क्या यह 
दृश्य स्वभाव ही अभीष्ट माना जाता है अथवा ब्राह्मण कोई अहृष्ट 
स्वरूप वाला रूप होता है? सबके द्वारा तो दृश्य रूप फी प्रतीति हुआ 
करती है । उसके सिवाय अन्य प्रकार से कोई गति ही. नहीं होती . है 
।२७। सामग्री के अभाव से घूदेव वेः शरीर में स्थित उस परम विशेष 
को जो अभूमिदेव अर्थात्‌ ब्राह्मण है वे स्मरण किया करते हैं । इससे 
आत्मा में तथा पुण्य पाप है यह सब कथन अयुक्त ही हैं ।२८। 

सामम्रयनुष्ठानगुणेः समग्रा शूद्रा यतः सति समा दविजानास्‌। 

तस्मा द्विश षोद्विजशुनाम्नोर्नाध्या हिमिकाबाहयनिमित्तकोवा 

संस्कारतः सोऽतिशय्रो यदि 

स्यात्सवंस्य पु सोस्त्मतिसंस्कृतस्य । 

यः संस्कृतो विप्रगणप्र्ान! । 

व्यासादिकेस्तेन न तस्य साम्यस्‌ ।३० 

हेतुत्वं घटते रेषां सात्यादोनाभसंभवात्‌ । 

; CC-0.Panini Kanya Maha:-Vidyalaya Collection. 


rene 


Digitized by Arya Samaj Foundation Gren and eGangotri ; 
२3२5) =>. र [ भविष्य पुराण 

जातेरकुत कृत्वाच्च अधीते न विशेषतः ।३१ 

संस्कारातिशमाभावादंतरस्यागते परेः । 

भौतिकत्वाच्छरीरस्य समस्मानामसंहूतेः ।३२ 

`कि चान्यनार्तिकग्लेच्छयवनादिजनेष्वलस्‌ ।२३ 

वेदोदितबहिद ष्टचरितघु दुरात्मसु । 

घर्मादतिशयो दृष्ट: क्ररसाहसिकादिषु । 

तस्मा द्विप्र षु सात्यादिसामग्रीप्रभवो न-सः ।३४ 

तस्मान्न च विधेदोस्ति न बहिर्नातरात्मनि । 

न सुखादौ न चेश्वरे नाज्ञायां नाभयेष्वपि ॥३५ 

अनुष्ठान के गुणों द्वारा द्विज और शूद्र का नाम का जो कुछ भी 


द्विजो के ही समान हैं । कारण ढिज और शुद्र नाम का जो कुछ भी ' 
है if a) 


विशेष है वह आध्यात्मिक नहीं है अथवा वाह्य निमित्तिक भी नहीं है। 
संस्कार से ही यदि वह अश्विशय होता है तो सभी मनुष्यों को जिनका 
कि अत्यधिक रूप में संस्कार किया गया है, हो जायगा । जो विश्रगण 
पूर्ण संस्कार युक्त है उनका भी व्यासादि के समान साम्य नहीं होता 
है । जात्यादि के असम्भव होने से इनका हेतुत्व नहीं घटता और जाति 
. के अकृतक होने से विशेषता से अध्ययन नहीं करता है । संस्कारों के 
अतिशय के अभाव से दूसरों के द्वारा अन्तरके आगत होने पर असहतों 
से समस्तों के शरीर के भौतिक होने से कयां अन्य. नास्तिक,म्लेच्छ और 
यवन जल आदि में समाप्त है? वेद में कहे हुए धर्मों से बाहिर दुष्ट 
चरित्र वाले दुरात्मार्गो में ओर कूर साइसिक्र आदि में घमं से अतिशय 
देखा गया है । इससे विप्रों गें वह आत्यादि सामग्री से उत्पन्न से नहीं 
है इससे कोई विभेद नहीं होता । न वाहिर ओर न अनारात्मा में "कोई 


भेद है । सुखादि में, ऐश्वर्य में, आज्ञा में और अभयों में फोई विशेष 


भेद नहीं ।२६-३%। , । 
न वीये नाकती माक्षे न व्यापारे न चायुषि। | 
नांगे पुष्टे न दोबेल्ये न स्थेय नापि चापले ।३६ 
न प्रज्ञायां द वेराग्येःन धर्मे न पराक्रमे । 


CC-0.Panini Kanya Maha=Vidyalaya Collection. 


यु 
| 
। 


| 


वष्टीकह्मे' ब्रॉदुर््यिविवैकिवेर्णेनम त | Chennai and १०१७ ३३ 


न निवर्ग न नपुण्ये न रूपादौ न भेषजे ।३७ 

`न स्त्रीगर्भेण गमने न देहमलसंप्लवे । 

नास्थिरवध्रे न प्रेम्णि नच प्रमाणे न लोमसु ।३८ 

शुद्रब्राह्मणयोभदो मृग्यमाणोऽपि यत्नतः । 

नेक्ष्यते सवंधमंषु संहृते सित्रदशे रपि ।३८ 

उक्तमात्रा विसभुत्तिविचारक्रमाकारिभिः। 

बृद्ध बृम्दा रकाधोश रप्रधृष्यमिदं वच: ।४० 

न ब्राह्मणाश्चन्द्रमरीचिशुश्रा न क्षत्रियाः किशुकपुष्पवर्षाः । 

न चेहवेश्याहरितालतुल्याः शृद्रानचाग।रसमानवर्णाः ।४१ 

पादप्रचारेस्तनुवर्णकेशंः सुखेन दुःखेन च शोणितेन । 

स्वङ मांसमेदोस्थिरसः समानाश्भतुषप्रभे दा हिकथंभवति ।४२ 

न वीयं में, आकृति में,न व्यापार में,न अक्ष में, न आयुमें, न अजू 
में, न पुष्टमें और न दुर्बलतामें तथा न स्थिरता में भौर न चपलता में 


ही कोई बिभेद होता है ।२६ प्रज्ञा, वैराग्य, धर्म, पराक्रम, रिवय, - 
नैपुण्य रूपादि ओर भेषज में कुछ भेद होता दै ।३७। स्त्री के गभे से 


कोई भेद नहीं है, गमन में देह के मल, संप्लव में, स्त्री रन्ध में, प्रम 
सें, प्रमाण में और लोमों में मुग्यमाण भी शुद्र ओर ब्राह्मण का भेद 
बढ़े यत्न से सहृत हुए देवों के द्वारा भी समस्त धर्मोमें नहीं देखा जाता 
है ।३८-३९। विचार के क्रम. को करने वालों के. द्वारा उक्त मात्रा की. 
_ विसम्भूति होती है । वृद्ध देवों के अधीशों के द्वारा यह्‌ वचन अप्रधुप्य 
होता है ।४०। ब्राह्मण चन्द्रमा की किरणों के समान शुभ्र नहीं होते हैं 
और क्षत्रिय ढाक के पुष्प के तुल्य लाल वर्ण वाले नहीं होते हैँ । इस 
संसार में वैश्य हरिताल की भाँति पीतवणं के नहीं हैं और शूद्र अङ्गार 
के समान रङ्ग वाले नही हुआ करते हैं ।४१। पांदों के प्रचार, शरीर 
फा वर्ण, केश, सुख तथा रक्त, त्वचा, मांस भेद. ओर अस्थि के द्वारा ये 
चारों ब्राह्मण, वैश्य ओर शूद्र समान हो होते हैं फिर ये चार प्रभेद 
केसे होते हैं ? ।४२। 
वर्णप्रमाणाकृतिगर्भवास व खबुद्धि कमे न्द्रियजी वितेयु । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and éGangotri | 
१३४ | भविष्य पुराण 
बलत्रिवर्गामयभेषजेषुः न विद्यते जातिङुतो विशेषः ।४३ 
स एक एवात्र पति प्रजानां कथ पुनर्जातिकृतः प्रभेदः । 
प्रमाणहृष्टांतनयप्रवादेः प रोकषणमाणो विघटत्वमेतिः ।४४ 
चत्वार एकस्य पितुः सुताश्च तेषा सुतानां खलु जातिरेका । 
एवंप्रजानांहिपितेकएवपित्रे कभावान्तचजातिभे दः ।४५ 
फलान्यथोद्‌' वरवृश्वजातेयेणाग्रमध्यांतभवानि याचि। 
वर्णाङृतिंस्पशं रसेः समानि तथेकतो जातिरतिप्रचिन्त्या ।४६ 
ये कौशिकाः काश्यपगोतमाश्च कौडिन्यमांडव्यबशिष्ठगोच्राः। 
आत्रेयकोत्सांगिरसः सगर्गामीत्गल्यकार्‍्यायनभाग वाञ्च ।४७ 
गोत्राणि नानाविधजातयश्च भ्रातुस्नुषा मं थृनपुत्रभावाः। 
वेवाहिकंकर्मनवण भेदाः सर्वाणिशिल्पानिभवतितेषास्र ॥४५ 

वर्ग प्रमाण आकृति, गर्भवास, बाणी, बुद्धि, कमं, इन्द्रिय मोर 
जीवित में तथा बल, त्रिवर्ग, आभय, भेषज में इन चारों में जाति के 
द्वारा किया हुआ कोई विशेष नहीं होता है। यह संसार में समस्त 
प्रजाओं का यह एक ही स्वामी है फिर किस प्रकार से आति के द्वारा 
किया गया. यह प्रभेद होता है ? प्रमाण, दृष्टान्त आर नमके प्रवादों के 
द्वारा परीक्षा किया गया यह विघटत्बको प्राप्त होता हे । एकही पिता 
के चारों पुत्र होते हैं। उन पुत्रों की एक हो सबको जाति होती है। 
इसी प्रकार प्रजाओं का जब्र तक पिता होता है तो इस भाव से कोई 
` भी जाति का भेद,नहीं होता है । उदुम्बर (गूलर) आदि जाति वाले 
वृक्षों के फल आगे के भाग में, मध्य में ओर अन्त में हीने वाले जो 
भी है वे सब वर्ण, आक्कसि, स्पशं ओर रस आदि से समान होते हैं 
उसी भाँति एकसे ही होने बालों की भिन्न जाति का होना भी अत्यन्त 
चिन्ताका विषय होता हे । जो भी कौशिक हैं तथा कश्यप ओर गोतम 
है | ओर कोन्डिन्य, मान्डव्य और बसिष्ठ गोत्र वाले होते हैं तथा 
आत्रं य, कोत्स, अङ्िरस, गर्ग, मोद्गल्य, कात्यायन और भार्गव आदि 
गोत्र तथा अनेक प्रकार को जातियों हैं वे सअ भ्रातृ स्नुषा के मैथुन से 
पुत्र भाव वाले है । वेवाहिक कमे व वणं भेद नहीं है उसके सब शिल्प 


होते हैं ।४३-४८। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कल्ये मा b विये Sajnaj Fou i Chennai and eGangotri 
षष्ठीकल्पे ब्राह्मण्पविवेकवर्णनम | [ १३५ 


ये चान्ये पंडिताः प्राहुदहब्राह्मणतां नराः । 

तेषां दुह ष्टितिमिरपनीयानुकम्य च ।४८ 

न्यानाञजनौषधे दिव्यः परिणामसुखावहुः । 

उपनीते प्रयत्नेन सुष्ट संविदह्महे !।५० 

मृतिमत्त्वाच्च नशित्वं नाशित्वाच्छंषभूतवत्‌ । 

देहाधारनिविष्टानां ब्राह्मण्यं न प्रकल्प्यते ।५१ 

एकेकोवयवस्तेषां न ब्राह्मण्यं समश्नुते । 

न चानेकसमुहेपि सवंथातिप्रसंगतः ।५२. 

पुथिव्युदकवाय्यरिन परिणामाविशेषतः । 

देहतः सर्वभूतानां ब्राह्मणत्वप्रसंगतः ।५३ 

देहस्य ब्राह्मणत्वं येरतत्त्वज्ञ : प्रकल्प्यते । 

संस्कतृ णाँ शरीरस्य तेषां ब्रह्मता भवेत्‌ ।५४ 

मृग्यमाणे प्रयत्नेन देहे तन्नापलभ्यते । 

तस्मान्न देहे ब्राह्मण्यं नापि देहात्मक भवेत्‌ ।५५ 

वर्णापसदचांडालश्चादादीनां प्रसज्यते । ` 

यदि देहस्य विप्रत्वं भवदामरुपगम्यत ।५६ 

देहशक्तिगुणः क्षोणः कायभ्स्मादिरूपवत्‌ । 

तस्मादूदेहात्मकेनेतद्‌न्राहमण्यं नापि कर्मजन्‌ ॥५७ 

मर जो मन्य पण्डित मनुष्य देह से ब्राह्मणता कहते हैं उनकी इस 
बुद्द ष्टि के अन्धकार को हटाकर तथा अनुकम्पा करके परिणाममें सुख 
देने वाली दिव्य स्यायाञजन की औषधियों के द्वारा प्रयत्न से उपनीत 
सुह ष्टि हम देते हैं ।४०-५०! मूतिमान. होने से.नाश होने वाला घमं 
होंता है और बिनाणशीलता होने से शेष भूतों की भांति है। जो देह 
के आधार ५र निविष्ट है उतका ब्राह्मण्य नहीं प्रकल्पित किया जाता 
हे ।५१। उनका एक-एक अवयव ब्राह्मण्य का उपयोग नहीं करता है र 


आर संथा अति प्रसद्ध से अनेकों के समूह में भी ब्राह्मण्य नहीं होता 
है !५२। पृथिवी, जल, वायू, अग्नि के परिणामों में कोइ भो विशेषता 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. , 


क 


` १३६ 


* Digitized by Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
र भविष्य पुराण 

का भाव न होने से समस्त प्राणियों का देह में ब्राह्मणत्व का प्रसङ्ग 
होता है ।५३। जो तत्वों के ज्ञान न रखने बाले देह को ब्राह्मणत्व को 
प्रकल्पना किया करते हैं उनके शरीरके संस्कार करने वालों की ब्रह्मता 
नहीं होती है ।५४। बड़ें प्रयत्लो के द्वारा खूब खोज करने पर भी देह में 
वह प्राप्त नहीं होता है ! इससे देह से व्राह्मण नहीं होता है और न वह 
देहोरमक ही होतो है।५५। यदि आपं सब लोग इस देह का ही विभ्रतव 
भान लेते हैं तो फिर वर्णापसद चाण्डाल और श्वादादि को भी यह. 
विप्रत्व हो जाया करेगा अर्थात्‌ फिर तो ये सभीं चाण्डालादि ब्राह्मण 
हो जायेंगे ।५६। क्षीण होने वाले देह की शक्ति के गुणों के द्वारा काय 
के भस्म आदि रूप को भाँति हैं। इस कारण से देहात्मक सेवह _ 
ब्राह्मण नहीं होता है और न कर्मो से उत्पन्न होने वाला ब्राह्मण्य हुआ 
करता है ।१७। 


तप्समी कल्प ब्रं 

सप्तम्यां सोपवासस्तु रात्रौ भुञ्जीत यो नरः । 
कृत्वोपवासं षष्ठयां तु पः्चम्याणेककालभुकः।१ 
दत्वा सुसंस्कृतं शाकं भक्ष्यभोज्येः समन्वितम्‌ ! 
देवाय ब्राहमणेभ्यश्च रात्रौ भुञ्जीत वाग्यतः ।२ 
यावज्जीवं नरः कञ्चितव्रतमतच्चरेदिति । 
तस्य श्रीविजयश्चेव त्रिवर्गश्चापि बघत ।३ . 
मृतश्च स्वर्ग मायाति विमानवनमास्थित: । 

` सूयलोके स रभते मन्वंतरगणान्बहुन । 
इह चागल्य.कालांत नृपः शान्तिसमन्वितः।४ 
पुत्रणोत्रः परिवृतो दाता स्यान्नूपतिश्चरस्‌ । 
भुनक्ति हि घरां राजन्चिग्रहेश्वा जिस: परः ।५ 
थे नरा राजशादू'ल शाकाहारेण सप्तमीम्‌ । 
उपोषय लब्ध तत्तोथ पित्र्यं वे राजसंज्ञिकस्‌ ।६ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. , 


i परयः से Arya Samaj Foundation Chennai i 
सप्तमी र्ष से ] | ! nnai and टना न ३७ ` 


कुरुणा तव पूर्वण शाकाहारेण सप्तमीम्‌ । 
' धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र कृतं तस्य विवस्वता ॥७ 
एक अध्याय में सप्ममो कल्प के ब्रतोपवासादि का निरूपण किया 
जाता है। संप्तमी तिथि में जो मनुष्य उपवास करके राभि में भोजन 
किया करता है और पहिले पंचमी तिथि में एक ही समम में खाकर 
फिर षष्टी तिथि का उपवास किया करता है ।१। भक्ष्य और भोज्योसि 
युक्त भली-भांति मस्कार किया हुआ शाक ब्राह्मणों को भोर देवों को 
समपित करके रात्रिमें मीन होकर खाता है और यहे ब्रत जब तक वह 
` जीवित रहे बरावर किया करता-है उस मनुष्य को श्रीविजय ओर चि 
वर्ग बढ़ते हैं (२-३ वह व्यक्ति मृत होकर एक शष्ठ विमान पर खड़ा 
हुआ स्वर्ग लोक को चला जाता है और फिर बस बहुत से मन्वन्तरों 
तक सूयं लोक में रमण किया करता है 'और जब यहाँ भूमण्डल में | 
आता है तो कालाग्त में शान्ति से समन्वित नुप द्वोता है ।४। पुत्र ओरं 
पौन्नोंसे परिवृत होकर वह नृपति चिरकाल पर्यन्त दानशील रहा करता . 
है। हे राजन्‌] वह दूसरे शत्रुओं से अजित होकर बहुत समय तक इस. 
पृथ्वी के सुखों का पूर्णे उपभोग किया करता है ।५। हे राजशादूंल के 


जो मनुष्य शाकाहार के ढारा सप्तमी तिथि का उपवास करतेहँ उन्हेति 
पित्र्य तीर्थे जो फि राजसंज्ञा वाला हैं । प्राप्त कर लिया है।६।तुम्हारे . 
पूर्व कुरु ने शाकाहार से दत सप्तमी का ब्रत करके उसकी विवस्वता 
से कुरुक्षेत्र को घमं का क्षेत्र कर दरिया है ।७। 

सप्तमी नवमी षष्ठी तृतीया पश्चमी नृप । 

कामदास्तिथियो ह्येता इहेव नरयोषिताम्‌ ।८ 

सप्तमी माघमासे तु :नवम्याश्चयुजेमता । 

षष्ठीभाद्रपदे धन्या वेशाखे तु तृतीयिका ।द 

या भाद्रपदे परोक्ता पश्चमी नागपंचमी । 

इत्येतास्तेषु मासेषु विशेशास्तिथय: स्मृताः ।१० 

शाकं सुरस्क्ृतं कुत्वा यशच भक्त्या समन्वितः । 

दत्वा विप्रे यथाशबत्या पश्चादुशु क्तं निशि ब्रती ।११ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ' 


jones by,Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३३ भविष्य पुराण 


कात्तिके शुक्लपक्षस्य प्राहयेयंकुरुनन्दन । 
चतु्भिर्वापि मासस्तु पारणां प्रथमं स्मृतस्‌ ।१२ 
` अगस्त्यकुसुमेश्चात्र पुजा कार्या विभावसोः । 

विलेपनं कु कुमं धूपश्च वापरांजितेः ।१३ 

स्नान च पञ्चगव्येन तमेव घ्राशयेत्तता। 

नेवेद्य, पायसं चात्र देवदेवस्य कीतितस्‌ ॥ १४ 

हें नृप ! सप्तमी, नबमी षष्ठी-तृतीया आर पचमी ये तिथियाँ 
कामनाओं के प्रदान करने वाली होती है इस भूमण्डल में ही तिथियों 
पुरुष तथा सित्रयों को मनोकामना पूर्ण कर देती है ।८। अब सक्त 
तिथियों में विभिन्‍न माँसों में कुछ विशेषतायें- होती हुँ यह बताते हुए 
कहते है-'माघ मास की सप्तमी, अश्विन मास की नवमी, भाद्रपद को 
षष्ठी, वैशाख मास की तृतीया तथा भाद्रपद में नगपञ्चमी एक परम 
पुण्या पञ्चमी कही गईहे इस तरह से ये उपयुक्त मासोंको उक्त विशेष 
तिथियां बताई गई हैं ।९-१०। जो व्यक्ति शाक को भली-भाँति संस्कार 
युक्त करके. परम शक्ति से युक्त होकर -पहिले यथा शक्ति भ्राह्मण को 
देकर पश्चात रात्रि में ब्रती भोजन फरता है वह उसके पुण्य का लाभ 
प्राप्त करता है ।११। कातिक में कुरुनन्दन ! यह तिघि शुक्ल पक्ष की 
ग्रहण करनी चाहिए । चारों मासों में पारण प्रथम कहा गया है।१२। 
इसमें आगस्त्य के पुष्पों के विभावसु की पूजा करनी चाहिए । कुड़कुम 
का विलपन और अपराजित घूपके द्वारा आध्रायन करे | १३। पंचामव्य 
से स्नान कराने और उसी को फिर अशन करें । देवों के देव का नैवेद्य 
यहाँ पर पायस कहा गया है।१४। | 

तदेव देय विप्राणाँ शाक भक्ष्यमयात्मना । 

शुभशाकसमायुक्त भक्ष्यतेयसमन्वितम्‌ ।१५ 

द्वितीये पारणे राजञ्छुभगन्धानि यानि बे। 

पुष्पाणि तानि देवस्य तथा शवेतं च चन्दन ।१६ 

-अगुरुक्चापि धूपो$त्र नेवेद्य गुडपूपकाः । 

नान कुशोदकनात्र प्राशनं गोमरचयतु ।१७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 


Digitized Ry. Arya Samaj द|” Chennai and | f 


सप्तम कल्प वर्णने कृष्णसम्बादः १३९ 


तृतीये करवीराणि तथा रक्त च चन्दनम्‌ । 

धूपानां गुग्ग्णुलश्‍चाच् प्रिये देवस्य सवंदा ।१८ 

इत्येगा सप्तमीं पुण्या शावाहवा गोपतेः सदा । 

यामुबोष्य नरो भवत्या भाग्यवांश्च प्रजायते ॥ १९ 

बही शाक ब्राह्मणों को :देना चाहिए जिसे पीछे आपको खाना है । 
शुभ शाक से समागुक्त भक्ष्य और पेय भी इसमें होना चाहिए ।१५। ह 
राजन ! द्वितीय पारण में जो भी शुभ गन्ध हाँ उन्हें भी देवे अर्थात्‌ 
सुन्दर गन्ध वाले पुष्पों को देव को समपित' करना चाहिए । चन्दन 
श्वेत होना चाहिए ।१६! पहाँ पर अगुरुका धूप है ओर गुड़ के बने हुए. 
पुजा नेवेद्य होते हैं। यहां पर कुशोदक से स्तान करावे और गोमय का. 
प्राशन करे ।१७। दृतीया पारण सें करवीर के पुण्य होते हैं और रक्त 
चन्दन होता है। धूप के स्यानमें गूगल होता है जो कि देव कौ स्वेदा 
प्रिय होता है ।१८। यह सःतमी परम पूण्या तिथि है जो कि गोपति को 
सदाशाक साम वाली होती है। इस तिथि को मनुष्य भक्तिपूवंक ब्रतो- 
पवास करके अत्यन्त भाग्ण्वान्‌ हो जाता है ।१६। 


सप्त मोकल्पवर्थने कुषण-सास्बसास्बसंवाद 
विस्तराद्वद विप्र र्र सप्तमीकल्पमुत्तमस्‌ । 
महाभाग्यं च देवस्प भास्करस्य महात्मनः ।१ 
अत्रे वाहुमंहात्मनः सम्वादं पुण्यप्रतमस्‌ । 
कुष्णेन सह सत्वेन स्वपुत्रेण महीपते ।२ 
भक्ता प्रणम्य विधिद्धासुदेतं जगद्गुरुम्‌ । 
इहामुत्र हितं साम्ब पप्रच्च ज्ञानभुत्तमस्‌ ।३ 
जातो जंतुः कथं दुःखजब्मदीह न बाध्यत । 
प्राप्नोति विविधान्कामान्कथं च मधुसूदन ।४ 
परत्र स्वर्ग माप्तोति सुखानि विदिधनि च। 
अनुभूयोचितं कालं कथं मुक्तिमवाप्तुत । 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by‘Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
{४० भविष्य पुराण 
- हृष्टे यं मम निवेदो व्याधिजंनादेन । [ 

हष्ट्वमं जीविताशापि रोचतं न हि मं क्षणम्‌ ।६ 

कि त्वेवमकृतार्थोऽस्मि यन्मे प्राणा न यांति हिं । 

संसारे न पतिष्यामि जराव्याधिसमन्विते ।७ 

येनोपायेन तन्मेऽय प्रसादं कुरु सुब्रत । 

आधिव्याधिविनिमुं क्तो यथाहं स्यां तथा वद ॥८ 

इस अध्याय में सप्तमी कल्प के वर्णन में कुष्ण भोर सास्ब का 
संवाद रुद्र और ब्रह्म का सम्वाद तथा आदित्य के माहात्म्य का वर्णन 
किया जाता है । राजा शतनीक ने कहा-हे- विप्रेन्द्र | आप इस परम 
श्रेष्ठ सप्तमो कल्पको विस्तारके साथ बतलाइए और महात्मा भास्कर 
देव के महाभाग का भी वर्णन फोजिएगा।१। सुमन्त मर्हाष चे कहा-इस - 
विषयमें महात्मा लोग एक अत्युत्तम सम्वाद कहा करते हैं। हे महोपते! 
जो सम्वाद अपने पुथ साम्ब के साथ कृष्ण से हुआ था ।२। यहाँ एक 
बार साम्ब ने जगत के गुर वासुदेव को विधि के सहित भक्ति-पुर्वक 
प्रणाम करके इस लोक ओर परलोक का उत्तम ज्ञान पूछा घा।३। है 
मधुसूदन | इस सांसार भें उत्पन्न होगे वाला जन्तु किस तरह दुःखों से 
इस जन्म में जाधित नहीं होता और कौनसी रीति है जिससे यह अपनी 
नेक कामनाओं की प्राप्ति करता है ।४। किस प्रकार से यह परलोक में 


. स्वगे. का निवास करता है तथा विविध प्रकार के सुखों का उपभोग 
करताहै | तथा उचित समथ तक सबका आनन्दानुभव करके जिस तरह " 


अन्त में मोक्ष की प्राप्ति करता हैं ।५। हे जनादन ! इस प्रकार से देख 
कर मुझे निवेद (वैरान्य) होता है ओर एक व्याधि उत्पन्न हो गई है। 
इसे देखकर मुझे एक क्षण के लिए भी जीवन की आशा अच्छी नहीं 
लगती है ।६। इस तरह मैं अकृताथं हूँ कि मेरे प्राण नहीं जाते हैं । इस 
जरा! :बुढ़ापा और व्याधि से युक्त संसार में नहीं कहूँगा ।७। हे सुब्रत ! 
इसका जो भी उपाय हो उश्चप्ने आज मेरे पर प्रसन्नता करिए,जिससे मै 
इन आधि (मानसिक व्यथा) और व्याधि से विनिमुक्त हो जाऊँ। 


कृपा कर वह मुझे बताइए ।५।' 
द CE-06.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


दती पचे 5 | Foundation Ch i : i 
सप्देतीकिल्पवेर्णन कृष्णर म्यः वाद”) ennai and eGangotri [ १४ १ 


देवतायाः प्रसादो5न्य: सरवस्य परमो मतः । 

उपायः शाश्वतो नित्य इति मे.निश्‍चिता मतिः।३ 

अनुसानागमाथ् श्र सम्यगूत्पादितामया । 

कदाचिदन्यथा कतु धीयते केनचित्ववचित्‌ ।१० 

प्रसादो जायते तुस्व सदेयगाराघना क्रिया । 

यदा ता च समुहिश्य. कृता तट्टे दिना तथा ।११ 

विशिष्टा देवता सम्यरिबिशिष्टेनेव देहिना । 

आराधिता विशिष्टं च ददति फलमीहितम्‌ ।१२ 

अस्तित्वे न च संदेहः केषां चिह वतां प्रति । 

नास्तीति निश्चतोऽन्न्येषां विशष्याशत्वं कथाः कुरु ।१३ 

भगवान वासुदेव ने कहा-देवता-का अन्य प्रसाद सबके लिए परम 
श्रेष्ठ साना गवा है और यही एक शाश्‍वत एवं नित्य उपाय होता है 
यागी मेरी निश्चित मति है ।2 अनुमाग ओर आगम आदिके द्वारा 
मैंसे तह बुद्धि भली भाँति उत्पन्न की है। किसी के भी द्वारा कभी भी 
आर कहीं. भी इसे अन्यथा घारण किया जा सकसा है ।१०। उस देवता 
. फे सम्यक्‌ प्रकार से आराधना की क्रियासे उसका प्रसाद हो जाता है । 


जिसका समय उसके ज्ञाता के द्वारा उस देवता का उद्देश्य करके वह्‌ 
क्रिया उसी तरह की जाया करतो है।११। एक विशिष्ट देवता विशेषता 


से युक्त देहधारी के द्वारा भली-भाँति जव आराधित होता हे तो वह 
विशिष्ट ही अभीष्ट फल दिया करता है ।१२। साम्ब ने कट्टा--कुछ 
लोगों का तो देवता फे प्रति उसके अस्तित्व में कुछ भी सन्देह नहीं 
होता है ओर अन्य लोगों का .यह निश्‍चय होता है. कि कोई देवता है 
ही नहीं । आप इस सम्बन्ध में विशिष्ट कथां कहिए ।१३। 

सिद्ध तु देवतास्तित्वमागमेषु बहुष्वथ । 

प्रमाणमागमोः यस्य तस्यास्तित्बं च विद्यते ।१४ 

अनुमानेन वाप्यद्य तदास्तित्त प्रसाध्यते । 

प्रमाणमस्ति यस्येदं सिद्धा यस्येह चास्तिता ।६५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


नें itized by Arya Samaj Foundation Chennai ang eG विध्य 
RRC asd (०-क्षविष्य पुराण 


प्रत्यक्षेणापि चास्तित्भं देवतायां च प्रसाध्यते । 
तच्चावश्यं प्रमाणं च इष्टं सवंशरीरिणाम्‌ ।१६ 
यदि नामा विविक्तास्तु तिर्यग्योनिगता अपि । 
नोत्पद्यते तथा ह्यस्तिव्यवहा रो यथा स्थितः।१७ 
प्रत्यक्षेणोपलभ्यन्ते सम्यग्वं यदिं देवताः । 
अनुमावागमाभ्यां च तदर्थं न प्रयोजनम्‌ ।१८ 
प्रत्यक्षेणोपलभ्यन्ते न सर्वा देवता ववचित्‌ । 
अनुमानागमगम्याः संति चान्याःसह्नशः । १६ 
या चा क्षगोचरा काचिडिशिष्तेफलप्रदा । 
तामेवादौ ममाचक्ष्व कथायिष्यथाप राख ।२० 
भगवान वासुदेव ने कंह-बहुत से आगमो में देसताओं के स्तित्व 
की सिद्धि की गई । जिसका प्रमाण आगम होता है उसका अस्तित्व तो 
अवश्य ही होता है। १४ अनुमान के द्वारा भो उसका अस्तित्व सिद्ध 
किया जाया करता है । जिसका यह अनुमान भी प्रमाण होता है । उस 
की भी पहाँ पर आस्तिकता को किया जाता है। जो समस्त शरीर 
. धारियों का देखा है । दह अवश्य ही प्रमाण 'हैं ।१६। यदि नाम वाला 
विषिक्त है भौर वियंग्योनिगत भो है तो जिर प्रकार से अस्ति व्यव-. 
हार स्थित है उस प्रकार से उत्पन्ब नहीं होता. है । (७! साम्ब ने कहा- 
यदि देवता प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ही ठीक-धोक उपलब्ध हो जाते हैं 
तो उसके अस्तित्व के सार के लिए अनुपान प्रमाण और आगमों का 
कोई भी प्रयोजन ही नहीं रह जाता है ।१८। वासुदेथ ने कहा--समस्त . 


देवता कहीं भी प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा उपलब्ध नही हुआ करते हैं। 
अनुमान ओर आगमों के द्वारा अन्य सहु्नों बा अस्तित्व सिद्ध होता है 


।१८। शास्त्र ने कहा--जो देवता नेश्रों को गोचर हो और विशिष्ट 

अभीष्ट के प्रदान करते वाला हो उसी देवता के विषय में पहिले मुझे” 

बताइए इसके अनन्तर अन्य देवताओं के विषय में वर्णन करने की 
' .छृपा करेंगे ।२०। , 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ', 


सप्तम इहिपेकिणेके/2 कृष ०सॉवॅ्सेवीद 5 and eoangodi १ ४३ 


प्रत्यक्षं देवता सूर्यो जगच्चक्ष दिवाकरः। | 
तस्मादकयधिका काचिदद वता नास्ति शाश्‍वती ।२१ 
यस्मादिदं जगज्जातं क्षय यास्यति यत्र च । . 
कृतादिलक्षणः कालः स्मृता साक्षाहिवाकरः ।२२ 

` ग्रहनक्षत्रयोगाश्च राशयः करणानि च। 
आदित्योवसवो रुद्रां अश्विनौ वायवोऽनलः ।२३ 
शक्रः प्रकपतिः सर्वे भूभू वः स्वस्तथेव च । 
लोकाः सर्वं नगाः नगाः सरितः सागरास्तथा । . 
भूतग्रामस्य सवेस्य स्वयं हेतुदिवाकरः ।२४ 
अस्यच्छया जगत्सवंमुन्पत्नं सचराचस्‌। | 
स्थितं प्रबतंते चेव स्वार्थ चानुप्रवतं ते ।२५ 
प्रसादादस्य लोकोऽयं चेष्टामामः प्रदृश्यते । . 

` अस्मिन्नभ्यदिते सशमुदेदस्तमिते सति । 
अस्तं वाती हृद्येन विमेतत्कथ्यते .मया ।२६ 
तस्मादतः परः नास्ति न भूतं न भविष्यति। 
यो वे वेदेषु सर्वेषु परमात्मेति गीयते ।२७ 
इतिहासपुराणेषु अपरास्मेति गीयते । 
वाहयास्मे तिसुषुम्णास्थ स्वप्नस्णो जाग्रतः स्थित: ।२८ 


भगवान्‌ श्री वासुदेव ने कहा- प्रत्यक्ष देवता तो भगवान्‌ सूयह जो 
इस समस्त जगत्‌ के नेत्र हैं ओर दिन के सृजन करने वाले होते हैं । 


इससे भी अधिक निरन्तर रहने षाला कोई भी देवता नहीं हैं ।२१। 
जिससे यह जगत्‌ उत्पन्न हुआ है ओर जिसमें यह जगत्‌ अन्त समय में 
लय को प्राप्त होता है,कृतादि लक्षण वाला यह काल भी साक्षात्‌ दिवा- 
कर ही कहा गया है ।२२। जितने भो ग्रह, नक्षत्र योग हैं तथा राशियाँ 
` करण आदित्या सव, रुद्र, अश्विनी कुमार वायु अनल शक्र, प्रजापति 

समस्त भूभू वः स्वः लोक,सवंपर्वेत नाम,नदियां समुद्र और समस्त भूंतों 
का समुदाय इन सभी का हेतु स्वयं एक दिवाकर ही होते हैं ।२३-२४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection, र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and sGangatri 

१४४ [भविष्य पुराण 
इसी की इच्छा से यह सम्पूर्ण जगत्‌ जो चर अचर से युक्त हैं उत्पन्न 
हुआ है। इसी को इच्छा से य़ जगत्‌ स्थिर रहता हैं और अपने अथं 
में प्रवृत्त भी इसकी इच्छा से हुआ करता है।२५। इसके प्रसार से हो 
यह सोक चेष्टाशोल होतं! हुआ दिखलाई दिया करता है । इसके उदय ' 
होने पर सभी का उदय होता है और इसके अस्त हो जाने पंर सव 
भस्तङ्कत हो जाया करते है क्योंकि जवं यह अहृश्य होते हैं तो फिर . 
कुछ भी यहाँ नहीं सुझा करता है ' यह मेरे हारा भया कहा जावे । 
` तात्पयं यह्‌ है कि यह प्रत्यक्ष से सिद्ध हो है । इस कारण से इससे 
अधिक कोई नहीं है, न हुआ ओर न भविष्य में भी कोई होगा । जो 
कि समस्त वेदों में 'परम्परा' इस नाम में पुकारा जाता हैं ।२७-२ब। 
इतिहोस और पुराणों में उसे "अन रात्मा'--इस नाम से गाया जाता 
है । यह वाह्य आत्मा, सुषुभ्तास्थ, स्वप्नस्थ ओर जाग्रत स्थित होकर 
जाता हैं।२८ॉ 

अस्तं यातीत्यहृष्टेन किमेतत्कथ्यते मया । 

तस्मादतः पर' नास्ति न भूतं न अविष्यति ।२९ 

यन्न वाह इति ख्यातः प्रे रकः सर्ववेहिनास । 

तानेन रहितं किचिदभूततस्ति'चराचरम्‌ ।३० 

नो देदैवेदविद्िश्च विस्तरेगेह शक्यत्ते। | 

वक्तुः वर्षंशतेर्नासौ शक्यः संक्षेपतो मया ।३१ 

तस्माद्गुणाकारः ख्यातः सवंत्रायं दिवाकरः 

सर्वेश: सवेकर्तायं सवंभर्तायमव्ययः ।३२ 

जाता मत्स्यादयः सभ्यरगातिसन्तो महेशवरात्‌ । - 

मण्डलवर्यातरिक्त न जानामि परमार्थतः ।३३ 

तथास्य मंडल कृत्वा यो हयेनमुपतिष्ठते । 

प्रातः सायं च मध्याह्ने स याति एरमां रतिम्‌ ।३४ 

कि पुनमंडलस्थं यो जपते परमाथत्तः। 

विविधाः सिद्धयस्तस्य भवृन्ति न तददूभुतस . ॥३५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


सप्तमीर्कीरषिर्वर्णनि करिलि-सेसिति सैम्धीई  "ु' Chennai and eGangotr १४५ 


जब यहु भइष्ट होता है तो वह अस्ताबल फो चला जाया करताहै 
इसमें मेरे द्वारा षग्रा कहा जावे । इसके वह सिद्ध है.कि इससे परे कोई 
- देवता नहीं है न हुमा ही है और न आगे कभी भविष्य में होगा २९ 
जहां पर वाहू इस नाम से ख्यात हैं ऑर जो समस्त देहधारियों को 
प्रेरणा देते वाली होता है । इससे रहित कुछ भी नहीं है । यह समस्त 


चराचर में रहने वाला है ।३०। यह ऐसा है कि समस्त वेदों के द्वारा 
मोर वेद के द्वारा और वेद फे महा मनीषियों के द्वारा यहाँ विस्तार 


पूर्वक सौ ब्ष में भी कहा नहीं जा सकता है । ओर मेरे द्वारा तो यह 
संक्षेप में भी नहीं कहा जा सकता है ।३१। इस कारण से यह दिवाकर 


देव सर्वत्र गुणाकार नाम से ख्यात होते हैं। यह सबके ईश सबके करने 
' वाले सबके भरण झरने घाले और अब्यय हैं।३२ मत्स्य आदि सब इसी 


महेश्वर से भली-भाति गति वाले उत्पन्न हुए और मण्डल व्यति रिक्तके 


. परामशं में नहीं जानता हुँ । सो इनका मण्डल करके जो कोई इसका 
उपस्थान किया करता है ओर इसको उपासना प्रात:काल मध्यान्हकाल 


मर सायंफाल में जो भी कोई फरंता है वह परम गति को प्राप्त हो 
जाता है ।३३-३४। इसको मण्डन में स्थित रहने वाले को परमार्थ से 


जप करता है उसका तो कहना ही क्या हैं। उसे विविध ह छी 
सिद्धियाँ हो जाया करती हैं भोर यह कोई अद्‌ मुत बात नह है ।३४॥ 


मण्डले च स्थित देव देह चेन व्यवस्थितम्‌ । 
स्वबुद्ध ये वसंत्म्मूहो यः पश्यति ।३६ 

: ध्वास्वेव पूजयेद्यस्तु जतेशों जुहुयाच्च यः। 
स सर्बागप्राप्तुयात्कामात्ग छेथमध्वजं तथा ।३७ 
तस्मास्वमिह दुःखानामत.कतु यदीच्छसि । 

` इहामुत्र च भोगानां भुक्ति मुक्ति च शाश्‍वती प्‌ ।३८ 
मारघयाकंमर्कस्थो मंत्रे रिह तदात्मनि । 
अ गैवृतं वृतेचेव स्थानै शास्त्रेण शोधिते ।३६ 
कवचेन च संगुप्से सर्वंतोऽस्त्रेण रक्षिते । 
एव प्राप्स्यसि यतौंस सघंदा फलभीप्सतस्‌ ।४० 


CC-0.PaniniKanya Maha Vidyalaya Collection. 


~. ` ° । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१४६ ] * [ भविष्य पुराण 


- दुःखमाध्यात्मिकं नेह तथां चेवाधि भोतिकस्‌ । 
. आधिदेविकत्युग्र' न भविष्यति ते सदा ।४१ 

न. भयं विद्यते तेषां प्रपन्ना थे दिवाकरम्‌ । 

'इहा मुत्रं सुखं तेषामाच्छिद्र' जायते सुखस्‌ ।४२ "0 
सूर्यणदं ममोहिष्टं साक्षाद्यञ्ज्ञानमुत्तस्‌ । 

आराघितेन विधिवत्कालेन बंहुना तथा ।४३ 

प्राप्यते परमं स्थानं यत्र धर्मध्वजः स्थितः । 

_ एतत्बंक्षिप्तभुददिष्टक्षिप्रसिद्विकरं परस्‌ । 

. यथा नान्यदतोऽस्तीति स्वयं सूर्यण भाषितस्‌ ।४४ 

उपायोयं समार्यातस्तव संक्षेपतस्त्विह । 

यस्मात परहरो नास्ति हितोपायः शरीणास ।॥४५ | 
मण्डल में स्थित इस देव को ओर इसको अपने देह में व्यवस्थित 


इस प्रकार से अपनी बुद्धि से जो विद्वान देखा करता है वही वस्तुतः 
देखता है ।३६। इस प्रकार से अच्छी तरह ध्यान करके जो पूजा किया 


करता है, जाप किया करता है ओर जो हवन करता है यह मनुष्य 
समस्त अभीष्ट कामनाओं की प्राप्ति किया करताहे ओर वह धमंध्वज. 


को उसी प्रकार से चला जाता है।३७। इस कारण से तुम यंदि अपने 
दुःखों का अन्त करना चाहते हो और इस लोक में सुखों का उपभोग 


करने की इच्छा रखते हो तथा परलोकमें शाश्‍वती मुक्ति अर्थात संसार 
में जन्म मरण के आवागमन से छुटकारा चाहते हो तो अकं में स्थित 


होकर अके अर्थात्‌ सूयं की आराधना करो । यहाँ मन्त्र के द्वारा तदा- 
हमायें अङ्गों से वृत करो ! स्थान के घृत होने पर और शास्त्र के द्वारा 


शोधित हो जाने पर एवं कबच के द्वारा संरक्षित करने पर और सव 
ओर से अस्त्र के द्वारा रक्षित होने पर आराधना करने से इस प्रकार 


से सर्वदा यल्नपूवंक करने पर जो कोई अभीष्ट फल होगा उसे अवशय 
ही प्राप्त करलोगे।३८-४०। उस प्रकार की आराधना से तुमको आध्या 


त्मिक, आधिदेविक ओर आधिभौतिक दुःख सवदा अत्युग्र रूप में नहीं 
होगा ।४१। जो पुरुष भगवाच दिवाकर की शरण में प्राप्त हो गसे हैं 
“CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


आदित्यंस्म निल्यारोधमविधि वर्णनम ¬” Chennai and coarse १४७ 
उनको कोई भी भय नहीं होता है । उन सूथ देव के उपासक भक्तों को 
इस लोक में भौर परलोक में दोनों जगह छिद्र रहित सुख हुआ करता 
।४२। भगवान्‌ सूयंदेव ने यहु उत्तमं ज्ञान मुझे साक्षात्‌ रूप से बतलाया 
था विधि के साच बहुत काल पर्यःत इस तरह आराधना करने से उस 
परम स्थान को मानव प्राप्त किया करता है जहाँ कि घमंध्वज स्थित 
है । इस प्रकार से मैंने तुमको यह शीघ्र ही परम सिद्धि पाने वाला 
विधान संक्षेप में वतला दिया है । क्योंकि उस प्रकार का अन्य कोई भी 
विधान नहीं है--ऐसा भगनान सूयं देव ने स्वयं मुझे बताया था ।४३- 
४४। इस संसारमें महू उपाथ मैंने अत्यन्त संक्षेप में तुमको बतला दिया 
है। शरीरधारियों के लिए इससे परतर अन्य कोई भौ हित प्रदान कर . 
ने वाला उपाय नहीं है ।४५। 

ग्रादित्यस्य मित्याराधनविधि वर्णनम्‌ . 


अथाचेनविघि वक्ष्ये धमे केतो र नुत्ततम्‌ । 
सर्वेकामप्रद पुण्यं विघ्नघ्नं दुरितापहम्‌ ।१ 
सूय॑मंत्रे! पुरः स्नातो यजेत्तेनेव भास्करम्‌ । 
यतस्ततः ध्रवक्ष्यामि स्नानमादो समासतः ।२ 
आचांतस्तभुपालभ्य मुद्रया शुचिशुद्धया। 
कृत्वा नीर(जनं पुत्र संशोध्य च जल 'ततः।३ 
स्नानादहृदयपूतेन मन्त्रेण मत्कुलोद ह । 
उत्थायाचम्य ते चेव वाससी परिधाय च ।४ 
द्विराचम्याय सप्रोक्ष्य तनु सप्ताक्षरेणच । 
उत्थायाचम्य तेनेव रवे! कृत्वार्ध्येमेव च ।५ 
दत्वा तेन जपित्वा तं स्वक ध्यावाकंवद्गदि । 
गत्वा चायतनं शुश्रमाकंमा्की तनु यजेत्‌ (६ 
पूरक कुम्भकं कृत्वा रेचकं च समाहितः 
कुरवोंकरेण दोषास्तु हन्यात्कायदिसंभवान्‌ ॥७ 


CC-0.Panini Kanya Maha: Vidyalaya Collection. 


व! 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGapgotri 
१४८ ] . [ . भविष्य पुराण 


इस अध्याय में आदित्य के नित्य आराधन करने की विधिफा वर्णन 
और सूर्य के माहात्म्य का वर्णन किया जाता है । भगवान, बासुदेव ने 


` ` कहा-इसके अनन्तर अब हम धमंकेलु की उत्तम अचना की विधि को 


.बत्तलाते हैं । जो कि विधान सम्पूण कामनाओं को प्रदान करने वाला, 
पृण्प दायक विघ्नो. के हनम करने वाला और पापों के” अपहरण करने 
याला होता है ।१! सवे पहले सुर्यं के मन्त्रों के द्वारा स्नान कर 
के फिर उससे ही भास्कर का यजन करना चाहिए । आदि में संक्षेप से 


जहाँ तहा से स्नान के।विषय में वत्तलाया जाता है।२। भाचान्त होकर 
शुचि शुद्ध मुद्रा से उसको उपालभ्प्र करके , है पुत्र | नीराजन करे । 
इसके पश्चात्‌ जल का संशोधन करे । हे मत्कुलोदह ! स्नान में हक्य 
पूत सन्त्र से धठकर. आगमन करे गौर ज़सी से वस्तो का परिधान 
- करना चाहिए।३-४) दो वार आधभन करके सम्प्रोक्षेण करना चाहिए । 
फिर उठकर तथा आचमन करके उसी मन्त्र से रवि फे लिए अघ्यं देवे 
।१। लघ्यं देकर उसका णप करे शौर. अक बाले हृदय में अपने आपको 


उसका ध्यान करे ओर शुभ्र आके आयतन में पहुंच कर आर्कीतनु का 
यजन करना चाहिए ।६। फिर अति समाहित होकर पूरक कुम्भक और 


रेचक ये तीनों प्राणायाम की क्रियायें करें । इसे करके फिर ओंकार से 
कायादि में होते बाले समस्त दोषों का हवन करना चाहिए ।७। 


वायव्यास्नेयमाहेन्प्रवारुणी भियथाक्रमस्‌ । 
किल्वषं वारुणादभिश्च हृन्तात्सिद्व्य्थंमात्मनः ।८ 
शोव्रणं दहनं स्तम्भनं च यथाक्रमात्‌ । 
वाग्वग्रींद्रजनख्याभिर्धारणाभिः कृते सति।३ 
ध्यात्वा विशुद्ध मात्मानं प्रणमेकेमास्थितस । 
देह तेनेव संचिन्त्य पञ्चभूतमय परम्‌ ।१० 
सुक्ष्म स्थूल मथाक्षाणि स्वस्था नेंषु प्रकल्प्य च । 
विन्यस्यांगाति खादीनि हृदाद्यानि हृदादिषु।११ ६ 
' खस्वाहा हृदगं भानोः खमर्काय शिरस्तथा । 
उल्का स्वाहा शिखाकस्य येचहुः कवचं परस्‌ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


‘ Digitized by Arya Samaj Foundation.Chennai and eGangotri 


भादिध्यक्ष्य निधया राघनविक्ति वर्णनम्‌ ] [. १४२ 


- खरां फटस्त्रं च संहारश्रादितः प्रणव: कृतः ॥१२ 

- स पूर्व प्रणवस्याथो मन्त्रकमंप्रसिद्धये । 
एभिजल त्रिफा जप्त्वा स्नानद्रव्याणि तेन च।१३ 
संप्रोक्ष्य पूजयेत्सूय गन्धपुष्पादिभिः शुभ: । 
ततो मूतिषु सर्वासु राधावग्नो प्रपूजयेत्‌ ॥१४ 


` इसके पश्चात्‌ आत्मा की सिद्धि के लिए वायव्यथाग्नेय, माहेन्द्र . 
भोर वारुणी दिशाओं में यथाक्रम वारुण जख से 'अपने किहिवषों का 


नाश करे ।5। वायु, अग्नि, इद्र और जल नाम वाली धार णाओंके 
द्वारा यथाक्रम शोषण, दहन, स्तम्मन और प्लावन करने पर विमुद्ध 


आत्मा का ध्यान फरके समास्थित भगवान्‌ अक को प्रणास करना 
चाहिए ओर उसके द्वारां ही पचभूतमय इस पर देह का संचिन्तन करे 


॥ ४-१० सूक्ष्म तथा स्थूल को एबं अक्षोको अपने स्थानों पर प्रकल्पित 
फरके हृदय आदि में खादि ओर हृदादि अजु फा विन्यास करना 


चाहिए।११। भानु के हृदय को 'खस्याहा' ऐसा न्यास करे, अर्काय 
शिरोखम्‌ अकंस्यणिका उल्फा ध्घाह्टा, यै हूं कवच; खा फट्‌ अस्त्रम्‌- 


उस तरह संहार करे ओर मादि में प्रणव को करे ।१२। प्रणव के पूर्व 


में उसे करे । इसके अनन्तर मन्त्र कम की प्रिद्धि के लिए इनसे तीन 
बार जलको जप करके ओर उस मन्त्र से स्नान के द्रध्यो का सम्प्रोक्षण 


करके शुभ गन्धाक्षत पुष्प आदि के हारा सूर्यफो पूषन करना चाहिए । 
इसके पश्चात्‌ समस्त मूर्तियों फा रात्रि में अग्नि भें पूजन करना 
चाहिए .!१३-१४। । 
प्रावप श्विमोत्त राभ्यग्रां प्रात: साय निशासु वे । 
सप्ताक्षरेण सन्मन्त्रं ध्यात्वा च पद्मकणिकास । ११५ 
आदित्यमण्डलान्तस्थं तत्र देहं प्रकल्पयेत्‌ । 
प्रभामण्डलध्यात्वा देहं यथा पुरा-। 
सर्वलक्षणसम्पूर्ण सहल्लकिरणोज्ज्वलम॒ ।१६ 
रक्तेगंधेश्च पुष्पेश्न॒ चरुभिब॑लिभिस्तथा । 
रक्तचन्दनमिश्ष वा वस्त्रे रावरण शुभेः ।१७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५० ] [ भविष्य पुराण 


` आवाहनादिकर्ताणि रक्षा तु हृदये च । 

तच्चितश्न सदा कुर्याञ्ज्ञात्वा कमक्रमं बुध: ।१८ 

कृत्वा चावाहनं मन्त्ररेकत्र स्थापनं ततः। 

यावत्तागावसानं तु सान्निध्यं तत्र कल्प्य च ।१ 

दत्बा पाझादिकाँ पूजा शक्त्या वाष्यं निवेद्य च । 

जपित्वा विधिवद्धयात्वा यतो देवीं विसजयेत्‌ ।२० 

एष कमं क्रमः प्रोक्त सर्डेषां यजनक्रमात्‌ । 

प्रबक्ष्याति जपस्थानं पद्मेशावरणे तथा ॥२१ 

प्रातःकाल सायंकाल और रात्रि में पुर, पश्चिम ओर उत्तराम्यग्रा 
पद्मकणिका तथा सप्ताक्षर द्वारा सन्मन्त्र का ध्यान करे और आदित्य- 
मण्डलके अन्दर स्थित वहाँ देह को कल्पना करे । प्रभावमण्डल के मध्य 
में स्थित पहिले की भाति देह को प्रकल्पित करना चाहिए सो कि देह 


समस्त लक्षणों से परिपूर्ण भोर सइख किरणों से परमोउउबल है ।१५- 
१६। जो रक्त गन्ध, पुष्प, पुण्य, चरु ओर वलियो से तथा रक्त चन्दनसे 


मिश्रित वस्त्रों से बौर शुभ आवरणों से युक्त है ।१७। आवाहन आदि 
कर्मो को ओर हृदय से रक्षा को उसीमें अपना चित्ते लगाकर बुद्धिमान 


को सम्पूणं कार्यक्रम का ज्ञान करके सदा करना चाहिए ।१८। मन्त्रों से 


आवाहन करके फिर एक स्थान में श्यापना करे और जब तक योगकी 
पूणंता हो तथा समाप्ति हो तब तक वहाँ पर उसके सम्निघान की 


कल्पना करे।१६। पाद आदि. की पूजाको देकर शक्ति से अघ्य निवेदित 
करे । विधि पूर्वक जप करके भोर ध्यान करके इसके पश्चात्‌ देवों का 


विसजंन करे ।२०। यह कर्म का क्रम मैंने बता दिया है जो कि सबका 
यजन के क्रम से होता है। मब पद्मेशावरण में जप का स्थान बतला- 


कगा ।२१ 

' आदित्यं कणिकारंस्थं दलेष्गंगानि पूर्वश: । 
सोमादोन्नाहुपर्यंतात्प्रहाइचे वींदगादितः ।२२ 
मूतिगन्लोकपालांश्च क्रमादावरणेष्द्रथ । 
तदस्त्राणि च रक्षार्थं स्वमन्त्रः पजयेत्क्र मात्‌ ।२३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


आादिश्यस्ये निरश्यीं रीबेंने धिधि रथे | Chennai and १०३४१६ १ ष्र १ 


प्रणंवेशवाभिप्तानेश्न चतुर्थ्या ह्यमभियोजितः । 
सर्वेषां कथिता सस्त्रा मुद्राश्च कथ याम्यतः ।२४ 
व्योममुद्रा.रतिः पद्या महाश्वेतास्त्रमेव च | 
पश्वमुद्रा: समाख्याताः सवेकमंप्रसिद्यये ।२५ _ 
' उत्तानो तु करी कृत्वा अगुल्यो ग्रथिता: क्रमात्‌ । 
त्नी यति यावत्ताः समे वाधोमुखे स्थिते ।२६ 
तर्जन्यौ मध्यमस्येव ज्येष्ठाग्र वानुगोपरि । 
मुद्र यं सवेमुद्राणांव्योम मुद्रति कीतिता । 
सर्वेकमंसु योगोय तणा स्थानं प्रकल्पते ।२७ 
पद्मवत्प्रसृताः सूर्या महाश्वेता रवेः स्मृता । ` 
जवसन्निहितो नित्यं रथारूढो रविः स्मृतः ॥२८ 
- भगवान आदित्य को पद्मेशावरणमें कणिका स्थित करे ओर उस 
पद्म के दलों को संस्थित करना चाहिए । पूर्व से सोम के आदि लेकर 


राहु पयंन्त ग्रहों को संस्थापित करे। उत्तर से आदि लेकर मूर्तिमान 
लोकपालों को संस्थित करना चाहिए। क्रम से आवरणों में उनके 


अस्त्रों की रक्षा से लिए अपने मन्त्रों के द्वारा क्रम से पूजन करना 
चाहिए ।२२-२३। प्रणव ओर अभिधानो से युक्त चतुर्थी विभषित लगा 
कर अभियोजिंत किए हुए सबके, मन्त्र कह दिए गये हैं। अब आगे 
जो मुद्रायें हैं उन्हें कहते हूँ ।२४। समस्त कमों की प्रसिद्धि के लिए 
व्योम, मुद्रा, रात, पद्मा, महाश्वेता और अस्त्रमुद्रा ये पाँच ही मुद्रा 
कही गई हैं।२५ दोनों हाथों को ळेचें करके फ्रम से अंगुलियों को 
ग्रन्थित करे । जब तक वे तजनी को जाती हैं। सम अथवा अधोमुख 
स्थित होने पर दोनों तजंनी मध्यम की ही, ज्येष्ठा के आगे या अनुग फे 
ऊपर होती है । यह समस्त मुद्राओं में व्योम मुद्रां कही गई है । सव 
कर्मों में यह योगा होता है तथा स्थान प्रकस्वित होता है।२६-२७। 
पद्म की भाँति जब सभी प्रसृत होती हैं वह रवि की महाश्वेता कही 
` गई हैं। वेगसे संन्निहित नित्य रथ पर आरूढ रहने बाला रवि यताया' 
गया है ।२८` 
CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ETT °. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and Sando 
१५२. ] [ ` भविष्य पुराण 
` हस्तावुद्वं मुखो कृत्वा बामागुषठेन योजिती । 

. द्रव्याणां शोधने योज्या रक्षाम च जिशेषत! ।२७ 

अनया मुद्रया सवं रक्षिसं शोधितं भत्‌ । 

अध्ये दर्वा प्रयोक्तव्या पूर्जांते ब विशेषत! ।३० 

जपध्यानावसाने च यदीच्छेत्सिद्धिमात्मन) । 

अनेन विधिना नित्यं जपेदब्दमतं द्रितः।३१ 

स जमेतेप्सितान्कामनिहामुक्न न संशयः । 

रोगार्ती मृच्यते रोगाबनरीनो धन लभेत्‌ ।३२ 

राज्य भ्रष्टो लभेद्राज्यमपुनञः पुश्रमाप्तुयात्‌ । 

प्र्नामेधासमुद्धीश्च चिरंजीवति मानवः ।३३ 

सुरूपाँ लभते कन्याकुलीनां पुषषोत्तमस्‌ । 

सौभाग्यं स्त्री कुलीनापि कन्या च पुरुषोत्तमस । 

अविद्यो लभते घिद्यामित्युक्त भातुना तुरा ।३४ 

मित्ययागः स्मृतो ये ष धनधाऱ्यसुद्याबद्द: !। 

प्रजापशुविवृद्धिश्व निष्काभस्यापि जायते ।३५ 

तदेकः स्तूयते स्वर्गे शब्द्यत ध नरोत्तमः। 

भक्तधा त पूजयेद्यस्तु मरः पुण्यतरः सदा ।३६ 

इह वे कामिकं प्राप्य सतो गच्छे मलो: इदस । 

द्विजातस्य प्रसादेन तेनसावृधसन्निभः ॥३७ 

दोनों हाथ उध्वंमुष्य करके बाम अंगुष्ठ के साथ योजित करें। 
यह मुद्रा द्रव्यों के शोधन करने में भोर बिशेष करके रक्षा के 
लिए योजित करनी चाहिए ।२६। इस्त मुद्रा के हारा ब्स्तु शोधित 
तथा रक्षित होती हं! अध्यं देकर विशेष करके पूजा के अन्त में 


यह मुद्रा प्रयुक्त करनी चाहिए ।३०। जप ओर ध्यान के अस्त में 

यदि अपनी आत्मा की सिद्धि की इच्छा रखता है तो इसी विधि से 

अतन्द्रित होकर एक वर्ष तक जप करना चाहिए।३ १: वह मनुष्य अपनी 

अभीष्ट,कामनाओं की प्राप्ति किया करता है भौर इस लोक में तथा 

परलोक में उसको सबको प्राच्ति होती है इसमें कुछ भी संशय नहीं । 
| CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रथसप्तमी माहारम्यवणेसय्‌ ] ,. [- १५३ 


जो रोगों घे पोत होता है बह रोग में मुक्ति पा जाता है बौर जो 
निधन होता है बहू बत का साभ किया करता है ।३२। जो. राज्य से 
अष्ट छो जाता है बह राज्य को प्राप्ति करता है थपुक्ष पुष पाता है। , 
इसके ' करने से प्रजामेध भोर समृद्धि कौ प्राप्ति प्ोतों है । थोर मानब 
. बहुत समम तक जीवित रह! करता है । पुरुष कुन्नीन नौर सुस्वर रूष' 
बाली कस्मा का लाभ निश्‍चय ही किमा करता है. । कुलीन कन्या भी 
- झेष्ठ पुरुष को प्रांप्स किमा करती है तथा स्थौ सोभान्म फा लाभ 
प्राप्त करती है । थो वि से हन ब्रोता है षह विषा को पा जाता है 
ऐसा भातुदेव ते पहिले कह था ।३३-३४। यह नित्य ही करने बाला 
घाग बताया गया है भौर तभी यदद धत तणा घावत्यके सुक्षफों षेसे वाला. 
. होता है । जो विल्‍्कुल निष्काम द्वोता है उसको भी प्रजा थोर पशुलों . 
फी विशेष वृद्धि होती है ।१४५॥ उस समन वह एक छौ स्वयं में प्रस्तुत 
किया जाता है भोर नरों में उत्तम कहां जाता फरता है । जो उसकी 
भक्ति के साथ पूणा करता. है घडू मनुष्ष सदा शिक पुण्यातना होता है . 
।३६। इस लोक में अपना समय जभीष्ट प्राप्त करके उसके पश्चात्‌ बह 
मनु के पद को प्राप्ति किया करता है । हे द्िजणण | उसके प्रसाद से 
ऐसे तेज प्राप्त होता है कि बहू उस तेज से घुड़से समाप्त होता है।३७ 
रथ सब नो नाहात्स्य घर्रानम्‌ 
नेमिसिक ततो नक्ष्ये यज््ज्ञात्वा च समासतत!! 
सप्तम्याँ ग्रहणे चेव संक्राँतिषु विशेषः ।१ 
शुक्लपक्षस्य सप्तम्यां हविभु षत्वेकदा दिवा । 
`` सम्यगाचम्य संध्यायाँ वारुण प्रणिपत्य च ।२ 
इन्द्रियाणि च संयम्य कृत ध्यात्वा स्वपेदध्षः। 
` दभशम्यागतो रात्रो प्रातः स्तातः सुसंयतः ।३ 
ततः संध्यामुपास्याय पूर्वोक्त च मनं जंपेत्‌। 
` जुहुयाच्च तदा बहति सूर्यारिनी परिकल्प्य च ।४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५४ |] [ भविष्य पुराण 


सूर्यारिंनिकरण वक्ष्ये तपंणं च समासतः । 

अचनागा रसुल्लिख्य प्रविश्याच्ये जने अनस्‌ ।५ 
प्रक्षिप्यास्तीय दर्भश्च पान्नाद्यालभ्य च क्रमात्‌ । 

पवित्रं द्विकुशं कृत्वा साग्र घ्रादेशसं मितस्‌ ।६ 

तेन पात्राण संशोध्याथ विलोकय च । 

उदमग्नो स्थिते पाश्रे प्रज्वाल्याथोल्मुकेन थ ।७ 

पर्यग्निकरण कृत्वा तथाख्योयत्वनं त्रिधा । 

परिमुज्य स्‌ वादींशव दर्भे- संप्रोक्षततः ॥८ 

इस अध्याय में आदित्य के नैमित्तिक आराधना फे फ्रेस का तथा 
. रय सप्तमी के माहात्म्य का वर्णन किय। जाता है । भगवान बासुदेव ने 
कहा-इसके पश्चात्‌ मैं नैमित्तिक आराधन के विषय में बतलाता हूं 
जिसको कि संक्षेप में जान लेना चाहिए । सप्तमी में, ग्रहण में, ओर 
बिशेष कर संक्रान्तियो में. तथा शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि में दिन'में _ 
एक बार हवि का भोजन करे भली भाति आचमन करके सन्ध्या के - 
समय में वारुण को प्रणाम करे । इन्द्रियों को संयममें करने के लिए हुए 
, का ध्यान करे और भूमि पर नीचे शयन करना चाहिए । राभ्रिमें दर्भो 
की शम्या पर रहे भौर प्रातः काल में स्नान करके सुसंयत हो जाना 
चाहिए ।१-३। इसके अनन्तर सम्ष्योपासन करके पूर्वोक्त मन्त्र का जाप 
करे । सर्वारित परिकल्पित करके तब अग्नि में हवन करना चाहिए 


।४। सूर्य ग्निकरण को में ब्रताऊगा तथा तपंण को भी संक्षेप में बताया - 
जायगा । अचेता के घर का उल्लेख करके असन करने के योग्य जनों 


के साथ वहाँ पर प्रवेश करके जल को प्रक्षिप्त करे ओर दर्भो से आस्त 
. रण करे तथा क्रम से पात्रादि का आलम्मन करना चाहिए। दो 


. कुशाओं की पवित्री बना लेवे जोकि साग्र और प्रादेश समित्त हों ।५-६ 

उसके पात्रोंका सम्प्रोक्षण संशोधन और विलोकन कर । उदम ग्रस्थित 
पात्र में उल्धुक से प्रज्वलित करना चाहिए फिर पर्यास्निकरण करके 
तथा तीत प्रकार से आज्योत्वत्रन करे । ्रूवा आदि का परिमार्जन 


करके फिर दर्भो से सम्प्रोक्षण करना चाहिए ।७-५। 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


व्या भे by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रघसप्तमी साहात्म्यवणंनन | १५५ 


जुहुयात्पोक्ष्य तान्व ह्यो. तत्राक पबंवदब्नद्नजेत्‌ । 

अभूमो स्थितपात्रेण विष्टरेण तु पाणिना । 

'दानेंन यदुशादू ल नान्तरिक्षे स्थले क्वचित्‌ ।6 

दक्षिणेन स्र.व गुह्य जुहुयात्पादक बुध! । 

हृदयेन क्रियाः अर्वा: कतंव्याः पूर्वचोदिता! ।१० 

अर्कादारम्य संज्ञार्थं ददयातृष्णी हुति स्थितिः । 

वरुणाय शतेर्माधे साप्तभ्यां वरुणं यजेत्‌ ।११ 

यणाशक्त्या तु विग्टरभ्यः प्रदद्यार्खण्डवेष्टकान्‌ । 

दद्याच्च दक्षिणा शक्त्या प्राप्नोति याचितं फलम्‌ ॥ १२ 

एव वे फाहगुने' सूर्य चेत्रे वेशाख एव च। 

वेशाखे मासि धातारमिद्र ज्येष्ठे यजेष्रविस्‌ ।१३ 

आषाढे धावणे मासि नभं भाद्रपदेयमस्‌ । 

तथाश्वपूजि पञंन्य त्वष्टारं कार्तिक यजेत्‌ (१४ 

मार्गशीष च मित्र च पौषे विष्णु तजेद्यदिः 

सम्वत्सरेण यत्प्रोक्त फलमिष्ट दिनेदिने 

तस्सवंमाप्नुयारिक्षप्र भक्त्या थद्वान्वितो ब्रती ॥१५  _ 

उनका प्रोक्षण करके अग्निमें हवन करना चाहिए । बह पर अफ 
को पूर्व की भांति जावे । न भूमिमें स्थित पात्र से, विष्टर से, पाणिसे 
ओर दान से हे शाद ! अन्तरिक्ष में और स्थल में कहीं नहीं है । 
दक्षिण हाय से स्नूवा ग्रहण कर जञानीजन की पावक में हवन फरना 
चाहिए । सबं कथित समस्त किया हृदय से करनी चाहिए ।३-१०। 
, अक से भारम्भ करके संज्ञाथं चुपचाप स्थित होकर आहुतियाँ देनी 
चाहिए । वरुण के लिए एक शत आहुतियाँ देवे । माघ मास में सप्तमी 
तिथि के दिन वरुण का यजन करे।११। अपनी शक्ति के अनुसार विप्रो 
के लिए खण्डवेव्टकों का दान करना चाहिए । शक्ति पूर्वक दक्षिणा भी 
देवे तो जो भी चाहे वह फल प्राप्त किया करता है ।१२। इसी प्रकार 
से फाल्गुन मास में तथा चैत्र और बेसाख के महीने में सूर्ये का वजन. 


करे । वैसाख में घाता इन्द्र का तथा ज्येष्ठ में रथि का यजन करन 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१२, >... ७६० CE Sever: आत 


४ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 8980५0०. 


१५६ |] :  [ विष्य पुराण 


चाहिए !१३। आषाढ और भाषण मास में नभ का भाप्रपद में यम का 
भागे शोषं में मित्र का और पोष में विष्णु का यजन करे । आशिपन 
में पर्जन्य का और कातिक में ध्वष्ठा का थज़न फरे । इस तरह एक वर्ष 
पर्येन्त यजनाचेन करने से जो कि बताया' गया है, तो दिन दिम में 
अभीष्ट फल प्राप्त होता है ! भषित के साथ श्रद्धा ले मुभत प्रती षह 
सभी कूछ प्राप्त कर लेता है ।१४-१५। | 

माघस्ये शुक्लपक्षे तु पश्वम्यां मत्कुलोद्वह । 

एकभक्तु सदाख्यात षष्ठद्यां नक्तमुदाहृतस्‌ ॥१६ 

सप्तम्योपवासं तु केचिदिञ्छति घुब्रत । 

- षष्ठ्यां केचिद्वदतीह्‌ सप्त्यं पारण किल ।१७ 

कृतोपवासः षष्ठदू्यां तु पूजयेदंभास्करं बुध: । 

रक्तचन्दन मिश्च स्तु करवीरश्ध सुब्रत ।२८ 

गुस्गुलेन महाबाहो संयाधेन च सुब्रत । 

पज्यतेह वदेवेशं शछूर भास्कर रविद ।१द 

तुरो मासान्माघादी स्पुज्येद्रविम्र । ; 

_ आत्मनश्चापि शुद्धयथं प्राशनं गोमयस्म च ।२० 

स्नानं च गोमयेनेह कर्तेंग्य चार्म शुद्धये । 

ब्राह्मणार्विव्यक्षोजाँश्च भोजथेच्चापि शक्ततः ।११ . 

इस अव्याय में माघ शुक्ल सप्ती में भहा सप्तमी के अत के 
माहाह्म्य का वणन किया जाता है ! `भयवान्‌ वासुदेव ते कष्ा-हैं - 
मच्कूलोद्वह | माघ मास के शुक्ल पक्ष फो पछचमी में एक भषत खंदा ' 
कहा गया है और षष्ठी में रात्रि में कहा गया है ।१६। हे सुब्रत ! कुछ . 
लोग सप्तमी में उपवास चाहते हैं ओर कुछ विद्वान षष्ठी में उपवास 


का करना गतलाते हैं और सप्तमी तिथि में उस उपबास का विधान 
कहा करते हैं।१७। षष्टी में जिसने उपवास किया है उसे भास्कर की. 


पुजा करनी चाहिए । है सुब्रत ! भास्कर का अचेन रबत चन्दन से 


मिश्रित तथा करवीर के पुष्पों से करना चाहिए।१५। हे महान्‌ बाहुओं . 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रथसप्तमी माहात्म्यबणेनम्‌ ] [ १५७. 
वाले गुग्गुल ओर "याव के देवदेवेश शंकर भास्कर रवि का एजन करे 
।१2। इसी प्रकार से माघ आदि चार मासों का पूजन ` करना चाहिए 


मौर अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए भी ग्रोमय का प्राथन करे ।२०। 
यहाँ पर गोमय (गोबर) से ही आत्मा फी शुद्धि के सम्पादन करते के 


यास्ते स्वान करना भाहिए। बोर ब्राह्मणों को तथा दिव्य भोमों कों 
कपनी शक्ति के अनुसार भोजन भी करना याहिए ।२१। 


ज्येष्ठदिष्वथ मासेषु श्वेतचन्दनमुच्यते । 

इवेतानि चापि पुष्पाणि शुभगन्धान्वितानि वे ।२२ 
कृष्णागसस्तथा धूपो नेवेद्य पायसं स्मृतस्‌ । 

तेनेव ब्राह्मणांस्तुष्टान्भोजयेच्च महामते ।२३ 
प्राशयेत्यश्वगव्यं तु स्तानं तेनेव पुत्रक । | 
कात्तिकादिषु मासेषु अगस्तिकुसुमेः स्भृतम्‌ ।२४ 
पूजयेन्न रशाद्‌ं ल धूपेष्कं वापराजितेः । 

नेवेद्यं गुडपूपास्तु तथा चक्षुरस स्मृतभ्‌ ।२५ 
तेनेव ब्रह्मणांस्ता्त भोजयस्व स्वशक्तितः । 
कुशोदकं प्राशयेथाः स्नानं च कुरु शुद्धये २६ . ` 
तृतीये पारणस्यांते ताघे मासे महामते । 

भोजन तत्र दानं च डिगुणं समुदाहृतस्‌ ।२७ 
देवदेवस्य पूजा च कतंव्य शक्तिता बुधेः। 

रथस्य चापि दानं तु रथयाद्रा तु सुब्रत ।२८ 
इत्येषां कषिता पुत्र रक्षाहवा सप्तमौ शुभा। _ 
महासप्तमौ विख्याता महापुण्या महोदया ।२४ 
यासपोष्य धनं पुत्रान्कीति विद्यूतवाटनुयात्‌ । 
तथाखिल कुवलय चन्द्रोण च समोचिषा ।३० 


ज्येष्ठ आदि मासों में श्वेत थम्दन कहा जाता है। पुष्प भी श्वेत 
„होते चाहिए णो कि बहुत एत्तम बम्बर बाले हों।२२। फुष्ण भगरु का 


धूप हो तथा नैवेख के लिए पायप्त वताया गवा है। है महामते ! उसी 
देव समविछ नवेच फे स्थाम में जो पायस दै उससे ब्राह्मणों को बहुत 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


डन वयच ण. 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५८ ] [ भविष्य पुराण 


तुष्ट फरते हुए भोजन करना चाहिए ।२३। हे पु ! पञ्चगब्य का 
प्राशन करावे ओर उसी से स्नान भी करना चाहिए। कातिक आदि 
मासों.में ती अगस्त्य के पुष्प बताये गए हैं ।२४। हे नरशादू'ल.! अप- 
राजित धूप के द्वारा पूजन करना चाहिए। नेवेद्य के स्थान में गुड़ के , 
बनाये हुए पूये.होषें तथा ईख का रस कहां गया है।२५। है तात | 
उसी सभपित नैवेद्य के द्वारा अपनी शक्षित के अनुसार ब्राह्मणों को 
भोजन करावें । कूशोदक का प्राशन करावे और शुद्धि के लिए स्नान 
मी कुशोदक से करे ।२६। हे महान्‌ भति वाले । तृतीय पारण के अस्त 
भे माध मास में भोजन और दान दुगना कहः गया हे।२७। विद्वान 
पुरुषों के द्वारा शक्ति के अनुसार देवदेव की पूजा करनी चाहिए हे 
सुव्रत |! रथ का भी दान और रथ यात्रा करनी चाहिए ।२५। है पुत्र ! 
रथाहवा अर्थात्‌ रथ के नाम चाली सप्तमी का यह वर्णन किया . गया 
है । यह महासप्तमी विख्यात है । यह महान उदय वाली होती है जिस 
के दिन उपवास करके मनुव्य धन, पुत्र, कोति और विद्या की प्राप्ति 
किया करता है तथा समस्त भूमण्डल को प्राप्त करता है और चन्द्रमा 
के समान अचि बाला डो जाता हे ३० | 


` सु्ययोगमाहात्म्यवर्णतम्‌ 


तमेकमक्षर धामं पर सदसतोमंहत्‌ । 
भेदाभेदस्वरूपस्थं प्रणिपत्य रवि नुप ।१ 
प्रवक्ष्यामि यथापूर्व विरिचे महात्मना । 

ऋ _षीणाँ कथित पूर्वं तं निबोध नराधिप ।२ 
आराधनाय सवितुमेहात्मा पद्मसँभवः। . 
योगं ब्रह्मपरं प्राह महर्षीणां यथा प्रभु: ।३ , 
सतस्तवृत्तिसं रोधात्कंबल्यप्रतिपादकम्‌ । 

तद जगत्पतिब्रं ह्या प्रणिपत्यं महषिसिः ।४ 


CC-0.Panini Kanya Maha’ Vidyalaya Collection. 


थीम म by Arya णनम | Chennai and eGangotri 


सूर्यवोग माहात्म्थवर्णनम्‌ १५९ 


सर्वे: किलोक्तो भगवानात्मयोनिः प्रजाहितम्‌ । 

योग योगी भगवता प्रोक्ता बृतिनिराधजः ।५ 

प्राप्तु शक्यः स त्वने कजेन्मभिजंगय: पते । 

विषया दुर्जया नूणामिद्रियाकषिणः प्रभो ।६ 

बृत्तयइचेतसश्चापि चच्चलस्यापि दुधेरा: । 

रागादिक कथं जेतु शक्या वर्ष शते रपिः ॥७ 

इस अध्याय में सूर्थके योग के माहात्म्य का वर्णन किया गया से । 
सुमन्त महि ने कहा--हे नुप ! उस एक, अक्षर, सद्‌ और नसत्‌ में 
महान, भेद ओर अभेद के स्वरूप में स्थित, पर धाम रवि का प्रणि- 
पातत करना चाहिए बीर मैं रवि को प्रणाम करके तुमको बताता हुँ 
जैसा कि महात्मा विरञ्चि ने पहिले ऋषियों के आगे कहा या।हे 
नराधिप, अब तुम उसको समक्ष लो :१-रा सविता को आराधना कर 
ने के लिए महानु आत्मा वाले पद्म सम्भव (ब्रह्मा) प्रभु ने महषियों 
को जैसा ब्रह्म पर योग कहा है ।३। वह समस्त वृत्तियों, फे सरोध से 
कैवल्य का प्रतिपादक योग है। उस समय में जगत्‌ के स्वामी ब्रह्माजी 


से समस्त महृषियों ने कहा था जो कि भगवाम्‌ हैं ओर प्रजा के लिए 
आस्मयोनि थे । ऋषियों ने कहा--आपने जो घृत्तियों के निरोध से. 


होने वाला योग बताया है वह तो हे जगत के स्वामी ! अनेकों जन्म 
बीत जाने पर कहीं बढ़ी कठिनाई से प्राप्त किया जा सकता है! हे 
प्रभो | ये जो विषय हैं वे बहुत कठिनाई से भो नहीं जाया करते हैँ । 
ये तो मनुष्यों की इन्द्रियों को हठात्‌ खींच लेते वाले हुआ करते हैं । 
।४-६। बृत्तियाँ जो है वे इस चञ्चल चित्त से भी . अधिक कठिन होती 
हैं। ये राग आदिक वृत्तियाँ सैकड़ों वर्षों से भी किस तरह जीती जा 
सकती है ? !७ | ८ 

न योगयोऽयं भवित मन एभिरनिजितेः। 

अल्पायुशश्च पुरुषा ब्रह्मन्कृतयुगेप्यमी ॥८ ` 

त्रेतायां द्वापरे चेव किमु प्राप्तें कलौ युगे । 

भगंवस्त्वामुपासीनान्प्रन्तो वक्तुमहेसि ।4 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


* Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangoftri 


१६० ] [ भदिष्य पुराण 


. आयायासेन येनेव उत्तरेम भवाणंयस्‌। 
दुःश्चांवृमाग्नःः पुरुषा: प्राप्य बह्मसाहाप्लब्य । १० 
उत्तरेम भवांभोंधि तथा त्वमनुचित्य- । 
एवमक्तस्तदा ब्रह्म क्रियायोग महाभनाम ।११ 
तेषामृषीणामाजष्ट नराणां हितकाम्यया । 
आराधयत विइवेशं दिवाकरमतंद्रिताः ।१२ 
बाह्याकंबनसापेक्षास्तमजं जगतः पतिस्‌ । 
. इज्यापूजानमस्कारशृश्र षाभिरहमिशस्‌ । १३ 
प्रतोपवासेविविध बाह्मणानां च तपंणेः । 
तैस्तेंग्वाभिमतों: कामेयं च चेतसि तुष्टिदाः ॥१४ 
इन णनिजितों के द्वारा मन इस थोग से योग नहीं होता! हे 
ब्रह्मन्‌ । इस कृतयुग में भी थे पुरुष अल्प आगु वाले होते . है ।८। घेता 
कौर द्वापर तथा कलियुग में तो आयु के बिषय में कहने की बात ही 
बया है। हे भगवान्‌ | आपकी उपासना करते वालों को आप प्रसन्न 
होकर धाने के योग्य होते.हे । हे ब्रह्मन्‌ ! जिसके हारा क 
[सार महामु सागर के पार हो जावे ऐसा कोई वोग 
ह ज ह सॉलरिक दुःख अप खिल में शवे हुए हैं:आपके 
` द्वारा बताये हुए महान प्लव क्रो प्राप्ति कर ये पार हो सकते हैं ।१०। 


लिस प्रकार से संसार समुद्र से पार हो जावे--ऐसा कोई योग आप 
चिभारिये । इस तरह ये जब ब्रह्माजी से कहा गया तो उनते भानवों के 
हित की कामना चे महाइमाओं के क्रिया योग को उन ऋषियों से फा 
था कि इम समस्त विशव फे स्वामी दिघाकर फौ तन्द्रा रहित होकर 
आराधना करो ।११-१२। ब्राह्म आसम्बन की अपेक्षो घाले उस जगत्‌ 
के पति अज की इण्या, पुजा नमस्कार और शुश्र,षा से रातं-दिन आरा- 


धित्त की आराधना करने लगो ।१३। ब्रत, उपबास जोकि अनेक प्रकार . 


के भे उनके द्वारा तथा प्राह्मणों के तपंणों दारा और उत कामनागों से 
जो कि चित्त में तुष्ठि के देने बाले थे, नगबादू जाएफर की थाराधना 
करो ।१४। - A 
A, CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Sgmaj Foundation Chennai and 223) otri 
सूर्ययोगमाहात्म्य वणन . ] [ 0६१ 


अपरिच्छेद्यमासात्म्यमा राधनां भास्करम्‌ । 

तन्निष्टास्तद्गतधियस्तत्कमाणस्तदाश्रया: । १५ 

तहष्टयास्तन्मनसः सवस्मिन्त्स इति स्थिताः। 

` समस्तान्यथ कर्माणि तत्र सर्वात्मनात्मनि ।१६ 

सन्यसध्व स वः कर्ता समस्तावरणक्षयम्‌ । 

एतत्तदक्षर ब्रह्मा प्रधानपुरुषाबुभी ।१७. 

यतो यस्मिन्यथा चोभौ सवंद्यापिन्यापिन्यवस्थितो । 

परः पराणां परमः सेक: सुमनसां परः।१८ 

यस्माभिद्न्नमिदं सर्ग यच्चेद यच्च नेगति। 

मोक्षकारणमव्यक्तमचिन्त्यमप रिग्रहस्‌ ।१९ 

समाराध्य जगन्नाथ क्रियायोग मुच्यते । 

इति ते ब्रह्मणः लत्वा रहस्यभृषिसत्तमाः ।२० 

नराणामूपकाराय योगशास्त्राणि चक्रे । 

क्रियायोगपराणीह मुक्तिका रीण्यनेकशः ॥२१ 

जिस भगवान्‌ भास्कर का माहात्म्य अपरिच्छेद हैं उसकी आंररा- 
घना करे और तनिष्ट होकर उसीर्भे अपनी बुद्धिको लगाने वाले वनकर 

तथा उनके ही कर्मो को करके ओर एक मात्र भास्कर का आश्रय ग्रहण 

करके एबं उसकी ही दृष्टि वाले और मन वाले होकर तथा सबमें वह. 
ही स्थित है-ऐा विचार करके स्थित हो अपने समस्त कर्मो को सबको 
आत्मा उसमें ही त्याग करदो अर्थात्‌ उसेही समपित कर देना चाहिए । 
बह आपका समस्तावरण क्षय का फ्ता है । यह अक्षर महा हैं। दोनों 
ही प्रधान पुरुष हैं '११-१७' जिससे जिसमें जिम प्रकार से सवेव्यापी में 
दोनों ही अबस्थित हैं परों का भी पर-परम और सुमनसों का पर बह 
` एक ही हैं ।१८। जिससे यह भिन्त है और जो यहं सब है ओर जो 
इज़्ित नहीं होता है उस मोक्ष के कारण स्वरूप,अव्यक्त, ठाचिन्त्य और 
परिग्रह से रहित रहने वाले जगत के नाथ की समाराधना करके क्रिया 
के योग से मुक्ति प्राप्त की जाया. करती है ।१९। इस प्रकार उन श्रेष्ठ 
ऋषियों ते इस रहस्पूको ब्नद्माजी से सुंनकर मनुष्यों कौ भलाई के लिए 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१६२ } [ भविष्य पुराण 
योगशास्त्रों को कहने लगे । यहाँ.पर क्रिया योग में परायण ऐसे मुक्ति 
करने वाले अनेक हैं ।२०-२१। 
आराध्यते जगन्नाथस्तदनुष्ठानतत्परेः । 
परमात्मा स मतिण्ड: सवशः सर्वभावनः ।२२ 
यान्युक्तानि पुरा तेन ब्रह्मणा कुरुनन्दन । 
तानि ते कुरुणाद ल सर्वपापहराण्यहस्‌ ।२३ 
वक्ष्पामि धू यतामद्य रहस्यमिदमुत्तमम्‌ । 
संसाराणंवमग्नानां विषयाक्रांतचेतसास्‌ ।२४ 
हसपोतं विना नान्यात्किचिदस्ति परायणम्‌ । 
उत्तिर्घाश्चतय रवि व्रजश्वितय गोपत्तिस्‌ ।२५ 
भू जश्चतय मार्तण्डं स्वर्पाञ्चतय भास्करम्‌ । 
एवमेकाग्रचित्तस्त्वं संखितः सततं रविस ।२६ 
` जन्मभृत्युमहाग्राहं संसारांभस्तरिष्यसि ।२७ 
ग्रहेशमीशं वर॑दं पुराणं, | 
जगद्विधातारमज च नित्यस्‌ । 
- समाभिता ये रविमीशितार, . 
तेषाँ भवो नास्ति'बिमृक्तिाजास्‌ ॥२८ 


उसके अनुष्ठान में तत्पर रहने वालों के हारा उस जगत्‌ के स्वामी 
की आराधना की जाती है । पर परमात्मा मार्तण्ड सबका ईश ओर 


सवंभावन होता है ।२२। हे कुरुनन्दन ! उन ब्रह्माजी ने जो पहिले कहे 
'थे हे कुरुशादू ल ! घे तुम्हारे समस्त पापोंके हरण करने वाले हैं । उन्हें 
मैं बताऊंगा । भाज तुम इस परम श्रेष्ठ रहस्य का अवण करो। जो 
इस ससार रूपी समुद्र में मग्न है भोर जिनके मन सांसारिक विषयों में 
-आक्रान्त हो रहें हैं उनके लिए यह सर्वोत्तम हैं।२३-२४। हसपोत के, 
अतिरिक्त अभ्य कोई भी परायण नहीं हैं । अतरः उठकर रविका चिन्तन 


करो.ओर चलते हुए भी उस गोपति का ही चिन्तन करो ।२५। भोजन 
करते हुए मार्तण्ड की चिन्ता करो गौर शयन करते हुए भी भास्करकी 


चिन्ता करो । इस प्रकार से तुम एकाग्र चित्त होकर निरन्तर रवि का 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


i श ized by Aryg Samaj Ins Chennai and | 


ID) 
सूर्यस्य घिराट्रूपवंणनम्‌ १६३ 


संश्रय करने वाले रहो ।२६। जन्म मोर मृत्यु जिसमें महान्‌ ग्राह हैं ऐसे 
इस संसार रूपी सागर को तुम रवि का समाश्चय ग्रहण करके तैर 
जाओगे ।२७। जो इस ग्रहों के स्वामी वरदान देने याले पुराण पुरुष, 
जगत्‌ के विधाता, अजन्मा, ईशिता रवि हैं उनका समाश्रय जिन्होंने 
ग्रहण किया है उन विमुक्ति सेवन करने वालों के लिए यह संसार कुछ 
भी नहीं हैं अर्थात्‌ उन्हें इस संसार से छुटकारा पाना एक अत्यन्त 
साधारण सी वात है ।२५। 


॥ सु्यस्थ विराट्रूपवर्णनम्‌ ॥। 
: बिस्तरेणानुपूर्व्या च सूयं निगदतः श्युण । . 
ततः शेषाग्प्रवक्ष्येऽहं नमस्कृत्य विवस्वते (१ ` 
अव्यक्त कारणं यत्तनित्य॑ सदसदात्मकस्‌ । 
प्रधानं प्रकृतिश्चेति यमःहुस्तत्वचिन्तकाः ।२ 
गन्धवेर्णे रसँहींनं ₹ब्दस्पशं विवजितम्‌ । 
जगद्योनि महदभुत तं पर ब्रह्म सनातनस्‌ ।३ 
निग्र ह सर्वभूतानामव्यक्तमभवत्किल । 
अनाद्यंतजं सूक्ष्मं जिणं प्रभवोप्ययम्‌ ।४ 
अताकारमविज्ञग तमाहुः पुरुषं परस्‌ । 
तास्यात्मना सर्वमिदं जगद्याप्तं महात्मन: ।५ 
तस्येश्वरस्य प्रतिमा ज्ञानवेराग्य लक्षणा । 
धर्मेश्वयंकृता बृद्धि्राह्मी तस्याभि मानिन: !६ 
अव्यक्ताजायते तस्प मनसा यद्यदिच्छति । 
चतुम्‌ खस्य ब्रह्मत्वे चाँतभक्गद्भवेत्‌ ॥७ 
इस अध्याय में सूयं के विराट्‌ रूप का वणंन किया जाता ह्वै । 
'श्रौनारद ऋषि ते कहा-विस्तार भे और आनुपूर्वी से सूये को बताने 
वाले मुझसे तुम श्रवण करो । इसके अनस्तर बिवस्वान को नमस्कार 


करके मैं शेषों को बठलाङ गा ।१। जो अव्यक्त कारण है वह नित्य मोर 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


) 


{ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६४ ]- ` [- भविष्यं पुराण 
सत्‌ एवं असत्‌ स्वरूप ब्राला है । जो तत्वों के चिन्तन करने वाले पुरुष 


हैं वे उसको प्रधान और प्रकृति कहा करते हैं ।२। गन्ध, वण और रस 
से हीन तथा शब्द एबं स्पशे से विवजित, जगत्‌ की योनि और महुद्‌- 


भत एवं सनातन परब्रह्म है ।३। समस्त भूतों का निग्रह अव्यक्त हुआ 


.था। आदि और अन्त से रहित, सूक्ष्म, त्रिगुण अर्थात, सत्व, रज. 


ओर तम .इन तीन गुणों बाला प्रभाव भी यह है।४। जिसका कोई _ 
आकार नहीं हैं और जा बिशेष रूप से जानगे योग्य नहीं है उसको 
पर-पुरुष कहते हैं । उने महान्‌ आत्मा घाले की आत्मा से यहू समस्त 
जगतं व्याप्त हो रहा है ।५। उस ईश्वर की प्रतिसा ब्रान और वैराग्य 
के लक्षण वःलौ होती है । भभिमानी उसकी धर्मेशवर्थ से की हुई बुद्धि 


ब्राह्मो कही जाती है।६। उसके मत से जो कुछ भी वह इच्छा किया 


करता है वह अव्यक्त से उत्पन्न हुआ करता है | चतु मुख के ब्रह्मत्व में 
और कालत्व में अन्तकृत्‌ होता है ।७। 
सहस्रमूर्धा पुरुषस्तिल्रोवस्था स्वयंभुवः । 
सत्वं रजश्च ब्रह्मत्वे कालत्वे च रजस्तमः ।८ 
सात्विक पुरुषत्वे च गुणवृत्त स्वयंभुवः । 
ब्रह्मत्वे सृजते लोकालत्बे चापि संक्षिपेत्‌ ।8 
पुरुषत्वे उदासीनस्तिस्रोऽवस्थाः प्रजापते: । 
त्रिधा विभज्य चात्मानं त्रिकाल संप्रबतंते ।१० 
सृजते ग्रसते चेव वीक्षते च त्रिभिः, स्वयम्‌ । 
अग्ने हिरण्यगभस्तु प्रादुभू तः स्वयंभुवः ॥११ . 
आदित्यस्यादिदेवत्वादजातत्वदजः स्मृतः । 
_ देवेषु समहान्देवो महादेवो: स्मृतस्ततः ।१२ 
सवंशत्वाच्च लोकस्य अधी शत्वाच्च ईश्वर: । 
. वृषत्वाच्च स्मृतो ब्रह्मा भवत्वादभवं उच्यते १३ 
पातियस्माप्रजाः सर्वाः प्रजापतिरतः स्मृतः । 
` पुरे शेते च वे यस्मात्तास्मात्पुरुंष उच्यते ।।१४ 


पुरुष सह मूर्धावाला है । उस स्वयम्भू की तीन अवस्थायें होती 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ड 


ह्य iii र विसि Fogndation Chennai ahd eGangotri 
सुयश वरीत °] :[ १६५. 


` हैं। ब्रह्मत्व में सत्व और रज और कालत्व में रज और तम होता है । 
स्वयम्भू के पुरुपत्व में सात्विक गुरु वृत्त होता है। वह ब्रह्मत्व.में लोकों 
का सृजन किया करता है ओर कालत्व की दशा में उसका संक्षेप करता 
है ।८-८। जब वह पुरुषत्त्व की अवस्था में स्थित रहता है तो उदासीन 
रहा करता है । इस तरह प्रजापति की तीन अवस्थायें होती हैं । वह 
अपनी आत्मा अर्थात्‌ स्वरूप को तीन प्रकार से विभाजित करके तीन 
काल में संभ्रवृत्त रहता है ।१०। इन तीनों से वह्‌ स्वयं ही सृजन करतां 
. है ग्रसन करता है और वीक्षण किया करता है । सबसे पहले स्वयम्भू 
से हिरण्यगर्भं प्रादुभू त हुआ था ।११। आदित्य के आदि देव होने से 
और अजात होने से वह 'अज' इन नाम से कहा गया है । देवों में वह 
सबसे बड़ा देव है इसीलिए महादेव” इस नाम से कहा गया है ।१२। 
लोक का सर्वेश होने से योर अधोण होने के कारण से उसे 'इशवर'-इन 
नाम से कहा गया है । वृहत्त होने से उसको ब्रह्मा पुकार गया हे और 


भवत्व होने के कारण उसका भव यह नाम पड़ गया है । ।१३। क्‍योंकि 
वह समस्त प्रजा की रक्षा तया पालन करता इसी फारण से वह प्रजा- 


पति कहा गया है ।१४। 
नोत्पाद्यत्वादपवत्वात्स्वयंभू रिति विश्व त: ।१५ 
हिरण्यांडगतो यस्माद्ग्रहेशो वे दिवस्पतिः । - 
तस्माद्धि पण्यगर्भाऽसा देवदेवो दिवाकरः ।१६ 
आपो नारा इति प्रोक्ता ऋषिभिस्तत्वदशिभिः। 
अथनं तस्य तः आपस्तेने नारायणः स्मृतः ।१७ 
अरं इत्येष शीघ्ार्थो निपातः कविभिः स्मृतः 
आप एवाणंवा भृत्वा'न शीघ्नास्तेन ता नरा: ।१८ 
एकार्णवे पुरा तस्मिन्नष्टे स्थावरजङ्गमे । ` 
नारायणाक्यः पुरुषः सुष्वाप सलिले तदा। 
सहस्नशीर्षा सुमनाः सहञ्नाक्षः सह्नापात्‌ ।१३ 
सहस्तबाहुः प्रथमः प्रजापतिः 

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६६ ] : | भविष्य पुराण 


स्त्रीयपथे यः पुरुषो निगद्यते । 
आदित्यवणों भुवनस्य गोप्ता- 

अपूव एकः पुरुषः पुराणः ।२० 
हिरण्यगभंः पुरुषो महात्मा । 

स सम्पद्यते व तमसः पुरस्तात्‌ ॥२१ 
उत्पाधरव न होने से और अपूव होने से स्वयस्भू--इस नाम से 
` प्रसिद्ध हुआ है ।१५। हिरण्य अण्ड में रहने षाला है ओर दिवस्पति 
ग्रहों का स्वामी है इसी कारण से यह हिरण्यगभं तथा देवों का भी 
देव दिवाकर फहा गया है ।१६। तत्वों को देखने वाले महदषियों ने जजों 
को 'नारा' इस नाम से कहा है| वे हो जल उसके अयन अर्थात्‌ निवास 
` के स्थान हैं इस कारण से बहू नारायण कहे जाते है ।१७। 'अर' महू 

शब्द शीघ्रता फे अर्थ वाला कवियों ने निपात बनाया है । जल ही 
` मणंव होकर शीघ्र नहीं है, इस कारण से वे नर हुए हैं ।१८। पहिले 
फुछ एकाणंव में स्थावर और जङ्भम सबके नष्ट हो जाने पर नारायण 


लाम वाला पुरुष उस समय उम जल में शयन करता था । वह सहल 
शौर्षो वाला सहल्ञ नेत्रं वाला ओर सहुस्न पैरों वाला-एवं सुन्दर मन 


चाला है।१९। प्रथम प्रजापति सहन घाहुओ वाला है | जोकि त्रयी पथ 


में पुरुष कहा जाता है | आदित्य के समाने वणं वाला इस भुवन. का 
रत्तक एफ पुराण पुरुष अपू हीं है।२०। महात्मा हिरण्ययम पुरुषोत्तम 


से परे होता है ।२१। 

| ॥ ,आदित्यवारमाहात्म्प ॥ 
ये स्वादित्यदिने ब्रह्मन्पूजयति दिवाकरस । 
स्नानदानादिकं तेषां कि फलं स्याबद्ब्रवीतु मे !! 
पुण्या .सा सप्तमी प्रोक्ता तेन पितामह । 
विजयेति तथा नाम वण्यंतामस्य पुण्यता ।२ 
ये त्वादित्यदिने ब्रह्मज्छदध कुति मानवाः! ` 
सप्तजन्मसु ते जाताः संभवति विरगिणः ।३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


घदित्यवा रिमा हतस ह Foundation Chennai ang ER १६७ 

नक्त कुति ये तत्र मानवाः स्थेयंसाक्षिताः। 

जपमानाः पर जाप्यमाचादित्यहृदयं परस्‌ ।४ 

आरोग्यमिह वे प्राप्य सूर्ये लोक ब्रजति ते। 

उपवासं च ये कुयुं रादित्यस्य दिने सदा।५ 

जपति च महाश्वेतां ते लभते यथेप्सितम । 

अहोरात्रेण नक्सेत्र विरात्रनियमेन वा ।६ 

जपमानो महाइवेतामीप्सतं लभते फलस्‌। 

विशेषतः सूर्येदिनें जपमानो गणाधिप ॥ ७ 

इस अध्याय में आदित्य वार के माहास्म्य का वर्णन तथा नन्दाख्य 
झादित्य बार के ब्रत कल्प के माहात्म्य फा वणेन किया जाता है । 
(दण्डित ने कहा हे ब्रह्मन्‌ ! जो मनुष्य आदिश्य वार के दिन में दिवा- 
कर का पूजन किया करते हैँ और स्नान तथा दान आदि 'के कम करते 
हैं उनका बया फल होता है ? कृपा कर यह आप. मुझे बतलायें ।१। हे 
पितामह उस आदित्य बारसे युक्त सप्तमी तिथिपरम पुण्य तिथि आपने 
लाई तया उसका नाम विजया-यह भी कहाथा सो कृपया इस पुण्यतिथि 
का वर्णन कीजिए ।२। ब्रह्माजी ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ जो मानव रवि फे 
बार वाले दिन में श्राद्ध करते हैं वे सात जन्मों तक उत्पन्त होकर रोगों 
` से रहित हुआ करते हैं ।३। जो उस दिन स्थिरता का आश्रय लेकर ' 
रात्रि के समय में किया करते हैं और आदित्य हृदय का जाप करते 
रहते हैँ वे इस लोक में पूर्ण आरोग्य प्राप्त करके अन्त में सूर्येलोक में 
चले जाते हैं। आदित्य का दिन में सदा उपवास किया करते हैं वे भी 
सूर्यलोक की प्राप्ति करते हैं ।४-५॥ जो महाश्वेता को जपते हैं ये अपने 
इच्छित की प्राप्ति किया करते हैं जो भी वे कुछ चाहते हैं वही .उन्हें 
- मिल जाता है। एक अहोरात्र में, केवल रात्रि के समय में अथवा तीन 
रात्रियों में नियम से महाश्वेता के जाप करने वाले अपने ईप्तित फल 
पाते हैं। हे गणाधिप ! विशेष रूप से सूर्य के दिनमें जाप करने से पूर्ण 
फल को प्राप्ति होती है !६-७। 


र Ci FRU Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


rere 


Fh by Arya Samaj’ Foundation Chennai-and थ 


१६८ भविष्य पुराण 


` षडक्षरं तथा श्वेतां गच्छेव रोचनं पदस्‌ । . . 
द्वादशेह स्मृता वार आदित्यस्य महात्मन: ।८ 
नं दो भद्रस्तथा सौम्यः कामदः पुत्रदस्तथा । 
जयो जयन्तो विजय आदित्याभिमुख स्थित ।८ 
हृदयो रोगहा चेव महाश्वेत प्रियोऽपरः। ; 
शुक्लपक्षस्य षष्ठयां तु माघे मासे गणाधिप: ।१० 
यः कुर्यात्स भवेद्भूष: सर्वपापभयापह: । 
अन्न नक्त स्मृतं पुण्य घृतेन स्नपनं रवेः ।११ 
*अग«त्यकुसुमानोह भानोस्तुष्टिकराणि तु । 
' विलेपनं सुगन्धस्तु शवेत चन्दन मुत्त भस्‌ ।१२ 
धूपस्तु गुग्गुलः श्रौ नेवेद्य पूपमेव हि । 
दत्वा पूष तु विप्रस्य ततो भुञ्जीत वाऽयतः।१३ 
नक्षत्र दशंनान्नक्त केचिच्छति'मानद ! 
मुहूर्तोनं दिनं केचित्प्रवदति मनीषिणः ॥१४ 
षडक्षर तथा एवेता का जाप करने वाला वरोचन पद को पाताहै। 
इस संसार में महात्मा आदित्य के द्वादशवार कहे है ।5। नन्दा भद्र, 
सौम्य, कामद, पुत्रदत, जय, जयन्त, बिजय, आदित्याभि मुख, ` हृदय 


रोगहा, महाश्वेत प्रिय ये बारह उनके नाम होतेहे । हे गणाधिप! माध 
मास में शुक्ल पक्ष को.पष्डी तिथि भें जो किया करता है वह समस्त 


प्रकार के पापों के भयका अपहरण करने वाला राजा होता है । इसमें 
रात्रि के समय में घुतसे रवि का स्वपन करना परम पुण्य बताया गया 
है ।९-११। अगस्त्य वृक्ष क पुष्प सूर्य को अत्यन्त तुष्टि के. करने वाले 
` होते हैं अर्थात्‌ इन पुष्पों से सूयं देव वहुत ही प्रसस्त हुआ करते हैं । 

सुगन्ध का विलपन करने में श्वेत चन्दन अति उत्तम माना गया है।१२ 
धुपों में गूगल का धूप अति श्रेष्ठ होता है। और नैवेद्य के स्थानसे पूप 
` (पूआ) हो विशेष प्रियकर होतेह । इसके पश्चात मीन व्रती होकर पूबों 

से ब्राह्मण को भो गन कराना चाहिए ।१३। हे मानद ! कुछ विद्वान 
लोग नक्षत्रों के दशं हो जाने हर रात्रि मानते ह. ओर दूसरे मनौषी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


षिव by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotr : 
आदियश्यवारभाहारन्य ] - [ १६६ 


गण एक मुहुर्ते कम दिन के समय को ही नक्त कहा करते हैं । दो घड़ी 
का एक मुहूर्त होता हे ।१४। | 

नक्षत्रदशं तान्नक्तमहम्मन्ये गणाक्षिपः। 

9्रस्थमात्रं भक्त्पूष गोधूममयमुत्तमस्‌ ।१५ 

यवोदूभवं वा कुर्वीत सगुडं सपिषान्वितम्‌। 

सहिरण्यं च दातव्यं ब्राह्मणे सेहासके ॥१६ 

सोमे दिव्येऽथ वा देयं न्यसेदा पुरतो रवेः। 

दातिव्यो मन्त्रतश्चायं मंडको ग्राह्य एव हि।१७ 

भूत्वादित्येन वे भक्तया आदित्यं तु'नमस्य च । 

आदित्यतेजसोत्पन्न यज्ञोकरनिमितम्‌ । 

धे यसे मम विप्रस्वं प्रतीच्छापप मुत्तमम्‌ ।१८ 

कामदं सुखदं धम्यं धनदं पृत्रदं तथा । 

सदास्तु ते प्रतीच्छामि मडकं भास्करप्रियस्‌ ।१६ 

एतौ चेव महामंत्र दानादाने रविप्रियो। 

अपूपपस्य गेणश्रे छ श्र यते नात्र संशयः ।२० 

है गणाधिप ! में तो नक्षत्रों का जिस समय दर्शन हो जाये उस 
समय को ही नक्त मानता हूँ । पूप- (पूआ) एक प्रस्थ प्रमाण के उत्तम 
गोधूम (गेहूँ) चूनेके होने भाहिए । यदि गौघूमका अभाव होतो विकल्प 
में जौ के चून के हो गुइ घोर घृत से पूय वना सेने चाहिये । इतिहास 
के वेत्ता ब्राह्मण को सुवणं की दक्षिणा के सहित पुओं का दान करना 
चाहिए । अथवा दिव्य भीम में देने चाहिये । अथवा सूयं के आगे रख 
देवे । यह मन्त्र से देना चाहिए । मण्डक ग्राह्यही होता हे । भक्ति पूर्वक 
आदित्य को नमस्कार करके आदित्य के तेज से उत्पन्न तथा राज्ञो के 


हाथ द्वारा विशेष रूप से बताये हुए हे यिभ्र ! मेरे कल्याण करने के 
लिए इन उत्तम पूपों को ग्रहण करो । कामनाओं के प्रदान करने वाले, 


सुख देने वाले, घमं से समन्वित, धनः के दाता ओर पुत्र प्रदान करने 

बाले भारंकर भगवान के ग्रिय मंडक देता हूँ जो सदा तुम्हारे लिए होवे | 

।१५-१६। हे गणश्नेष्ठ ! ये दोनों ही बात ओर आदान रवि के परम 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१ . ७ :- »« च्यात 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७७ ]  -..: [= भविष्य पुराण 


प्रिय महामन्त्र हैं.जो कि अपूप के होते हैं ये कल्याण के लिए हैं इसमें . 
कुछ भी संशय नहीं है ।२०। 

एष नन्दविधिः प्रोक्तो नराणां श्र यसे विभो । 

अनेन विधिना यस्तु नरः पूजयते रविस्‌ । 

सर्वपापविनिमू क्तः सूर्यलोके महीयने ॥२१ 

न दारिद्र्' न रोगश्च कुले तस्य महात्मनाः । 

-योऽनेन पूजद्भानु त क्षयः संततस्तथा ।२२ 

सयं लोकाच्च्युतश्चासौ राजा भवति भूतल । 

बहुरत्नमायुक्तस्तेजा्विजसन्निभिः ।२३ 

पठतां शृण्वतां चेदं विधान त्रिपुरांतक । 

कंददात्यचल दिव्यमन्बुजमचलाँ तथा ।२४ 
. हे विभो | मानवों के श्र सम्पादन करते के लिए यहु भन्द की 
विधि बता दी है। इस विधान से जो मनुष्य रवि को पूजन करता है 
वह समस्त प्रकार के पापों से विशेष रूप से छुटकारा पाकर सूर्यलोक 
में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है । उस महान्‌ आत्मा वाले पुरुष फो न फभी 
दरिद्रता होती है और न॑ उसके कुल में कभी कोई रोग ही होता है । 
.जो इस रीति से भानु का पूजन करता है उसके फभो सन्तति का क्षय 
नहीं होता ! जब यह सुर्यलोक से च्युत होकर भूमण्डल में आता है तो 
यहां राजा होता है और बहुत से रत्नों से समायुक्त द्वोकर तेज विप्र 
के तुल्य होता है । इस विधान को पढ़ने, सुनने वालों को निपुरान्तक 
अचल दिव्य और अचल लक्ष्मी देते है ।२१-२४। 


_॥ सौरधर्ममाहात्म्यवणनस्‌ ॥ 
पुनभंत्र हि विप्र न्द्र सौर धमंमनुत्तमम्‌ । ` 
समासात्कथितं ब्रह्मन्विस्तरेण प्रकीतेय ।१ 
साधुसाधु महाबाहो साधु पृष्ठो$स्मि भारत । 
त्वत्समो नास्ति लोकेऽस्मिन्सोरः पाथिवसत्तम्‌ ॥२ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


हाचि ता जाए छत हद कश च अह मकान»... कतताए “कफ ताकत ऊतक. } SE RO "7 एाहातापत राणा 77एा- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सौ रधमंमाहारम्यवणेनम्‌ ` | [ १७१ 


कीतंयान्यद्य त पुण्यं संवादं पापनाशनम्‌ । 
गरुडारणयो राजन्पुरावृत्त नराधिप: ।३ 
सुखासीनं पुरा राजन्नरुणं सूर्यंसारथिस्‌। 
उपगम्य महाबाहो गरुडो वाक्यमश्रवीत्‌ ।४ 
धर्माणामुत्तमं मं सर्वपापप्रणाशनः । 
सौरधमं खगश घ त्र हि मे कृत्त्रशोनघ ॥४ 
साधु वत्स महात्मासि धन्यस्त्वं पापवजितः । 
धोतुकामोऽसि यत्युश्न सो रघमंमनुत्तमस्‌ ।६ 
शृणु त्व कौतेयाम्येष सुखोपाय महत्फलम । 
परम सवंधर्माणां सोरधमंमनुत्त मम्‌ ॥७ 


इस अध्याय में सोरघमं के प्रस्ताव के वर्णन में गदण और अरुण 
सम्वाद का आरम्म तथा सोरधमं के माहात्म्य का वणेन किया जाता 


है । राजा शतानीक ने कह।-हे विप्रेन ! आपने परमोत्तम जो सोरधमं 
संक्षेप में कहा था। अब मेरी प्रार्थना है कि उसे विस्तार पूर्वक निरू- 
पित कीजिए ।१। सुमन्तु ऋषि ने कहा हे महाबाहो! बहुत अच्छा तुमने 
मुझसे पूछा है । हे भारत इस लोक में तुम्हारे समान अन्य कोई भी 
राजा सौरधमं में अनुराग रखने वाला नहीं है ।२। आज मैं उस परम 
पुण्य और पापों के नाश करने वाले सम्वाद को तुमसे कहता हैँ । हे 


` नराधिप! पहिले यह गरुड ओर करुण का सम्वाद हुआ था ।३। हे 


महाबाहो | पहिले किसी स्मय में सूये फे सारथि अरुण के पास, जब 
कि वह सुख पूर्वक बेठे हुए थे गणड पहुंचे और उनसे यह वचन कहने 
लगे ।४। हे खगन ष्ठं ! हे निष्पाप | घर्मो में सबसे उत्तम घम ओर 


. समस्त पाप राशियों के नाश कर देने वाले सीरधमं को आप मुझे पूर्ण 


रूप से बताने की कृपा करें ।५। अरुण ने कहा--हे वत्स | बहुत 
अच्छा, तुम महान्‌ सात्मा याले हो और परम धन्य हो. तथा पापों से 
भो रहित हो । हे पुत्र | तुम इस परम श्रेष्ठ और घमं के सुनने की 


इच्छा वालेहो रहे हो । यह इच्छा ही तुम्हारी धन्यता और निष्पापता 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


; Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
` १७२ ` ] [ भविष्य पुराण 
प्रकट कर रही हे।६। अब तुम श्रवण करो, में सुख फे उपाय स्वरूप 
मौर महान फल बाले तथा समस्त धर्मो पर इस अत्युत्तम सौरधमं फो 
बतलाता हूँ ।७। 
.  आज्ञानाणवभग्ता्नां सर्वेषां प्राणिनासयस्‌। 
सोरंधर्मो ह्ययं थरीमान्परतीरप्रदो यतः।८ 
ये स्मरन्ति रावि भवत्या कीतंयन्ति च ये खग । 
` पूजयन्ति च ये नित्यं ते गताः परमं पदस्‌ (८ 
आत्मद्रोह कृतस्तेत जातेनेह खगाधिपः। 
नाचितो येन देवेशः सहत्नकिरणो रविः।१० 
सुचिरं सध्रमत्यस्मिन्दु:खदे च भवाणेवे । 
- जराभूतमहाग्नाहे तृष्णाबलाकुपारे ।११ 
मानुष्य दुर्लभं प्राप्य येऽचंयन्यि दिदाकरख्‌। ' 
तेषां हि सकलं जन्म कृर्तार्थन्ते नरोत्तमाः ।१२ 
सूर्यंभक्तिप्ररा थे च ये च तद्गतमानसः! 
ये स्मरन्ति सदा सूर्य न ते दुःखस्य भागिनः।१३ 
विविधाति मनोज्ञानि विविधाभरणा: स्त्रियः । 


घनंवा हृष्टायन्त सूयं पूजाविधेः फलम्‌ ॥१४ 
अज्ञान के सागर में निमग्न समस्त प्राणियों को यह श्रीमान्‌ भोर 
धर्मे दूसरे तट पर लगा देने वाला होता है अर्धात अज्ञानियों का यह 


उद्धार कर देने वाला है।८। हे खग ! जो लोग भक्ति भाव में रविका 


` स्मरण करते हैं और उसका कोतंन किया करते हैं तथा नित्यही उसका 
अजन किया करते हैं, वे परम पद फो चले जाते हैं ।8। हे खगाधिप ! 
जिसने यहाँ लोक में जन्म ग्रहण करके इस देवेश का अचेत नहीं किया 
है जो कि सहंस्न किरणों वाला भगवान रवि है,. उसने आत्मा सेह 
द्रोह किया है ।१०। भगवान रवि की अर्चनः त करने वाला पुरुष बहुत 
अधिक संमय तक इस दुःख देने वाले संचाररूपी सागर में जिसमें जरा 
` (बुढ़ापा) भूत महाव्‌ ग्रह रहते हैं ओर जो तृष्णा कौ बेला . से आकल 
है | ञ्रमण किया करता है अर्थात संपारमें ही पड़ा हुआ चक्कर काटा 

‘ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


है 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सोरधमंमाह त्म्यवर्णनम्‌ ] [ १७३ 
करता है और महान दुःख भोगता है।? १! यह मनुष्य जीवन परमदलंभ 
होता है क्योंकि अत्यधिक पुण्य पुञ्ज से ही यह मिला करता है | ऐसे 
मनुष्य जीवन को प्राप्त करके जो भगवान दिवाकर पजन सदा किया 
करते हैं उनका जन्म लेना सफल हैं ओर नर श्रेष्ठ कृताथ होते हुँ । 
।११। जो लोग भगवान्‌ सूर्य देव की भक्ति में परायण होते हैं और 
सूयंदेव के चरणों में अपना मन लगा देने वाले हैं. तथा जो सदा सूये 
का स्मरण किया करते हैं वे कभी भी किसी प्रकार के दुःख के भागी 
नहीं होते हूँ ।१३। अनेक प्रकार के सुन्दर पदार्थ शौर नाना भाति 


के साभूषणों से भूषित स्त्रियां सथा अटूट धन ये सभी भगवान्‌ सूयंदेव 


कौ पूणा के फल हुआ करते हैं ।१४। 
ये वाँछन्ति महाभोगान्नाज्यं वा त्रिदशालये । 
सौभाग्यं कान्तिमतुलाँ भोगं त्यागं यशः श्रियम्‌ । १५ 
सौन्दर्य जगतः ख्यातिः कीतिधंर्मादय: स्मृतां: । 
फलान्येतानि वे पुत्र सूर्य भक्तिविधेब्‌ घः ।१६ 
तस्मात्सम्जयेत्सूयं सच्चेवगणाचियम्‌ । 
दुलंभा भास्करे भक्तिइ लंभं च तदर्चमम ॥१७ 
दानं च दुलंभ तस्मे तद्दोमश्न सुदलेभ । 
दुर्लभं तस्थ विज्ञानं तदभ्यासोऽहि दुर्लभः ।१८ 
सदुलंभतर ज्ञ य॑ तजाराघनमुत्त मस्‌ । 
- लोभलेभतर' मनुष्याणां ये रावि शरण गताः।१९ 
- रोषामिहेश्वरे भानौ नित्यं सूर्य गत मनः। 
नमस्कारादिसंयुक्त रविरित्यक्षरुद्मस्‌ ॥२० . 


जो लोग महान्‌ भोगों के गुणों को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं 
==भी राज्यासंन पाना चाहते हैं अथवा स्वयं में सौभ!ग्य प्राप्त करने 


को इच्छा करते हैं एव अतुल कान्ति, भोग, त्याग, यश, श्री सौन्दर्य 
जगत की ख्याति, कीति ओर घन आदि चाहते हैं उन्हें, सु की भक्ति 
करनी चाहिए. क्योंकि ये सव सूर्य भक्ति के विधिके-ही फल हुआ करते 


हैं । अतः हे पुत्र !.सूथे की भक्ति अवश्य, ही करो ।१५-१६। इस 
० ८८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. न 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७४ ] [ भविष्य पुराण 


कारण से समज्त देवगणों के द्वारा समचित : सूर्यदेव का पूजन करना 
चाहिए । भगवान भास्कर तें भक्ति का करना इम लोक में परम दुलंभ . 
हैं ओर सूर्य का यजमाचंन करना भी महादुर्णेभ होता हे।१७। उसके. 
लिए देना अति दुलंभ होताहै तथा उसके लिए होम करना महान्‌ दुलंभ 
हे । उसका विज्ञान प्राप्त करना भी कठिनहे और फिर उसका अभ्यास 
` करना भी दुलंभ होता है ।१८। इसके उत्तम आरथल का विधान जान. 
लेना कठिन होता है । इसका लाभ उन्हीं मरष्यों को होता है जो भग- 
- वान रविदेदकीं शरणमें चलें जाया करता है!१६। इस लोक में जिसका 
भन नित्य ही ईश्वर भानुदेव (सूर्ये) में चला गगा है और “रबि' ये दो 
अक्षर जिसको नमस्कार आदि से संयुक्त होतेहे बह सफल जीवन वाला 
पुरुष हैं ।२०। 
जिह्वाग्रो बतंते यस्य सफल तस्य ल!वितमः। 
य एवं पूजयेद्भानु श्रद्धया परया न्वितः । 
मुच्यते सर्वेपापेभ्य: स नरो नात्र संशयः ।२१ 
डाकिन्या विविधकारा राक्षसाः सपिशाधकाः। . 
न तस्य पीडां कूर्वेति तथान्याञ्च विभीषिणाः ॥२२ 
शश्रवो नाशमायान्ति संग्रामे जयम'प्नुयात्‌ । 
न रोगैः पीडयते वीर आपदो न स्पृशंतितस्‌।२३ 
धनमायुयशो विद्या प्रभावोह्मतुलं तथा । 
शुभेनोपचय यान्ति नित्य पूर्णमनोरथाः ॥२४ 
जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर भगबार रवि फे नाम केदो अक्षर. 
स्थान प्राप्त कर लेते हैं उसका जीवन सार्थक हो जाता है। जो इस 
प्रकार से परम अद्धा के भाव से यक्त होकर भगवान भानुदेव की पूजा 


किया करता वह समस्त पापों से छुटकारा पा जाया करता है 
इसमें तनिक संशय नहीं है ।२१। विविध आकार वाली डाकनिर्या, 
पिशाच मौर राक्षस ये सब कुछ भी पीड़ा नहीं करते हूँ । इनके 


अतिरिक्त अन्य भीषण जोव भी उसे नहीं सताते हँ ।रर। सूर्य की 


उपासना करने वाले मनुष्य के शत्रुगण नाश को प्राप्त. हो जाते है ओर 
‘= CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ड 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ब्रह्मकृत सू्यस्तुतिवणनम्‌ ] 5.7८ किता 


वे संग्राम में विजय प्राप्त किया करते हैं। हे वीर ! उसे कोई भी रोग 
पीड़ा नहीं देता है और आपत्तियाँ उनका कभी भी स्प्शे तक नहीं 
किया करती हैं ।२३। सूयॉपासक मनुष्य धन, आयु, यश विद्या, अतुल, 
प्रशाव और शुभ से उपचय प्राप्त करते हैं तथा सदा उनके सभी मनो 
रथ पूर्ण हो जाते हैं ।२४। 
_ _ ब्रहमङ्कतसुर्थस्त्‌ तिवर्णनस 

पूजयित्वा रवि भक्त्या ब्रह्मात्वमागतः। 

विष्णुत्वं चापि देवेशो विष्णुराप तदर्चनात्‌ ।१ 

शंकरोऽपि जगन्नाथः पूजयित्वा दिवाकरस्‌ । 

महादेवत्वमगमत्तत्प्रसादास्खग्चिपः ।२ 

सहस्नाक्षोपि देवेश इन्द्रो भानु तपोमहम्‌ । 

इन्द्रत्वमगमद्देवं पूजयित्वा-दिवाकरस्‌ ।३ 

मातरो देवगंधर्वाः पिशाचो रगराक्षसाः। 

पूजयन्ति सदा भानुमीशानं सुरनायकस्‌ ।४ 

सर्वमेतज्जगन्तित्यं भनो देवे प्रतिष्ठितस्‌ । - 

तस्मात्संपूजगेद्भानु' य इच्छेत्स्वगंभक्षयम्‌ | ५ 

यो संपूजयते सूर्य भास्कर तमसूदनम्‌। 

धर्मार्थेका ममोक्षाणां न नरो भाजन भवेत्‌ ।६ 

तस्माकाय हि तद्धयानं याबज्जीवं प्रतिज्ञया । 

अर्चयेत सदा भानुमापन्नोऽपि सदा खग ॥७ 

इस अध्याय में अन्य समस्त देवताओं की अपेक्षा सूर्य की भे ष्ठता 


का वर्णेन तथा ब्रह्म के द्वारा की हुई स्तुति का वर्णन किया जाता है 
अरुण ने कद्दा--ब्रह्माजी ने जो ब्रह्मतत्व को प्राध्तिकी थी वह भक्तिके 


साथ रविदेव की पूजा करके ही की थी । देवोंके ईश भगवान्‌ विष्णुजी 
'विष्णुस्व के पद को सूये के अचंन से ही प्राप्त हुए हैं।१। भगवान्‌ 
शंकर भी समस्त जगत नाथ दिवाकर की पूजा करके ही हुए हैं। हे 


खगाधिप ! सूये के प्रसाद से ही शंकर महादेवत्व को प्राप्त हुए हैं।रा 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection: ; 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७६ | ू [भविष्य पुराण 


एक सहस्त नेत्रों वाला भी देवों का' स्वामी इन्द्र है उसने भी तमोह . 
दिवाकर भानुदेव की पूजा करके इंन्द्रत्व को प्राप्त किया है ।३। मातृ-. 
| वर्ग, देवगण, गन्धवे, पिथाच उरग और राक्षस सभी सुरों के नायक 
ईशान भादु की सदा पूजा किया करते हैं ।४। यह समस्त जगत देव- 
भानु में ही नित्य प्रतिष्ठित रहता है। इसलिए यदि स्वगे के अक्षय 
निवास की इच्छा रखते हों तो भानु की भली भाँति से करनी चाहिए 
।५। जो तम के सूदने करने वाले भास्कर सूर्य को पूजा नहीं करता है 
वह मनुष्य धर्म, अर्थं, काम और मोक्ष प्राप्त करने का पात्र नहीं होता 
है । इससे प्रतिज्ञा करके जब तक जीवित ` रहे उसका ध्यान करना 
चाहिए । हे बग ! आपत्तिग्रस्त होकर भी सपा भानु का अचेन करते 
रहना चाहिए ।७। 

यस्तु सन्तिष्ठते नित्यं विना सूर्यस्य पूजयता । 

वरं प्राणपप्रित्यागः शिरसा व थोच्छेदनस्‌ ।८ 

सूर्य सम्पूज्य भुञीत त्रिदशेश दिपएकपथ्‌ । 

इत्थं निवहते यस्य यावज्जीव तदकनम्‌ । 

मनुष्यचर्मणा नदः स रविर्नात्र संशयः ९ 

नहि अकिनादन्यत्पुण्यमप्यणिकं भवेत्‌ । 

इति विज्ञाय यत्नेन पूजस्व दिवाकरम्‌ ।१० 

सूर्य भ क्तागमाश्चेव सूर्याचेनपरायणाः। 

संयता धर्मसंपन्ना घर्मादीन्साधयति ते ।११ 

सर्वेहन्दसहा वीरा नीतिविष्युक्तचेतसः ।. 

पोरपकारनिरता गुरुशुर्त षण रताः।१२ 

अमानिनी बुद्धि मन्रोऽग्क्तस्पर्धा गतस्पृहाः । 

शांता स्वाँयगता भद्रा नित्यं स्यागतवादिनः ।१३ 

स्वल्पवाचः सुमनसः शूराः शास्त्रविशारदाः। 

शौवाचारसुसं पन्त .तयादक्षिण्यगोच राः ॥१४ 

जो मनुष्य बिना सूर्यकी पूजा के नित्य रहता दै इससे तो उसको 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by रवि Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
गरह्मकृतसू्ं स्तुतित्रणंनम्‌ | { १७७ 
अपने प्राणों फो त्याग कर दैना हो अच्छा है अथवा अपने शिरका छेदन 
कर लेना चाहिए ।८। देवों के स्वापी दिवाकर सूर्य की पुजा करके सदा 
भोजन करना चाहिए । जो इस प्रकार से अपने क्रम का निर्वाह करता 
है भोर जब तक जीवित रहता है तब तक बराबर सूर्य की. यजनाचेन 
` किया करता है वह मनुष्य के चमं से नद्ध रवि ही है अर्थात्‌ मनुष्य के 
चोला में रहने वाला साक्षात्‌ सूयं ही होता है-इसमें तनिक भो. संशय 
की बात नहीं है ।६। अक अर्थात्‌ सूयं देव की अचना से अधिक कोई 


भी पुण्य नहीं होता है, ऐस! जान, समक्ष कर यत्त पुवंक दिवाकर की 
पूजा करो ।१० सूर्य की भक्ति करने वालों में आगम जो कि सूयं की 


अचना से परायण होते हैं, सयत एवं धमं सम्पन्न हैं चे. घर्मादिका 
साधन करते हैं।११। सूर्यभक्त हैं वे समस्त इन्द्रों के सहन करने याले 


घीर, नीति की विध्िसे युक्त चित्त वाले, परोपकार करनेमें निरत रहने 
चाले, गुरुषी सेधा में अनुराग वाले होते हैं ।१२। वे अमानी, बुद्धिमान, 


अव्यक्त स्पर्धा वाले, गतस्पृष्ट, शान्त, स्वागतगत भद्र और नित्य स्वागत 
घादी हुआ करते हैं ।१३। सूरय भक्त थोड़ा बोलने घाले अच्छे मन वाले 


शर, शास्त्रों के पंडित, शीसं ओर आचार से सुसम्पन्न बौर दाक्षिण्य से 
गोचर अर्थात्‌ प्रकट होने वाले होते हैं ।१४। 

| दंभमत्सरनिमु क्तास्तृष्णालोभविर्वाजता: । 

' सविभागपरा: प्रोक्ता न शटश्चाप्यकुत्सिताः ।१५ 
विषयेण्वपि निर्लेपा: पंद्मपत्रमिवांभिसा । 

न दीना मानिनश्रे व न च रोगवंशानुगा; ।१६ 
भवति भावतात्मानः सुस्तिर्धाः साधुसेविताः। | 
न पाणिपादवक्वचक्षुः श्रोत्रशिइनोदरे रताः ।१७ 
चपलानि न कुर्वन्त सवंव्यासंगवजिनः। 
सूर्यासनरतः शांताः षडक्षरंमनोगताः ।१८ 
इत्याचारसमायुद्भा भवन्ति भुवि मानवाः । 
एकांतभक्तिमास्थाय धर्मकामां सिद्धये ।१दै 
पूजनीयो रविनित्य ग्ुणेष्तेषु वतंते । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७८. ] [ भविष्य पुराण 


सवषामेव पात्राणामतिपात्र दिवाकरः। 

पतन्त त्रायते यस्मादतीव नरकार्णवात्‌ ।२० 

तस्य प्रात्नातिपात्रस्य माहात्म्यं दानमन्वषि । 

अनेन फलमादिष्टमिहलोके. परत्र च ॥२१ 

सूयं के भक्त दम्भं ओर मत्सरता से रहित होते हैं, तथा तृष्णा 
आर लोभ से वर्जित हुआ करते हैं। वे संविभाग परायण कहे गए हैं। 
वे शठ ओर कुत्सित नहीं होते हैं ।१५। सूयं भक्त मनुष्य विषयोंमें कभी 
लिप्त नहीं रहते हैं जिस तरह पद्म के पत्र जलसे निर्लिप्त रहतेहँ । वे 
कभी दीन और मानी नहीं होते हैं तथा कभी रोगवशानुगामी नहीं होते 


हैं।१६। सुयंभक्त भावित आत्मा वाले, सुस्निग्ध और साघु सेवित हुआ 
करते हैं। वे माणि, पाद, वाणीं, चक्षु, श्रोत्र, शिश्न और उदर में राग 


नहीं रखने वाले होते हैं | सूयं भकत कभी चापल्य नही दिखाया करते 


हैं। वे सदा सब व्यसन से वर्जित होते हैं। सूयं की उपासना में रति 
रखने वाले, शान्त और षडक्षर मन्त्र को.मन में धारण करने घाले 


होते हैं ।१७-१८। इसप्रकार के आचार से युक्‍त जो मानव इस भूमण्डल 
परे होते हैं वे एकान्त भक्ति में स्थित होकर धमं काम और अथं कौ 
सिद्धि के लिए योग्य होते हैं ।१। इन गुणों के होने पर रवि देव नित्य 
ही पूजा करने के योग्य होते हैं । समस्त पात्रों में दिवाकर अति पात्र 


-होते हैं । वे नरक रूपी समुद्र में अत्यन्त पतन होने वालेकी रक्षा करते 
हैं ।२०। उस पात्रादि पात्र का अण्‌ मात्र भी दान का बड़ा अधिक 


माहात्म्य होता हे । इससे इस लोक और परलोक में फल बताया गया 
है ।२१। | 
द्रव्येणापि हि यः कुर्यान्नरः कमं तदालये । 
सोऽपि देहक्षय ज्ञानःप्राप्य शांतिमदाप्नुयात्‌ ।२२ 
सवं द्विजकदं बेषु कश्चिज्ज्ञानमवाप्नुयात्‌ । 
कश्चिदेतत्त, मे दिव्यं लब्ध्वा ज्ञानं विमुः्वति ।२३ 
यावद्भ्रमति.संसारे दुःखशोकपरिप्लुताः। 

`न भवन्ति रवेभंक्ता यायत्सर्वं पि देहिनः ।२४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


एतेसूर्यस्तुलिवेणेन 3 ~ 
ग्रह ततूर्यस्तृतिवेणेन मः 2] Foundation Chennai and व १७९ 


सूयंस्यालेपनं पुण्य डिगृणं चन्दनस्य तु । 

चन्दनादगरी ज्ञे यमष्टगुणोतरस्‌ ।२५ 

कृष्णागुरौ विशेषेण द्विगुण फलमिष्यते । 

तस्माच्छतगुणं पुण्यं कु कुमस्य विधीयते ।२६ 

सूर्ययज्ञोपकरणं कृतवाल्पं .यदि वा बहु । 

भावाद्वित्तानुसारेण सूर्यलोके महीयते ।२७ 

यदपीष्टमनिष्टं च म्यायेनोशयमागतस्‌ । 

तत्सूर्याय निवेद्य' सद्भक्श्यानन्तफलाथिना ॥२८ 

जो कोई मानव द्रव्य द्वारा भी उसके आलय में कमं करता है वह 
भी देह के क्षय हो जाने पर ज्ञान की प्रादित कर परम शांति को प्राप्त 
किया करता है ।२२। समस्त द्विजों के समूह में कोई ही एक ज्ञान की 
प्राप्ति किया करता है और उनमें भी कोई एक ही मेरे दिव्य ज्ञान का 
लाभ कर विमुक्त होताहै ।२३। उससमय तक इस संसार में दुःख और 

शोक से परिलुप्त होते हुए देहधारी भ्रमण किया करते हैं जब तक 

समस्त देही भगवान्‌ रवि के भक्त नहीं हुआ करते हैं ।२४। चन्दन फा 
आलेपन भगवान्‌ सूर्यदेव को करने से दुगना पुण्य होता है नर. चन्दन 


लेपन से भी आठ गुना पुण्य अगरु लेपन में समझ लेना चाहिए ।२५ 
कुष्ण अगस में विशेष रूप से िंगुण फल कहा है । इससे कृष्णागरु 


सौ-गुना पुण्य कुकुम का लेपन का हैं ।२६। भगवान्‌ सूर्यदेव के यज्ञ के 
इन उपकरणों का, चाहे थाड़ हों या बहुत हों, करके किन्तु भवित के 
भाव से करने ओर अपनी वित्त की शक्ति के अनुसार करने से यह 


मानव अन्त में सूर्यलोक में जाकर प्रतिष्ठा प्राप्त किया करता है।२७। 
जो भी इष्ट और अनिष्ट हो तथा न्याय से दोनों आगत हों वह सद्‌ 


भक्ति से फल के चाहने वाला सूर्य के लिए निवेदन कर दे ।२८। - 
कर्मशाठ येन यः कुर्याद्दुःखेनापि तदचंनस्‌ । 
सोऽपि द्विजो दिवं याति कर्मणा पापवजितः ।२९ 
सर्वभन्यत्परित्यज्य सूर्ये चेकमनाः सदा । 
सयंपूजाविधि कुर्याद्य इच्छं च्छेय आत्मनः ।३० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Re „७... ”' 


वृष aDigifzod by Arya Samaj Foundation Chennai and i ना पुराण 
त्वरितं जीवतं याति त्वरितं यौवनं तथा । 
त्वरितं व्याधिरप्येति तस्मान्नित्यं रवि बुजेत्‌ ।३१ 
यावन्नाभ्येति मरणं यादन्नाक्रमते जरा । 
यावन्नेद्रियवेकल्पं तावदे दिवाकरम्‌ ।३२ 
न सूर्याचेनतुल्योपि न धर्मोन्यो जगत्रये । 
इत्थ विज्ञाय देवेशं पूजयस्व दिवाकरम्‌ ।३३ 
ये भक्त्या देवदेवेशं सूर्य शांतमजं प्रभुभ्‌ । 
इह लोके सुखं प्राप्य ते गता: परम पदस्‌ ।३४ 
गोपति पूजयित्वा तु रहृष्टेनांतरात्मना । 
कृतांजलिपुटो भूत्वा पुरा ब्रह्मब्रवीदिदस्‌ ॥३४- 
जो कोई कमं की शठता से दुःख रहित होकर भी उसकी अचना 
करता है यह द्विज भी कमे के द्वारा पाप से रहित हौकर स्वर्ग लोकको 
चला जाता है । अन्तमें सबका परित्याग करके सदा एक मन वाला सूयं 
व में रहे और यदि अपने आपका श्रेय चाहता है तो सूर्य को पूजाकी 
विधि को करे। यह जीवन तथा यह यौवन शीघ्र ही चला जाता है । 
शीघ्र ही व्याधियाँ इस शरीर को घेर लिया करती हैं इसलिए नित्य ही 
भगवान्‌ रबिकी शरणमें चला जाना चाहिए । जब तक मीत नहीं प्राप्त 
होतीहै ओर जिस समय तक धृद्धावस्था आकर शरीरको नहीं घेर लेती 
हैं तथा जिस वक्त तक इन्द्रियों की शक्ति क्षीण नहीं होती है तव तक 
ही दिवाकर की अर्चना का कर्म फर लेना चाहिए क्योंकि फिर इसे यह 
` मानव असमर्थ होकर नहीं कर सकता है और यह मानव-जीवन यों छी 
व्यर्थ निकल जाया करता है। भगवातू सूर्य देव को पूजा. के समान इस . 
` जगतु त्रय में न्य कोई भी धमे का कायं नहीं होता है। इस प्रकार से 
समझ कर देवेश दिवाकर का पूजन करो। जो मानव भक्ति पूर्वक _ 
' शान्त, अज, प्रमुदेव देवेश सूय' की पूजा किया करते हैं वे इस लोक में 
सुख प्राप्त करके परम पद फो प्राप्त हो जाते हैं । अपनी परम प्रहृष्ट 
मम्तराश्मा से गोपति की पूजा करके और अपनी अ'जलि घांधकर 


८ 
$ 


_ ब्रह्माजी ने यह काढा था । २९-३५ 


* CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.” 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विवाह विधिवर्णेनभ्‌ ] { १८१ 


भगवन्तं भगकरं शांतचित्तमनुत्तमस्‌। 
देवमागंप्रणेतार प्रणतोस्मि रवि सदा ।३६ 
शाश्वतं शोभनं शुद्ध चित्रभानु दिवस्पतिस्‌ । 
देवदेवेशमीशेशं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्‌ ।३७ ` 
सबंदुःखहरं देवं सवंदुःखहरं रविम । 

बरान नं वरांग च वरस्थान वरप्रदम्‌ ।३८ 
वेरयं वरदं नित्य प्रणयोऽस्मि विभावसुम्‌ । 
,अकेमर्यंमणं चेन्द्र विऽणमीशां दिवाकरम्‌ ।३६ 
देवेश्वर देवदत्तं प्रणतोऽस्मि विभावसुस्‌ । 

या इदं शृणुयान्नित्यं ब्रह्मणोवतं स्तवं परस्‌ । 
स हि कीति परां प्राप्यः पुनः सूर्यपुरश्नजेत्‌ ।४० 


ब्रह्माजी ने फहा--कग अर्थात षडेण्चयं के करने वाले-शान्त चित्त 
दे युक्त, सवश ष्ठ, भगवान्‌ देवों के मागे के प्रणेता रविदेव को में सदा 
प्रणाम करता हूँ ।३६। जो देवदेवेश शाश्वत, शोभन, शुद्ध, दिवस्पति 
चित्रभानु, दिवाकर ओर ईशों के भी ईश हैं. इनको में प्रणाम करता हूँ 
।३७। समस्त प्रकार के दुःखों को हरण. करने वाले देव तथा सवं दुःख 
. हर रवि वर आनन वाले, श्रेष्ठ अज्धों वाले, वर के स्थान ओर घर! 
` प्रदान करने वाले, वरेण्य, नित्य॒ ही वरद ऐसे भगवान्‌ बिना वसु को 
श॑ प्रणाम करता हुँ । अयं, अर्यमा, इन्द्र, विष्णु-ईश, दिवाकर, देवेश्वर, 
देवदत्त और विभा वसु को मैं प्रणाम करता हुं ! इस प्रकार की ब्रह्माके 
द्वारा की हुई स्तुतिका जो नित्य श्रवण किया करता है वह परम कीति 
का लाभ लेकर फिर सूर्यपुर में जाया करता है ।३८-४१। | 

बिवाह विधिवणनस्‌ 

असपिण्ड च या मातुरसगोत्रा च या पितुः । 

सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकमंणि मथुने ।१ 

सहजो न्‌ भवद्यस्या न चविज्ञायते पिता । 


anini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८२ ] ` [ भविय्य पुराण 


नोपयच्छेत तां प्रज्ञा: पुत्रिका घरमे शंकया ।२ 
ब्राह्मणानां प्रशस्ता स्वात्सवर्णा दारक णि । 
, कामशस्तु प्रवृत्तानामिमाः स्युः कुमशोऽवराः।३ 
क्षत्रस्यापि सवर्णा स्यात्प्रथमा ह्विजसत्तमाः। 
द्वे चांवरे तथा प्रोक्तेकामतस्तु न धमतः ।४ 
वेश्यस्यौका वरा प्रोक्ता सवर्णा चेव धर्मतः । 
तथावरा कामतस्तु द्वितीया न तु धर्मतः ५ 

शूद्र व भार्या शूद्रस्य घमंतो मनुरब्रवीत । . 
चतुर्णामपि वर्णानां परिणेता द्विजोत्तमः ।६ 

न ब्राह्मण क्षत्रियतोरापद्यपि हि तिष्ठतोः। 
कस्मिश्चिदपि वृत्तान्ते शूद्रा भार्योपदिश्यते ।७ 
हीनजातिस्त्रिय मोहादुद्ठहतो द्विजातयः । 
कुलान्येव नय त्याशु ससंतानानि शूद्रतास्‌ ॥८ 


इस अध्याय में विवाह की विधि का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा 
जी ने कहा-जो नारी अपनी माता की सपिण्ड न हो ओर पिता के 
गोत्र वाली न हो बड़ी स्त्री द्विजातियों के तहां स्त्री फे कम मैथुन में 
प्रशस्त मानी गई है ।१। जिंस नारी का संहज अर्थात्‌ सगा भाई न हदो 
ओर जिसके पिताका. भी कोई मान न हो कि इसका पिता कोन है 
उसको प्राच पुरुष को पुत्रिका धमं की शंका से उपयम नहीं करना 
__ चाहिए।२। ब्राह्मणों को सवर्णा नारी दार फ्मंमें प्रशस्त मानी गई है । 
` जो काम को वासना शान्त करने के लिए रषी जावें वे इस तिम्ग 
. कथितों क्रम से अवर होती है।३। हे द्विजश्न ष्ठो ! क्षत्रिय के लिए जो 
सवर्णा अर्थात्‌ उसके ही अपने वर्ण वाली स्त्री होती है वह उत्तम होती 
, है और वे वैश्य एवं शूद्र की कन्याए उसी उक्त क्रम ने अधर्म होती है 
काम वासना फी ही पूर्ति करने वाली होती हैं, घर्म के काम के लिए 
नहीं हैं।४। उसी प्रकार से वैश्य को भी एक सवर्णा स्त्री ही धमं में 
कर्भ में श्रेष्ठ कहीं गई है और दूसरी जो असवर्णा होती है वह क्तामके 
लिए ही होती है, धर्म के लिए नहीं है ।५। शूद्र की एक ही शाद्राभार्या 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection: 


विवर्हिंविधि्वर्णनमें? Spal Foundation Chennai and eGangotf १८३ 


धर्ससे बतलाई मनुमहर्षि ने वतलाई है हिजोसम चारों वर्णोकी कन्याओं 
का परिणेत होता है ।६। ब्राह्मण गीर क्षत्रिय के लिए चाहे वे कितनी 
` भी आपत्तियों में स्थित क्‍यों न हों किसी भी वृत्तान्स में शूद्रभार्या का 
उपदेश नहीं दिया जाता है ।७। जो द्विजाति मोह से हीन जाति वाली 
सत्री के साथ विवाह कर लेते हैं वे सन्तान के सहित अपने कुत्तों को 
शूद्र बना दिया करते हैं (८ 

शूद्रमारोप्य बेद्यां तु पतितोत्रिबंभूव ह । 

उतथ्यः पुत्रजननात्पतित्वमवाप्तवान्‌ ।६ 

शूद्रस्य पुत्रमासाद्य शौनकः शूद्रतां गतः । 

भृग्वादयोप्येवमेव पतितत्वमवाप्नुयुः ।१० 

शूद्रां शयनमारोप्य ब्राह्मणो यात्यधोगतिस । 

जनयित्वा सुतं तपस्यां ब्राह्मणादेव हीयते ।११ 

देवपिश्र्यातिथेयानि तत्प्रधानानि यस्यतु । 

नादन्ति पितरो देवाः स च स्वर्ग न गच्छति ।१२ 

वृषली फेनर्पीतस्य निःश्वासोपहतस्य च । 

तस्यां चैव प्रसूतस्य निषक्कृतिनं विधीयते ।१३ 

चतुर्णामपि विप्र नदराः प्रत्येह च हिताहितम्‌ । 

समासतो ब्रवीम्येष विवाहाष्टकमुत्त मस्‌ ।१४ 

ब्राह्मो देवस्तथा चाषः भाज पत्यस्तथासुरः । 

गास्धवों राक्षसश्चं व पेशाचश्चाष्टसोऽधमः ।१५ 

पहले समय में अत्रि ने बेदी पर शूद्र स्त्री को आरोपित किया था | 
और पतित हो गया था। उतष्य ऋषि ने शूद्रा में पु उत्पन्त किया 
था इसी कारण वह पतित हो गया था ।ठ। शूद्र के पुत्र को प्राप्त कर 
शौनक मुनि भी शूद्रत्व को प्राप्त हो गए थे । इसी प्रकार से भृगु आदि 
अन्य मुनिगण भी पतितत्व को प्राप्त होचुके हैं। १० ब्राह्मण मूद्रा उसी 
शुद्र सेर्ण की स्त्री में यदि कोई पुत्र उत्पप्न कर लेता है सब तो वह 
अपने ब्राह्मणत्व को भी खो बैठा करता है।११। देवकमें, पितृकर्णे 


* CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| “क “I वॉर” टं वि 3 SES Joes ' 


iti | Foundation Ghennai ang eGa पिस 
१८४ Digitized by Arya Samaj Fou { भावध्य पुराण. 


और अतिथेय कमं जो फि ब्राह्मणके लिए सबसमें प्रधान बताए गए हैं ।' 
उनमें फिर ऐसे ब्राह्मणके पितर देव' आदि अन्न ग्रहण नहीं किया करते 
- हैं जो शद्रा स्त्री के साथ भोग या सम्तानोत्पादन किया करता है और 
` बह स्व में जाने फा अधिकोरी नहीं रहता है।१२। वृषली अर्थात . 
मा के फेन को पीने वाले और निश्वा्सों से उपहत होने वाले तथा 
शद्रा में उत्पन्न होने वाले का कोइ भी प्रायश्चित्त नहीं होता है ।१३। 
है विप्रन्द्रगण | अब मैं चारों बर्णोके इस संसार में और यटा से मरने 
, कै पश्चात जो हित और अहित होता है संक्षेप में .बतलाता हूँ और 
आठ प्रकार के विवाह तथा इसमें कौन सा विवाह उत्तम होता द यहु - 
भी बतला रहा हूँ ।१४। ब्राह्म, देव, माषं, प्राभापत्य, आसुर, गन्धं, 
राक्षस ओर आठवां अघम पैशाच विवाह होता है । बे उपयु कत नाठ 
' प्रकार के विवाह हुआ करते है !१५॥ | 
विद्वदृभिः मेवत॑ धमं शास्त्रोक्त च सुरोत्तम । 
वदात्मासु पुरे छ कौतुक परमं हि नः।१६ 
बिद्वदूभि सेवितः सद्भिनित्यमद्व षरागिभिः। 
हृदयेनाम्यनुज्ञातो यो धर्भस्त निबोधत: i१७९ 
कामात्मता च प्रशस्ता न त वेदास्या प्यकासता । 
काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगञ्च वेदिक: | १८ 
सङ्कल्पाज्जायते कामो यज्ञोग्राति च सर्वशः । . 
बता नियमधयश्रि सर्वे सङ्कल्पजाः स्मृतिः ।१९ 
, कामाहते क्रियाकारी इश्यते नेह कहिचित्‌। 
यद्यद्धि कुरुते कश्वित्ततत्कामस्थचेषटितस्‌ ।२० 
: नियमो धमंमूलं स्यास्मतिशीले तर्थव च। 
तथाचारश्व माधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥२१ 
ऋषियों ने कहा-हे सुरोत्तम! जो धर्म शास्त्र में कहा गया है और 
जिस धमं का विद्वान पुरुषों ने सेवन किया है सुरश्रेष्ठ | वह धमं हम 
को आप बताइए, हमारे हृदय में बहुत अधिक इसके जानने का कुतूहल | 


हो रहा हो ।१६।. ब्रह्माजी ने कहा-जिस धमका विद्वानों ने सेबन किया - 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


[9826 वेण j Foundati h iand ७७ tri 
विवाहं मब्रिधिवर्गम” oundation G ennai and 8 a १ 


है और सत्पुरुषों और देष तथा राग से रहित पुरुषों ने सेवम किया है 
एषं जो हृदय फे द्वारा. भी अभ्यनुज्ञात है उसे तुम भलो-भांति समझ सो 
।१७। इस संसार में कामात्मता का होना प्रशंसनीय नहीं होता है. और 
वेदो की शकामता भी प्रशस्त (अच्छो) नहीं होती है क्योंकि वेदों का 
शान प्राप्त करना तो अत्यन्त काम्य होता हैं और वेदिक फमंयोग है वहू 
भी जानने के योग्य होता है ।१८। मन के संकल्प से काम कों उत्पत्ति 
हुआ करती है. ओर फामों की पति यज्ञ से होती हे । ब्रत, नियम और 


धर्म संभी संकल्प एत्हन्न होने वाले कहे गए ह।१८।९इस संसारमें काम 


के बिना फोई भी कमं करने वाला किसी भौ समय भें दिडलाई नहीं 
देता है कोई भी पुरष जो-जो भी कुछ यहाँ किया करता है वह सभी 
फाम का ही चेष्टित है भर्थात हृदय में कुछ न कुछ इच्छा फो लेकर 
ही सब लोग कर्मामें प्रवृत्त हुआ करते हैं ।२४। जो पुरुष समति कथित 
कामे करने के स्वभाव वाला है उसमें नियम हो एक धमं का मूल होता 


. है। साधु पुरुषों का आधार भौर स्वयं अपनी आत्मा फी सम्पुष्डि का 


होना भी धमं का मूल कहा गया है।२१। 
सवे तु समवेक्षेत निश्चयं ज्ञानवक्षुषा । 
ञ्‌ तिप्राघान्यतो विद्वन्स्वध मं निवसेन बे ।२२ 
श्‌ तिस्मृत्युवितं ध मंगनुतिष्टन्सदा नर: । 
प्राप्य चेह एरांकीतियानि शक्रसलोकताम्‌ ।२३ 
झू_तिस्तु वंदो विज्ञेयो धमंशास्च तु वे स्मृति! | 
ते सर्वाथंघु मोमान्स्ये ताभ्यां धर्मो हि निवु भो ।२४ 
योऽवमन्येत ते चोभे हेतु शास्त्रा्षयाद्विजः। 
स साधुभिबहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः ।२५ 
गेदः स्मृति: सदाचारः स्वस्य च श्रियमात्मनः । 
एतच्चतुविध विघ्ना; साक्षाद्धमस्य लंक्षणम्‌ ।२६ 
घमंज्ञानं भगेद्विप्रा अर्थ कामेष्वसज्जतांस्‌ । | 
धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणान्नेगम परम्‌ ।२७ 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by.Arya Samaj Foundation Chennai-and eGangotri 


१८६ | [ भविष्य पुराण 


निषेकादिश्मिशानान्तो सन्त्र य॑स्योदितो विधि:। 

अधिकारो भशेत्तस्य गेदे च जपेषु च॥२५ 

अपनी ज्ञान की चक्ष, से इन सभी का भली-भाँदि अवेक्षण करना 
चाहिए और निश्चय पूर्वक करना चाहिए । विद्वान पुरुष का कतव्य है 
कि भति की प्रधानता से ही अपने क्रमे में निवास करे अर्थात स्थित 
रहे ।२२। अति और स्मृतियों में हुए धमं का अकण्ठन करता हुआ 
मनुष्य यहाँ इस लोक में सदा परम कोति को प्राप्त किया करता है 
सौर अन्त में इन्द्र लोक में जाता है ।२३। ति से वेद जानना चाहिए 
- भोर स्मृति धमं शास्त्र होता हे । समस्त कमा में इन्हीं दोनों का बिचार 
करना चाहिए । इन दोनों से ही धर्म-प्रकाशित हुआ था ।२४। जो 
ब्राह्मण हेतुशास्त्र का आश्रय लेकर इन दोनों का अपमान किया करता 
है वह ईश्वर की सत्ता के न मानने वाला नास्तिक और वेद की बुराई 
` करने वाला है। साघु पुरुषोंके द्वारा इसका वहिष्कार कर देदा चाहिए 
॥२५। वेद, स्मृति सदाचार और जो अपनी आत्मा को प्रिय लगता हो 
' यह चार प्रकार का साक्षात घमं का लक्षण होता है ।२६। अर्थे में अस- 
उजत घमं की जिज्ञासा (जानने फी इच्छा) करने वालों फो धर्म का 
ज्ञान होता है। प्रमाण सेनैगम सब पर होता है ।२७। निषेक से आदि 


लेकर श्मशान के अन्त तक मन्त्रों के द्वारा जिसको विधि कही गई है, 
वेदों में और जपों से उसका ही अधिकार होता ।२७। , 


सरस्वती हृषद्वत्योर्देवनद्योर्यदन्तरम्‌ ¦ 
तदेव निमित्त देश ब्रह्मावतं प्रचक्षते ।२३ 
यस्मिन्देशे य आचारः पारपर्शेक्रभागतः । 
वर्णानां सांतरालानां स सदाचार उच्यते ।३० 
` कुरुक्षेत्र च मत्स्याश्च पंचालाः श्रसेनयः। 
एष ब्रह्मषिदेशो व ब्रह्यावर्तादनन्तःरम्‌ ।३१ 
एतह शसुतस्य संकाशादग्रजन्मनः । 
स्वंस्वं चरित्रं शिक्षन्ति पृथिव्यां सवंमानवाः ।३२ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


(१ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विवाह विधिवर्णनर ] [ १५७. 


हिमवद्विध्ययोमंध्ये यतधाग्टशनादपि । 

प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीतितः ।३३ 

बा समुद्रात्त_ वे पूर्वादासमुद्रात्‌ पश्चिमात्‌ । 

तयोरेवान्तर गियोँरार्यावत्त विदुबु धाः ।३४ 

अटते यत्र कृष्णा गोमू गो नित्यं स्वभावतः । 

स ज्ञयो यज्ञिको देशो म्लेच्छदेशस्त्वतः परः।३५ 

. एतान्नित्यं शुभान्देशान्सन्थयेत द्विजोत्तमः । 

यस्मिन्कर्मिश्च नियसेत्पादजो वृत्तिर्काशतः ।३६ 

प्रकीतितेयां धर्मस्य वृधेर्योभिद्विजोत्तमाः । 

संभवश्चास्य सर्वस्य सतासान्न तु विस्तरात्‌ ॥३७ 

सरस्वती और हषद्गती इन दोनों देव नदियों का जो अन्तर होताहे 
वह ही निमित्त देश ब्रह्मावर्त के नाम से प्रसिद्ध होता है।२६। जिस 
देण में जो परम्परा के क्रम से चला आया आचार होता है अर्थात 


अन्तराल सहित वर्णो का आचार है वही सदाचार कहा जाता है।३०। 
कुरुक्षेत्र मत्स्य, पाचाल मोर शूरसेनये ब्रह्मषियों के देश हूँ जोकि ब्रह्मा 
वतं के अन्दर है ।३१। उन वेर्शो में जो उस्पन्न हुआ है उस अग्रजन्मा 
अर्थात्‌ ब्राह्मण के सकाश से प्रथिवी में. समस्त मनुष्य अपना-अपना 
चरित्र सीधा करते हैं ।३२। हिमाचल ओर विन्ध्यगिरि के मध्य में जो - 
विनशन से भी प्राक्‌ ओर अथोग से प्रत्यक्‌ ये है वह मध्य देश के नाम 
से कहा है।३३। पुरव सागर से लेकर पश्चिम सागर तक उन दोनों पर्वत 


का जो अन्तर भाग है उसे पण्डित. लोग आर्यावर्त कहते हैं ।३४।. जहाँ 
` पर श्याम गो और मृग स्वभाव से ही अटल किया करतेहेँ वह याज्ञिक 


देश समझना चाहिए । इससे अन्य देश मलेच्छ देश हैं।३५। श्रेष्ठ 
ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि इन शुभ देशों को अपना निवास स्थान 


बनाये'। जिस किसी भी देश में तो वृत्ति से कणित शूद्र को निवास 
. करना चाहिए ।३६। हे शष्ठ द्विजगण ! महा पण्डितों ने यह धम को 


योनि बताई है । इस सबका सम्भव संदोप में कहा है विस्तार से नहीं 


बताया गया है।३७। ६ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


® Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१५८ ] | [ भविष्य पुराण 


स्त्रीणागहधर्म विधिवर्सनम्‌ 

या पति दैवतं पश्येन्मनोवाककायकर्म भि: । 

तच्छरीराघंआतेव सबंदा हितमाचरेत्‌ ॥१ 

तह्म्रियां प्रियदत्पश्येत्त दरे ष्यबत्सदा । 

अघर्मानर्थंयुक्ते भ्योऽयुक्ता घास्य निवतंते ।२ 

प्रियं किमस्य कि पथ्यं साम्य चास्य कथं भवेत्‌ । | 

ज्ञात्वेवं सर्वे भृत्येषु न प्रमाचे त वे {द्विजाः ।३ 

देवतापितृकायषु स्नानन्शनादिषु । 

सत्कारैऽस्थागतानां च यथौचित्यं स षापयेत्‌ ।४ 

वेश्मात्मा च शरीर हि गृहिणीनां द्विधो कृतस्‌ । 

संसक्ृतव्य घयत्नेम प्रथम पञ्चिमादपि।॥९ ` 

कृश्वा बैशम घुसंमृष्ट भिकालविहिताचंनस्‌ । 

वृत्तकमोंपभोंगान संस्कतंव्य यथोधितप्र ।६ 

प्रातमेध्याप राहने बहिमंध्यांतरेषु च । 

गुह्ृसंमार्जन कृत्वा निष्कारान्न भिशिक्षिपेत्‌ ॥७ 

इस अध्याय में स्त्रियों के गृह के धर्मो फी विधि का. घणेत किया 
जाता है । ब्रह्मानो ने कहा--एभी का कतंव्य है कि वह अपने पति को 
मन, वाणी भौर शरीर से पुर्णंतपा देवता के समान समझे । पत्ती को 
चाहिए कि बह भपने आपको पति के आधे शरीर से उत्पन्न होने की 


भांति ही सबंदा पति के हतका आचरण करे।]। पति के प्रिय को प्रिय _ | 
देखे ओर उतके दृष्य को दृष्य के समान सदा देखना चाहिए । उसके | 


अधमं एबं अनर्थो से, युक्‍तों से अयुक्त निवृत्त हो जाती है ।२। हे हिण- . 
` गण ! इसका प्रिय क्या हे ओर हितकर क्या हे तया इतका साम्य किस. 
प्रकार से होता है इस तरह भली भांति ज्ञान प्राप्त करके ही समस्त 
भृत्यों में कभी प्रसाद नहीं करना चाहिए ।३। गृहस्थाश्रम में पत्नी का. 
कत्तंव्य है कि उसे देवता और पितरों के कार्यो में तया पति के स्तान 


भर भोजन आदि कार्यों में एवं अभ्यागतों के सत्कार में जो भी - 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya.Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
्त्रीणांगृहृधमं विधिवणम्‌ ] [ १८ 
औचित्य हो उसे नहीं त्यागना चाहिए ।४। वेश्म (घर) गोरे आत्मा 


यह गृहिणियों का दो प्रकार का शरीर बताया गयाहे । अतः जो प्रथम 
अर्थात्‌ घर है उसका और आत्म फा प्रयत्न पूर्वक संस्कार करना 


_ चाहिए । तात्पयः यह है कि शरीर से अधिक घर का संस्कार होना 


चाहिए ।५। तोनो कालमें जहां अर्जन का विधान होता है उसे(घरको) 


भली भाति स्वच्छ एवं सुसंस्कृत करना चाहिए । वृत्त कमें गौर उप- 
भोगों का यथोचित संस्कार करना चाहिए !६। प्रातःकाल और अष- 


राहनकाल में बाहिर, मह्य में और अन्दर के भागों में घर का सम्ना- 
जेन करके जो तिष्कार अर्थात्‌ झाड़कर निकले हुए पदार्थ हैं उन्हें रावि 


भें नहीं फेंकना चाहिए ।७। 
गोमहिष्यादिशालानां तह्पुरीषादिमात्रकभ्‌ । 
व्यपनेयं तु यत्नेन संमाजंन्या प्रसाधनस्‌ ।८ 
दासकर्मकरादीना धाह्याभ्यंतरचारिणाय्‌ । 
पोषणादिविधि वित्तानुष्ठान च कमसु ।२ 
शाकसूलफलादीनां वल्लीनामौधस्य च । 

` संग्रहः सर्वंबीजानां यथाकाल यथावयस्‌।१० 

ताञ्रकांस्तायसादीना कष्ठवेणृमयस्य च । 
मृण्मयानां च भाण्डानां विविधानां च संग्रह्‌ ।११ 
कुण्डकादिजयधीण्या कलशोदन्चतालुका?। 
शाकपात्राण्यनेकानि स्नेहानां गीरसस्य च ।१२ 
सुसलं कंडनीय तु यन्श्रक चूर्ण चालनी । . 
दौहत्यो नेअक मन्था मण्डन्म श्यु'खलानि व ।१३ 
सन्दन्शः कुण्डिका शूला: पट्टपिप्पयो ह'षत्‌ । 
डाविका हस्तको दर्वी भ्राष्टस्फूटलकानि च ।१४ 
तुलाप्रस्थादिमानानि मार्जन्यः पिटाकानि च। 


सवंमेतसप्रकुर्यीत प्रयत्नेन च सर्वदा ।१५ 
गाय-भेस आदि फे रहने फो जो शाखाये हैं उनकी सफाई करने चै 


वष्ट से उनके पुरीष शादि ही व्यपनयस फरगा चाहिए और बड़े बस्स - 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samal Foundation Chennai and eGangotri 


१७० ] - [ भविष्य पुराण 


से सम्मर्जनी के द्वारा वहाँ का प्रसाधन करे ।८। जो दास कर्मो के करने 
वाले, नोकर आदि हैं और जो बाहिर तथा अन्दर चरण किया करते हैं 
` उन सबकी पोषण की विधि को अच्छो तरह जान लेना चाहिए तथा 
यह भी ज्ञान रब्षना एक गृहणी का कर्तव्य है कि उनसे क्या-क्या कमं 
कराने चाहिए ।2। शाक-मूल और फल आदि का,बल्लियों और औषधी 
का तथा सब प्रकार के बीजोंका कालके अनुसार यथा वल संग्रह करना. 
चाहिए ।१०। तांबा कासे और लोहे आदि धातुओं के तथा लकड़ी और 
बाँस, के एवं मिट्टी के विविध प्रकार के पाभों का संग्रह. भी स्त्रियों 
को रखना चाहिए ।११। कुण्ढक आदि जल द्वोणों का, कलशादि बर . 
तालुक, अनेक शाक पत्रों, स्नेहो का एवं गोरस का संग्रह करना चाहिए 
. ।१२। मूसल, कण्डनी (ओखली यत्र और चून छाननेकी चालनी, दुग्ध, 
दुहुने का दोहनी पात्र, मट्ठा चलाने की नेती, मथनी, -मण्डनी और 
अपृङ्गला, मदश,.कुण्डिला, पट्टपिप्पलक पत्थर, डाविका हस्तक और 
दर्वी (कढाई) तथा आष्ट स्फूटलक, तुला (तराजू) फे प्रस्थ आदि मान 
(बाट) बुहारी और नित्य ही धर में काम में आने वाली बस्तु हैँ 
।१३-१२।` 
हिंग्वादिकमथो. जाजी पिपल्यो मरिचानि च ! 
राजिकाधात्यक शु ठी त्रिचतुर्जातकानि च।१६ ' 


लवण क्षारवर्गाश्च सोवीरकपुरुषको । 
द्विदलामलक चिचा सर्वाश्च 'स्नैहजातयः।१७ 
शुष्ककाष्ठानि वल्लूरमरिष्टा पिमाषयोः । 
विकाराः पयसश्चापि विधिः कन्दजातयः।१८ 
-नित्यनेमित्तिकानां हि कार्याणामुपयोनतः । 
सर्वमित्यादि सग्राह्म यथाबद्विभवोचितस्‌ ।१८ 
यत्कार्याणां समुत्पत्तावृपाहतु न हश्यते । 
तत्प्रागेव यथायोग संगुहणी यात्प्रयत्नतः ।२० 


“CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


न है तप 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्त्रीधमं वणनम्‌ ] . [ १९१ 


धान्यानां घृद्पपिष्टनां क्षण्णोपहतयोरपि। 

'भृशं शुष्कद्र सिद्धानां क्षयवृद्धी निरूपयेत्‌ ॥२१ 

अब तक पान्न तथा अन्य साधनों के संग्रह के विषयमें बताया गया 
हैं। अब मसाले आदि उपस्कर जो भोजन बनाने में आवश्यक होते हुँ 
उनके सांग्रह के विषय में वताते है हींग आदि पदाथ, जाजी, पीपल, 
मरिच राई, धनिया, सौंठ, छीन और चार जातक,लवण तथा क्षारवग, 
सौवीरक योर परूषक, हिदल (दाल), आमलक (आंवला) चिचा और 
सव प्रकार से स्नेह जाति वाले आदि पदार्थो का संग्रह करना चाहिए 
।१६-१७। सूखी लकड़ियाँ वल्लूर अरिष्टा जो पिष्ठ और माप (उरद) 
के है! द्ध के विकार (दही, खोआ, मलाई आदि) और अनेक प्रकार 
कन्द की जातियों का संग्रह, गृहणी को घर में रखना आवश्यक है । 
यह स्त्री का ही कतव्य होता है ।१८। इसमें नित्य फे काम के उपयोग 


में आने वाले तथा नेमित्तिक कार्यों के उपयोग के वास्ते सभी का संदेह 
होना चाहिए यौर वह अपनी आथिक स्थिति के अनुकूल ही होना 


चाहिए ।१८। जब कायं उपस्थित ही जाते हैं तो उती समय पर इन 
सबको प्रस्तुति नहीं किया जा सकता है । इसलिए पहिले से ही कायंके 
पूर्वं यथायोग इनका प्रयतन पूर्वक संग्रह कर लेना चाहिए ।२०। घुष्ट 
और पिष्ठ धान्यों का तथा जो क्षुण्णा और उपहत हों उनका भी बहुत 
शुष्क, आद्र (नीले) और सिद्धों का क्रय तथा वृद्धि को भी वराबर 
देखते रहना आवश्वक है ।२१। 2 
स्त्रीधर्म वर्णनम्‌ 

ब्रीहीणाँ कोद्रवाणां च सारथमंमुदारकः । 

कगुकोद्रवयोज्ञ यो: वरट पंचभरगकः ।१ 

पः्चभागस्प्रितन्गनां शालीनां च त्रयोऽष्ट । 

चणकानां तृतीयान्शः समक्षुण्णंत्रयं विदुः ।२ 

पानीययवगोधूम पिष्टधान्यचतुष्टयम्‌। 


तुल्यमेवावगन्तव्यं मुद्गा माषास्तिला यथा ।३ | 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangofri 
Reon) | (“भविष्य पुराण 


पव्चसागादिका धष्टा गोधूमाः सक्तवस्तथा । 
कुल्माषाः पिष्टमांब च स्यगर्धादिफ भवेत्‌ ।४ 
सिद्ध तदेव विगुणं पुन्ताको यावक्र्तथा। ` 
कंगुमोद्रबरन्नं चणकोदारकस्य च ५. 
, द्विगुणं चीनकानां च ब्रीहाणां च चलुगु णस्‌। 
शाले पः्चगुणं विद्यात्पुराणेः त्वतिरिच्यते ।६ 
क्रियापाकविशेषास्तु बुद्ध रेवोपा दिश्यते । 
निमित्तस्य वरान्नस्य तद॒ृद्धिहिगुणा भवेत्‌ ॥७ 
इस अध्याय में स्त्रियों के घर्म का वर्णन क्रिया जाता हैं । भ्रह्माजीने 
` कहा-ब्रीहि और कोद्रयों का सार धर्म को उदारक कहते हैं । कगु और 
कोद्रब का पांच-भाम वाला वरद समझना चाहिए ।१। प्रियंगु के पांच 
भागों का ओर शालियों के ग्यारह भागों का तथा चणकों (चनों फा 


' तीसरा अश इन सबको एक साथ क्षुण्ण किया हुआत्रय जानना चाहिए 
-।२।यमनी यव और गोधूप ये पिस हुए चारों प्रकार के 'धान्य मूग, 


उदे, तिल और यम ये सब तुंल्य ही सभक्षगे चाहिए ।३। पंच भागादिक * 


घुष्ट गेहूँ तथा सक्त (सतुआ कुल्याष ओर विष्टमाव ये भली-माँति 
अर्धादिक होने चाहिए ।४। वह ही सिद्ध दुगुनापुन्ताक तथा यावक कंगु 
* (कांगनी) बौर मोद्रव का और च्णकोदारक का उन्नचीनकों को द्विगुण 
थोर व्रीहियों का चोगुना तथा शालीका पाँच गुना जानना चाहिए जो 
'फहीं ये पुराने हों तो और भी अधिक होता है ।५-६। ये पाक क्रिया की 


घिशेषतायें हैं । इनको वृद्धि का ही उपदेश दिया जाता है। खेष्ठ मागत. 


के निमित्त की ऋद्धि फे गुण बालो वृद्धि हुआ करती हैं !७। 
तस्माद्यो विरूढस्य चतुर्भागो विवर्धते । 
लाजा धानाः कलायाश्च भृष्टाद्विगुणवृद्धय: ।८ 
भ्रष्टग्यानामतोऽन्येषां पः्वभागोऽधिको ममः । 
चापकानां च पिष्टानां पादहोनाः कलायजाः (२ 
मुदूगमाषमसू राणामधपादांवरोभवेत्‌ ।` 
क्लिस्तशुष्कवराल्ताना एनिवुद्धिर्वाशिष्यत ॥१० 


C-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


स्त्री धर्मवर्णनर्म हक Samaj Foundation Chennai and नत; १६३ 


तथाध्वेन तु शोध्यानाढक्या मुद्गमाषयीः । 

मसूराशाँ च जानीयात्क्षय पंचभागकस्‌ ।११ 

षड, भागेतातसीतल' सिद्धाथंककपित्थयो! । 

तथा निबकदंबांदो विद्यात्फञचसभागकस्‌ १२ 

तिलें गुदी मध्ूकान! नक्तजालकुसु भयोः । 

जानीयात्पादकं तेलं खलमन्यत्प्रचक्षते ।१३ 

षेत्रकालकिग्रादिभ्यः क्षया देर्व्य॑भिचारतः। 

प्रत्यक्षी कृत्ये तान्सम्यगनुभित्यावधाररे !१४ 

इस. कारण से जो पुन: विरूढ होता है उसका चतुर्भाग विवृद्ध हुआ 
करता है। लाजा (खील), धान और कला इसके भ्रष्ट होने पर हि 
भुने जाने पर दुगनो वृद्धिर्या होती हैं ।८। इसलिए बन्य भृष्टव्यों (भूनमे 
के योग्य) का पाँच भाग अधिक माना गया हे! आपको और पिष्टों के 
कलायजपाद होना अर्थात्‌ भोथाई भाग से कम होते हैं ।३। सू ग, उद 
और मसूरो का अघंपाद अर्धात्‌ चौथाई का आघा भाग अवर होता हे 
अर्थात्‌ कम होता है । किलन्न और शुष्क वराज्नों को हानि और वृद्धि 


की विशेषता हुआ करती हे । अर्थात्‌ जो भिगोकर सुखाये जातेहँ उनकी 
हानि तथा बृद्धि विशिष्ट होती ।१२। शोध्यों का आधा, मुद्ग और 


माष का एक आढ की प्रणाम तथा मसूरों की पाँचवा भाग वाला. क्षय 
जानना चाहिये ।११। अलसी का तेल पड भाग होता है । इसी प्रकार 
से सिद्धाथंक ओर कपित्य का होता है। नीम और कदम्ब यादि में 
पांचर्वा भाग तैल होता है।१२। तिल इडगुदी, मधूक, नक्तमाल बर 
कुसुम्भ षा तैल एक पाद होता है अर्थात्‌ चोया भाग ही हुआ करता 
है शेष सब खल नाम से प्रसिद्ध पदार्थ होता है ।१३। क्षेत्रकाल और 
क्रियादि से क्षय आदि का अ्यभिचार प्रत्यक्षीकरण करना चाहिये । 
उन सबका अनुमान करके अवघारण करे ।१४। 

क्षरदोषे गवां प्रस्थं महर्षीणां सपिषः। 

पादाधिकमजावीनामुस्पादं तद्विदो वि ! १५ 

सुभुमितुणकालेभ्यो वुद्ध्वा क्षोरसपिषास्‌ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digjtized by Arya Samaj Foundation Chennai and 8057 


१६४ भविष्य पुराण 
अतस्तेषां विधातव्यो ह्यर्थादेव विनिश्चयः ।१६ 
प्रत्यक्षीकृत्य यत्नेन पक्षमासांतहे तथा । 
पयोवृत्त नगंवादीनां कूर्यात्संभवनिर्णयम्‌ ।१७ 
कोर्पासकृतिकोशौणंक क्षौमादिकतेनय्‌ । 
कूणिपन्ग्वं धयोषाभिविधवाभिश्च कारयेत्‌ ।१८ 
बालबृद्धान्धकापंण्ये यत्कत्तंव्यमवश्यतः । 
विनियोग नयेत्सवे प्रियोपग्रहपूर्णंकम्‌ !१४ 
कर्मणामन्तरालेष्‌ प्रोषिते चापि भर्तरि । 
स्वयं वं तदनुष्ठेयं नित्यानां चाविरोधत ।२० 
शूद्राणां स्थूलसूकष्मत्वं बहुत्व च व्ययाव्ययौ । 
मत्वा विशे" कूर्वीत चेतनप्रतिपत्तिष्‌ ।२१ 
क्षीर के दोषों में गौओं ओर भैसों का एक प्रस्थसपि (धृत्त) का 

होता है । अजावियों का पाद से अधिक घृत इस विद्या के बिद्वान्‌ 

बताया करते हैं ।१५। अच्छी भूमि अच्छा तृण और अच्छे काल से 
क्षीर और घृत की वृद्धि हो जाती हैं इसलिए. इसका विशेष निश्चय 
अर्थ से ही करना चाहिए ।१६। यत्न के हारा छै मास के अन्दर 
प्रत्यक्ष करके गौ आदि के दूध और व्रत का जो निर्णय सम्भव हो 
वह करना चाहिये ।१७। कपास, कृमिकोश, ऊणं ओर क्षौम आदि 
का कत्तं नकाये कुणि, पंगु, ओर अन्यो स्त्रियों से और विधवा स्त्रियों 
से करवाना चाहिये ।१८। बालक वृद्ध अन्ध और कृष्ण के विषय में 


जो भी कत्त ब्य होता है उसका विनियोग विप्र के उपग्रह पूर्वक अवश्यही 
सब करना चाहिये ।१८। कार्यों के मध्य में अपने स्वामी के वाहिर 


, कहीं परदेश में चले जाने पर नित्य के करने वाले कार्यो के अविरोध 
से उन्हें स्वयं ही स्थी को कर डालना चाहिये ।२०। शूद्रों की स्यू- 


लता सूक्ष्मता मौर बहुत्व तथा खर्चा ओर बचतकी विशेषता फो भान- 


कर चेतन की प्रतिपातियों में करना चाहिये ।२१। 
करयेद्वस्त्रधान्यादि स्वाप्तवृद्ध रधिष्ठितम्‌ । 
शूद्राणां क्षयबृद्वयादि मन्कव्य वेतनाति च ।२२ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


[ igi णं तज b a Samaj Foundation Chennai and eGan Ie 
स्त्री घ मी णम्‌ | | १८५ 


क्षौमकार्पासतोविद्यास्सूत्र' पञ्चमभागकस्‌। 

देशकालादभागात्त, प्रत्यक्षादेव निर्णय: ।२३ 

अवधातेन तूलस्य क्षयो विशतिभागकः । 

छन्नां घ्याप्तां तु वातेन तद्वदूर्णा प्रचक्षते ।२४ 

पङ्चाशद्भागिनी हानि सूत्र कुर्वीत लक्षणात्‌ । 

वृद्धिस्तु मन्डसंपर्कादृदशकादशिका भवेत्‌ ।२५ 

एलद्णमध्यमसूत्राणामर्धाधिकसमं भवेत्‌ । 

स्थूलानां तू पुनमू ल्यात्पादोनं बालचेतनम्‌ ।२६ 

कमणो भूपिधेदत्वादंदेशकालप्रभेदतः । 

तद्विद्रभय एव बोद्धव्यो बालचेतननिश्चयः ।२७ 

स्थूलं दितत्रयं मध्यम च त्रिरात्रिकस्‌ । 

सुक्ष्ममापक्षतो मासात्तत्परिकर्मकस्‌ । 

यदत्र क्षयवृद्धया दि तदुत्सर्गात्प्रदशितम्‌ ।२८ 

अपने से बड़े और आप्तोंके हारा अधिष्ठित वस्त्र तथा धान्य आदि 
का फाये करना चाहिये । णूद्रों के वेतन, क्षय और वृद्धि को भो 
मानना चाहिये ।२२। सौम ओर कपास के सूत्र को पाचवा भाग 
जानना चाहिए । देश ओर काल के विभाय से प्रत्यक्ष होने से ही इसका 
निर्णय हुआ करता है ।२३। तूल (रुर अवघात के बीसव भाग का 
क्षय होता है वायु के व्याप्त और ऊन भी उसी प्रकार से प्रसिद्ध 
होता है !२४। सुत्र में लक्षण से पचासवाँ भाग का क्षय करना चाहिये 
मान्ड के सम्पर्क कर देते से उसमें दश सथा एकादश भागकी वृद्धि होती 
है।२५। जो श्लक्षण मध्यम सूत्र होते हैं उनका अर्धाधिक सम होता है। 
जो स्थल होते हैं मनका पृर'मूं ल्यन होने से वालचेतन एक पाद फ्रम 
होता है ।२३। इस बामं के बहुत ऐ भेद होने के कारण से तथा देश 
घौर काल के भेद-अभेद होने के कारण बालचेतन का ठीक तिश्चय 
इसके विद्वान पुरुषों के द्वारा जानने के योग्य होता है ।२७ जो 
स्थूल हों उसे तीन दिन देः! चाहिये, जो मध्यम हो अर्थात न स्थूल हो 
और न सूक्ष्म हो उसे धीन दिय और तीन रात्रि तक देना चाहिये 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


igti maj Foundation Chennai and ie रि 
१ ८६ Digtized by Arya Samaj [ ष्य 


जो सुक्ष्म हो उपे एक वक्ष से एश मास तक तत्परिकर्मेक मृष्ट देना 
चाहिये । जो उसमें क्षय वृद्धि मादि होती हैं वह उसके स्वभाव से 
दिखलाई गई है ।२७। 

कालकर्त्तादिभेदेन व्यभिचारीपि इश्यते । 

शय्यासमान्नेकानि कंवलाश्चतु राश्रिकाः ।२३ 

कबुकाश्चावकोषाश्च मध्या शक्ताश्च भूरिशः। 

गुरुबालादि वद्धानामम्यागतजनस्य च ।३० 

भोगायानुतो भर्त! कुर्याद्विविधमात्रकस्‌ । 

यदस्य खसुरादीनां कल्पिपं शयनादिकस्‌ ।३१ 

भतु श्चेव विशेषेण तदन्तेव न काररेत्‌ । 

वस्त्र माल्यमलंकार विधृतं देवरादिभिः ।३२ 

न थारयेच चेतेषासाक्रमेच्छयनानि वा । 

पिण्याकमकुट्टाशच काकरूक्षाणि यानि च ।३३ 

हेमपयु षिताद्यन्न गोभवक्ते नोपयोजयेत्‌ । 

कुलानाँ बहुधेनूनां गोध्यक्षन्नजजीविनास्‌ ।३४ 

किल।टगयिकादींनाँ पत्ताथंमुपयोजनम ! व 

दध्तः समाहरेत्सपिदू हेदवत्साच पीडयेत्‌ ।३९ 

समय और इसके करने वाले कर्ता के भेद से जो कुछ भी कहा 
गया है इसमें व्यभिचार दिखलाई देता है। शय्या और शासन . अनेक 
तरह के होते हैं। कम्बल, चतुरःश्रिक, कम्दुक, चावकोष, मध्य आर 
बहुत से रक्त होते हैं। गुरु बालक बुद्ध आदि के तथा अध्यागत जन 
के भोग के लिए अनुयत स्वामी फो विविध माया में करने . चाहिये जो 
वसुर आदि के लिये शयन आदि कल्पित किये गए हो ।२४-३१। उन्हे 
ओर स्वामी के लिये विशेष रूप से किये हो उन्हें किसी भी अन्य 
के उपभोग करने के लिये नहीं देना चाहिए । देवर आदि के द्वारा 
धारण किये गये वस्त्र माल्य भौर अलंकारों को. नहीं धारण करे 


ओर इनके शयनों का भी कभी अतिक्रमण नहीं करना चाहिये । पिण्या 
कनक ओर कुंट्ट अर्थात्‌ छोड़ जो कि काल पाकर रूखे हो गये हैं तथा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
स्थीधमं वर्णनम्‌ ] [ १४७ 
पयु पित वासी) अन्न आदि हेय होता है । इन्हें गौओं को देकर उपयोग 
फरना चाहिए । जिन कुलों में बहुत सी गोएँ होती हें ओर जो गायों 


के ब्रज के स्वामी होकर उपजीवित रहते हैं तथा किलाट गविकादि फा 
भकताथं उपभोजन होता है । दही से घृत को प्राप्त करे और जब दोहन 


करे तो उनके ol को पीड़ित नहीं करना चाहिये । तात्पयं यह है कि 
गाय मदि के वत्सों को पीने के लिए दूध छोड़ दे ।३२-३५। 


वर्षाशरदवसन्तेषु द्वी कालावन्यदा सुकृत । 

तक्र धाप्युपयुञ्जीत श्ववर हादिपोषणे ।३६ 
पिण्यायवलेदनार्थ वा विक्रय वा तदहयेत्‌ । 
वृत्ति धान्यहिरण्येन गोपादीना प्रेकल्पयेशु । ३७ 


ते हि क्षीरत्रता लोह दुपहन्युस्तदन्वथान्‌ । 
दोहकाल गवां दोरधा नातिवतेत वे द्विजाः ।३८ 
प्सरोदकयीर्गीपा मन्थकस्य च मन्थका! | 
सासमेंक यथा स्तन्यं माममेकं स्तनद्वयम्‌ ।३४ 
सततं पाययेदुध्यं स्तनमेंकं स्तनद्वयस्‌ । 


तिलापिष्टामि पिर्ण्डाभस्तुणेन लवणेन च। 

वारिणा च यथाकाल पुण्यणीयादिति वत्सकात्‌ ।४० 

जगद्‌ गुर्गांभिणी येनुर्वत्सा वत्सतरी तथां । 

पञ्चानां समभागेन घासं यूथे प्रकल्पयेत्‌ ।४१ 

एको योपालकस्तझ्य त्रयाणामथ वा दयस्‌ । 

पञ्चानां वत्सकश्चैव प्रवरास्तु पृथक्पृथक्‌ ।४२ 

कुत्ता और वराह आदि के पोषण में वर्षा-शरद आर वसन्त में दो 


समय मौर इसके अतिरिक्त एक बार चक्र का उपयोग करना चाहिए 
।३६। अथवा पिण्याक के ब्लेकन करने के लिए अथवा विक्रय के लिये 


यह योग्य होता है । गोपादि की वृत्ति धान्य हिरण्यसे प्रकल्पित करानी 
चाहिये ।३७। क्षीर के ब्रत वाले वे लालच के कारण उनके वत्सों का 
हनन करते हैं। गोओं के दोहन्‌ करने वाले को दोहन के काल 
का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए । ३८। गोप असर ओर उदक के 


anya a Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

१8५ ] i प [ भविष्य पुराण 
मन्यक के मन्थक होते हैं । गो दोहन करने वालों को चाहिए कि एक 
, मासतक गो के व्याजाने पर एक ही स्तन का दुघ लेवे और इसके 
पर्चांत्‌ एक मास तक दो स्तनों _का दूध लेना चाहिए ।३६। तिल 
पिष्ट पिण्डों से, तृण से, लवण से, ऑर छल से समय के अनुसार बत्सों 
का पोषण करना चाहिए ।४०। जगदरगजुभिणो, घेनु वत्सा और वत्स-- 
तरी इन पाँचों को यूथर रमभाग घास देनी चाहिए ।४१। एक 
गोपालक हैं उसके तीनों के दो अथवा पांचों के एक वत्सक है उनके 
पृथक्‌-पृथक्‌ भवर होते हैं ।४२। 

गोचरस्यानयनार्थ व्यालानां त्रासनाय च । 

घण्टाः कर्णषु वध्नीयुः शोभारक्षार्थमेव च ।४३ | 
पशव्ये ब्यालनिमुःक्ते देशे भरितृणोदके। , 
अभूत दुष्टे मारण्ये सदा कुर्वीम गोकुलम्‌ । 

ऊर्णा वर्षद्विरा दद्याचेत्राश्वयुजमासयो; (४५ 

यूथे वृषा दशेतासां चत्वारः पञ्च वा गवास्‌ । 
अश्चोष्ट्रमहिषाणां च यथा स्मरः सुखसेविता ।४६ 

विद्यात्कृषो वलादीनां योग कृषिककमसु । 

भक्तवेद्मनाभं च कमंकालानुरुपतः ।४७ 

क्षेत्रकेदा रवाटेषु भृत्यानां कमं कुर्वताम्‌ । 

खलेषु च विजानीया ्क्रियायोग प्रशिक्षणम्‌ ।४८ 
_योग्यतातिशय मत्वा कमंयोगेषृ कस्याचित्‌ । 
ग्रासच्छादशिरोभ्यगेविशेषं तस्य कारयेत्‌ ।४९ 

गोचर भूमि से आनयन के लिए तथा व्याली के त्रासन के वास्ते 
और शोभा की वृद्धि करने के लिए कानों में घन्टे बाँध देने चाहिए 
।४६। पशुओं के हित करने वाले, व्यालों से रहित, बिना सूत' दुष्टों 


बाले तबा बहुत तृण और जल वाले वन में सदा गोऊुल बताना चाहिये 


मर्थात्‌ गायों के रहने का. स्थान करे ।४४। अजविको (भेड़ों) का 
टॅ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


पव iti न by Al ii Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
स्थ्रौधमवर्णतंम”  ] 


-[ १६ 
नित्य गुप्त (सुरक्षित) घन का निवास बनाना चाहिये । एक वष में चेत्र 

था आश्विन मासों में दो बार उनसे ऊन लेना चाहिए ।४५। इनके 
यूथ में दश वृष, गोओं के यूथ में चार,या पाँच वृक्ष होने चाहिए । अश्‍व 
ऊट गोर महिपों के जेसे सुख सेवित हो होने चाहिए ।४६। कृषि 
भर कालके अनुकूल ही उनके भोजन ओर चेतन के लाभ को जानना 
चाहिये ।४७। खेत, केदार और वाटो में काम करने वाले भृत्यों का 
तथा खलिहानों में काम करने वाले नौकरों का प्रशिक्षण क्रिया के योग 


` को जानना चाहिये ।४८। इन कर्मों के योगदान में किसी भृत्य की 


अत्यधिक योग्यता को या मानकर उसको ग्रास (भोजन) अच्छाद (वस्त्र) 
ओर शिरोभ्रङ्गोके द्वारा निशेष सम्मानित करना चाहिये ।४६। 


पद्मशक्रदिवापाना कन्दवीजाविजन्मनास्‌ । 
संग्रहः सवंवोजानां काले वापः सुभूमिषु ।५० 
जातानां रक्षणं सम्यग्रक्षिताना च संग्रहः । 
तेषां च सग्नहीतानां यथावत्निवपक्रिया ।५१ 
यृहमूल स्थ्रियश्चैथ, धान्यमूलो गृह भ्रम: । 
तस्माद्वास्येषु भवतेषु न कुर्यान्मुक्तस्तताम्‌ ।५२ 
धान्यं तु संचितं नित्यं मितो भक्तपरिव्यय: , 
त चान्न मुक्तहमतत्वं गृहिणीनां प्रशस्यते ।५३ 
अल्पत्यिव नावज्ञां, चरेचन्नेषु व हिजा: । 
मधुवल्मीकयोवृद्धि क्षयं दृष्टवान्जनस्य च ।५४ 
ये केचिदिहि निंदिष्टा व्यापाराः पुरुषोचिताः। 
देपत्योरे क्यमास्थाय तद्विदान प्रसङ्गतः ।५५ 
सत्येव पुरुषा लोके स्त्रीप्रधानाः सहस्त शा। 
तेयु तासा प्रयोक्तत्वाददोष इति गृह्यताम ।५६ 
एव योग्यतथा युक्ता सोभाग्येतोद्ममेन च । 
सम्यगाराध्य भर्तारं तत्रेन वशमानयेत्‌ ।५७ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


भविष्य पुराण 

पदुम और शाक आदि वापों के तथा कन्द बीर बीज आदि से 
उत्पन्न होने वाले पदार्थों के समय पर सब भ्रक्षार के बीजों को संग्रह 
फरना चाहिए जिससे सुन्दर भूमि में ठीक समय पर वापम (वोता) हो 
सके ।५०। जो उत्पन्न हुए हों उनका अच्छी तरह से संरक्षण करना 


Di ss by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२०० ] 


और भली भाँति संरक्षित हों उनका संग्रह करना तथा जो अच्छी तरह 
संग्रहीत हों उनका यथावत वपन की क्रिया करना, सब जानना चाहिए 
[५१ स्थ्रियाँ ही ग्रह का मूल धान्य होता है-भौर यह ग्रहाश्मम जो 
होता है इसका मूल धान्य होता है । इसलिए धान्यों में व्यय सें कभी 
भी मुक्त हस्तता (हाथ का खुला रखना) नहीं करनी चाहिए । तात्पय॑ 
ग्रह है कि घान्य को खुले हाथ से नहीं लुटाना चाहिए ।५२। धान्य 
कानित्यही सञ्चय किया जाना चाहिए मर उसका भक्‍त परिष्यय भो 
मित्त ही होना. चाहिए अर्थात्‌ खाने-पीने का खर्चा के अन्दर ही 
रहना चाहिए अच्छी गृहणियो की अन्न के' विषय में मुक्त हस्तता 
प्रशंसनीय नहीं कही जाया करती है।५३। यह बहुत ही फम है 
इस प्रकार से अन्नों के विषय में कभी अवश्षा नहीं करे करे मधु नोर 
याल्मीक को एवं अजन की क्षय तथा बुद्धि का विचार करके ही ऐसा 
नहीं करना चाहिए यहाँ पर जो पी पुरुषों के योग्य ब्यापार 
निर्दिष्ट किये गये हैं वे दान के प्रसङ्ग से सम्पति के ऐक्य में आस्थित 
होकर ही किए जाते हैँ।५५ लोक में सहक्नों पुरुष ऐसे हैं जिनके यहाँ 
स्त्रियों की प्रधानता हुआ करती हे । उत उन स्त्रियों के. प्रयुक्त 
करने वाले होमे से कोई दोष नहीं है इसी से ग्रहण करना चाहिए 
।५६। इस प्रकार से योग्यता से युक्त तथा सौभाग्य एवं उद्यम घे 
स्त्रियों को चाहिये कि वे भली-भाँति अपने स्मामी की आराधना करके 


उसको अपने वश में ले आवें ।५७। 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ड 0५८०५८०१५७ चल कल 


4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भविष्य पुराण 


क्छ पर्व 


॥ धर्सस्वरूपवर्णनम्‌ ॥ 

स्वच्छं चन्द्रावदातं कबिक रमकरक्षोभसजातफेन। . 

ब्रह्मोदमूतिपुक्तक्त बंतनियमपरेः सेवित विप्रमुख्ये: ।१ 

३ॐका रालंकृतेन त्रि्ुवनगुरुणा ब्रह्मणा दृष्टपूत । 

संभोगाभोगगम्यं जनकलुपहारं पोष्करं वापुनातु ।२ 

त्तमस्कृत्य जगद्योनि ब्रह्मरूपधरं हरिम्‌ । 

वक्ष्ये पौराणिकीं दिग्या कथां पापप्रशाशिनीस्‌ । 

यत्छ त्वा पापकर्माणि स गच्छे परमां गतिश्च । 

पुण्यं पवित्रमायुष्यमिदानी म्युणुतः द्विजाः ।४ 

इस प्रथम अध्याय में सर् प्रथम मङ्गलाचरण है मोर फिर भबिष्य 
पुराण की भ्रशंता हैं तया इसके पश्चात धमं के स्वरूप का वर्णन किया 
जाता है । स्वच्छ न्द्रमा के समान अवदात (शुभ्र), 
कविकर मकर के क्षोभ से फेन उत्पन्न होने वाला, ब्रह्मा की उत्पत्ति फे 
्रसुतों से ब्रत और नियमों में परायण प्रमुख विभ्रों फे द्वारा सेवित, 
ओंकार से अलंकृत तीनों भुवनों के गुरु ब्रह्माके द्वारा दृष्ट पूत, संभोगा 
भोग से जानते के योग्य मतुष्यो के पापों को हरण करने वाले पॉष्कर 
आप सबकी पवित्रता फरे ।१-२। श्री सूतजी ने कहा--ब्रहपा के रूप 


को धारण क्हने जा ज़ेड ए जगत पो. गोन दीवि „वत्ति के स्यात 


Di i ized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२०२] भविष्य पुराण 


भगवान हरि प्रणाम करके पापों का प्रणाश फरने वाली दिष्य 


पौराणिकी कथा को कहता हुँ । जिस कथा क श्रवण करके पाप फर्मी ` 
को त्याग कर मानव परम गति को प्राप्त किया करता है । यह परम 


पुण्य, पवित्र ओर आयु के बढ़ाने वाली कथा है.। हे द्विजगण ! अब तुम - 
इसे सुनो ।३-४। 
भविष्यपुराणमखिल यज्जगाद गदाधरः 
मध्यपर्वे हयथो वक्षे प्रतिष्ठादिविनणंयभ्‌ ।५ 
धमं प्रशंसनं चात्र ब्रह्मणादिभ्रशंसनस्‌ । 
आपद्धमंस्य कथनं विद्यामाहात्म्यवर्घनस्‌ ।६ 
त्रतिमाकरणं चेव स्थापनाचित्रलक्षणय्‌ । 
कालव्यवस्यासर्गादिप्रतिसर्गादिलक्षणम्‌ (७ 
पुराणलंक्षणं चैव भूगोलस्य च निर्णयस्‌ । 
निरूपण तिथीनां च श्राद्धसंकल्पमन्त रस्‌ ।८ 
मुमूर्षोरपि यत्कमं दानमाहात्म्यमेव च । 
भूतं भव्यं भविष्यं च युगधर्मानुशासनम्‌ ।2 
व्रयाणामाश्रसाथाँ च ग्रुहस्थो योनिरुच्यते । 
अन्त्येऽपि सूपजीवन्ति तस्माच्छेष्टो ग्रह्माश्रमी ।१० 
 एकाश्रम गृहस्थस्य याणा सूतिदशनम । 
स्यादृगाहुस्थ्यमेबेकं विज्ञेयं धमंशासनम्‌ ।१ १ 
._गयंदाधर ने जो यहु सम्पूर्ण भविष्यपुराण कहा था उसका अब मध्य 
पणित किया जाता है । जिसमें प्रतिष्ठा आदिका विशेष निर्णय किया 


गया है ।५। इसमें घमं की प्रशंसा की गई है । इसमें आपद्धमं. का 
कथन हे और विद्या के माहात्म्य का वर्णन बताया गया है ।६। 
प्रतिभा का करना, स्थापना चित्र का लक्षण काल की व्यवस्था और 
सर्वादि प्रतिसर्गादि का लक्षण बताया गया है ।७। पुराण का लक्षण 
तथा भूगोल का विशेष निर्णय, तिथियों निरूपण और श्राद्ध संकल्प 
अन्तर कहा गया है ।५। जो मरने वाला है उसका कर्म और दान का 
साहात्म्य तथा भूत, मध्य भोर भविष्य युगधर्म का अनुशासन इसपुराण 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


घमंस्वरूपवर्णनम्‌ ] [ २०३ 


में बताये गये हैं ।5। तीमों आश्रमों का उत्पत्ति का स्यान गृहस्थ 
कहा जाता है । गृहस्य के सहारे ही अन्य सब आश्रय उपजीवित होते हैं। 


' इस कारण से गृहस्थाध्मी सबसे श्रेष्ठ माना जाता. हे ।१०। एक गृहस्थ 


का आश्रम अन्य तीनों का सूतिदशन दोता है। इसलिये एक गाहंस्थ्य | 
आश्रय ही को धर्म का आसन समझना चाहिये ।११। 

परित्यजेदर्थकामौ यौ स्थाताँ घमंर्वाजतौ । : 

सवलोकविरुद्व च ्रममप्याचरेश्नम तु ।१२ 

तडगस्य च सान्निध्ये तडागं परिवजयेत्‌ । 

प्रपास्थाने प्रपा बड्या मठस्थाने मठं त्यजेत्‌ !१३ 

घर्मात्सजायपे ह्यर्था धर्मात्कामोऽभिजायते । 

धर्मादवापवर्गोऽय तस्माद्धर्मं समाअमेत्‌ (१४ 

धर्मश्चार्थश्च कामश्च त्रिवर्गस्विगुणो मतः। 

सत्व रजस्यमश्चेति तस्माढमं समाश्रयेत्‌ ।१५ 

ऊध्वं गच्छन्ति मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ¦ 

जघन्यगु घदृत्तिस्था अघा यच्छन्ति तामसाः ।१६ 

यस्मिन्धर्मेः समायुफ्तो हयर्थ कामो व्यवस्थितो । ` 

इहु लोके सुखी भूत्वा प्रेत्यानत्याय कल्पते ।१७ 

तस्मादथं च काम च युक्त्वा धमं समाश्रयेद्‌ । 

धर्मात्संजायते कामो धर्गादर्थीभिजायते । १८ 

जो धमं से रत अर्थ और काम है उन रो त्याग देना चाहिये गोर 
जो समस्त लोक के विरुद्ध घमं हैं उत्का भी कभी झाचरण नहीं करना 
चाहिये ।१२। तड़ाय के सान्निध्य में तडाय को परिवजित कर देना 
चाहिये । प्रजा (प्याऊ) फे स्थान पर प्रजा वर्जनीय होती है ओर मठ के 
स्थान में मठ का त्वःग कर देना चाहिये !१३। धर्म से अर्थ उत्पन्न 
होता है और ध्रमं से ही काम अभिजात हुआ करता है । घमं से ही 
मपवर्ध हुआ करतः है इसलिये धमं का समाश्नम अवश्य ही करना 


चाहिये ।१३। धर्म, अर्थ और फाम इनका त्रिवगं माना गया है। इन 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२०४ ] [ भविष्य पुराण 


तीनों से सत्व, रज धोर कम ये ह्रील गुण है । इसके चमं का 
ही समाभ्रय करना चाहिये ।१५ जो सत्य में स्थित होते हैं घे 
उध्यं लोक में जाया करते हैं, जो राजस होतेहे वे मध्य में रहते हुँ तथा 
सबसे जगन्य गुण है तमोगुण है उसमें जो स्थित रहा करते हैँ वे तामस 
लोग अधोभाग में जाया करते हैं (१६। जिस मानव भें धमं समायुष्त 
होता है वहाँ अर्थ और काम तो स्वयं व्यवस्थित हुआ करते हे । ऐसा. 
मानव इस लोक में सुखोपभोगों का अनुभव प्राप्त करके मरने के 
पश्चात्‌ अनन्त्य के लिए कल्पित हो जाता है ।१७। इसलिए अयं आर 
काम को युक्त करके धमं का समाजय करना चाहिए । घर्म से छाम 
और धमं ये दोनों हीं हो जाया करते हैं ।१८। 
ब्रह्माण्डोत्यत्तिविस्तारवर्णन 
इदानीं विस्तरं चव विभाग रूपमेश्वरम्‌ । 
वक्के कल्पानुसारेण मम्वन्तरशतानुग स्‌ ।१ 
आसीत्तमोमधं सर्वमप्रज्ञातसलक्षणम्‌ । 
तंत्र चेको महानसीद्र द्रः परमकारणम्‌ ।२ 
आत्मना स्वयमात्मानं सङ्चित्य भगवान्विधुः । 
मनः संसृजते पूर्व॑महंकारं च पृष्ठतः ।३ 
„ अहुङ्कारात्मजाति महाभूतानि षञ्च च! 
` अष्टौ प्रकृतयः प्रोक्ता विकाराश्‍चेव षोडश ।४ 
शब्द स्पशव रूपे च रमो गन्धस्तथेव ध । 
प्राणोऽपानः समानश्चोदानव्यानी तथेव च !५ 
सत्वं रजस्तमश्चैव गुणा प्रोक्तास्तु ते त्रयः । 
तस्मादुभागवतो ब्रह्मा तस्मायविष्णुरजायत ।६ 
ब्रह्मधिष्णुमोहनाथ ततः शंभुत्तु तेजसा । 
अशरीरो वासुदेवो ह्यनुष्पत्तिरयोनिलः ।७ 
इस अध्याय में विराट ब्रह्माण्डोत्पत्ति के विस्तार का वर्णन किया 
जाता है । श्री बुत जी ने कहा--मैं इस विराट ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति 


-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


जय नम 


कं च 


ब्रह्माण्शिरपतिविस्ती!रबर्थमभ 2.2 Chennai and ०००३० २० ष्र 


विस्तार, विभाग और ऐश्वर्य रूप को बतलाता हूँ थ र कल्प के अनुसार 
मन्वन्तर शत के अनुकूल चलने वाला बतलाऊंगा ।१। आरम्भ में 
यह सम्पूर्णं तपोमय यज्ञ प्रज्ञात और घिना लक्षण वाला था । वहाँ पर 
एफ महान परम कारण रुद्र थे।२। विभु भगवान्‌ अपनी ही शक्षात्मा से 
मपे भ।पको स्वयं संडिचत करके पहले भन का सुजन करते हैं और 
उसके पीछे अहंकार की सृष्टि किया करते हैं ।३। अहंकार से पांच महा- 
भूत समुत्पन्न फरते हैँ । इस तरह से गाठ प्राक्ृतिया कही गई हैं मौर 
षोडश विकार कहे जाते हैं ।४। शब्द स्पशे, रूप, रस, और गन्ध तथा 
घ्राण अपान, समान, उदान गौर ब्यान होते हैं ।५। सत्व रज और तम 
ये गुण कहे गये हैं और वे तीन होते हैं। उससे भगवान ब्रह्मा और उससे 
विष्णु उत्पन्न हुए ।६। ब्रह्मा और विष्णुके सोइनके लिये इसके अनन्तर 


तेज से शम्भु हुए थे भगवान वासुदेव डिना शरीर वाले बिना उत्पत्ति 
बाले ययोर अयोनिज होते हैं ।७। 


ब्यामोहयित्वा तत्सवं तेजसाऽमोहृयज्जगत्‌ । 
तस्मात्परतरं नास्ति तस्मात्परतरं न हु।८ 
ब्रह्मा विषणुश्च वावताबुद्भूतो भगवत्सुतो ! - 
कल्पेकल्पे तु तत्सवं सृसतेऽसौ जनं जगत्‌ ।३ 
उपसं हरते चैव नानासूतानि सर्वंशः। 
द्वासक्षत्रियुगान्येव मन्वतर इति स्मृतः ।१० 
यतुदंश तु तान्येवं कल्प इत्यभिक्षीयते । 
दिनेकं ब्रह्मणः प्रोक्त निशि कल्पश्तथीच्यते ।११ 
एवं मासश्च तथा चाष्टशतं द्विजा:। 

एवं बुद्धीन्द्रियस्यास्य विष्णोश्च निमिषः स्मृतः ।१२ 
ब्ह्ममादिस्तम्वपयं न्त निमेषश्च भर्‌ वस्य वे । 
निनेषशीवनं सवँलोकचराचरमस्‌ ।१३ 
भूर्लोकोऽथ भुवर्लोकः स्दलोकश्च प्रकीतितः । 
जनस्तपश्च सत्यं च ब्रह्मलोकश्च सप्तमः ।१४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


- २०६ ॥]92९१ by Arya Samaj Foundation Chennai afid श्क््किष्षं पुराण 


उस सबको व्याप्रोहित करके तेज से इस जगत्‌ को मोहित किया 
था | सबसे परतर कोई नहीं है और उससे ऊपरअन्य कुछभी नहीं होता 
है ।८। ब्रह्मा ओर विष्णु दोनों भगवान के पुत्र उदभूत हुये थे । 
यह कल्प में इस सबका जन जगत्‌ सृजन किया करते हैं ।३। 
- अनेक प्रकार के प्राणियों का सब ओर से ही यही उपसंहार भी किया 
करते हैं । वइत्तर युगों का एक मन्वन्तर हा है ।१०। चोदह 


~ 


का एक कह! गया है ओर इसी प्रकार से अन्य दूसरा कल्प ब्रह्मा _ 


को रात्रि होती है।११ इघी प्रकार से मास ओर वर्ष होते हैं । है 
डिजगण ! इसी तरह से आठशत होते हैं! इसी प्रकार इसकी बुद्धि 
,” और इन्द्रियां हैं । ब्रह्मा से स्तम्ब पर्यन्त उस घ.व का निमेप है। यह 
होता है ।१२। ब्रह्मा से स्तम्ब पयन्व उप ध्रव का निमेष है । यह 
समस्त चर!चर लोक निभेष मान जीवन वाला है ।१३। भूलोक 
भुवर्लोंफ ओर स्वर्लोक कहा गया है । जन लोक, तपोलोक सत्यलोक 
ओर सातवा ब्रहमलोक होता है।१४। 

पातालं वितलं तद्धि अतलं तलमेव जे । 

` पञ्चमं विद्धि सुतल सप्तमं च रसातलम्‌ ।१५ 

एतेषु सप्त विख्याता अघ:पातालवासिनः। 

तेषामाद? च मध्ये च अन्ते रुद्रः प्रमीतितः ।१६ ` 

ग्रसते जायते लोकान्कीडार्थ तू महेश रः । 

ब्रह्मालोकपरीत्रूनां गतिरुस्वं प्रकीतिता ।१७ 

पृथिवीं चान्तरिक्षं च दिशश्च विदिशस्तथा । 

समुद्राणां गिरीणां च अधस्तिययेवप्र ख्या. ; १८ 

समुद्राणां च विर्गारं प्रणामं च ततः श्युणु । 

स्थावराणां च शेलानां देवानां च दिवौकसाम्‌ ।१६ 

चतुष्पदानां द्विपदां तथा धर्मकभाषिणास्‌ । 

सहुल्नगुणमाख्यातं स्थावराणं प्रकीहितम्‌ ।२० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


nnn Cae et tas eli 


ब्रहमा्म्डीव्वततिविस्तिररिवफॉम i Chennai and क? २०७ 
ऋषिस्तु प्रथम कुवन्मरकृति नामः नामतः !२१ 


नीचे के लोकों के नाम पाताल,वितल, अतल, तल, पाँचवाँ सुतल 

ओर सातवाँ रसातल होता है ।१५। इनमें नीचे पाताल वासी सात 
विख्यात हें । उनके आदि में, मध्य में ओर अन्त में रुद्र कहे गये हैं 
।१६। महेश्वर भगवान क्रीडा के लिये लोकों फो उत्पन्न करते हैं ओर 
इनका ग्रसनभी किया करते हैं । जो ब्रहम लोक के परीप्सु होते हैं उनको 
ऊध्वं बताई गई है ।१६। प्रथिवी, अन्तरिक्ष, दिणावे और विदिणार्ये, 
समुद्र ओर पबंतों कौ प्रसंख्या से और तियंक गति होती हैं 
।१८। .त्र समुद्रों का जिल्तार ओर इसके पश्चात्‌ उनका प्रणाम 
मुझसे श्रंवण करो । स्थाधरों का, देतों का ओर दिवौकसो 
का, चतुष्पदो का, द्विपदों का तया धर्मोक माषियों का स्थावररो फा 
सहृत्त गुण कहा गया है ।१६-२०। भगवान्‌ मुनि ने यह कहा है कि 
ये सहजन गुण शील होते हैं । छुषि ने नाम से प्रकृति कही जाने वाली 
को सबसे पहले फरिया था ।२१। 

तस्या ब्रह्मा प्रकृत्यास्तु उत्पन्न! सह विष्णुना । 

तस्माद्बुद्धया प्रकुरुते सृष्टि नेमित्तिकी द्विजाः।२२ 
_ तस्मात्स्वयंभुभो ब्रह्मा ब्राह्मत्तान्समकल्षयत्‌ । 
` पादवीनान्क्षक्षियाश्च तस्माद्धीनान्स्पु वेश्यकान्‌ ।२३ 

पतुर्थे पादहीनान्शच आचरेषु बहिस्तास्‌ । 

पृथिवी चान्तरिक्षं च दिशश्चवाप्यकल्पयत्‌ ।२४ 

लोकालोकस्य संस्था च द्वीपानष्कृमुदवेस्तथा । 

सरितां सागरार्णा च तीर्थान्यायतनानि च।२५ 


मेध्रस्तनिततिर्घोषरो हितेद्रधन्‌ पि च । 


उल्कानिघांतकेतुश्चं ज्योतीष्यायतनानि च ।२६ 
उत्पन्न तस्य देहेषु भूयः कालेन पीडयेत्‌ ।२७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


* २०८ Dijitized by Arya Samaj Foundation Chennai and [०० भरिश्चिष्य पुराण 


उस प्रकृति से विष्णु के साथ ब्रह्मा उत्पग्र हुए है द्विजगण ! उससे / 
वृद्धि के द्वारा नेमित्तको सृष्टि को किया करते हैं उस स्वयम्भू से ब्रह्माने 
ब्राह्मणों की रचना की थी । पाद से ही क्षभियों को उनसे हीन वैश्यों 
को रचा था । चोथे पाद हीन और आचारों रें वहिष्कृत शूद्रों की रचना 
की थी। पृयिवी, अन्तरिक्ष मर दिशाओं की कल्पना की थी। लोका 
लोक पवंत की संस्था होपों की और समुद्र की तथा सरिताओं गौर 
सागरों संस्थापनाकी तीर्थं और आयतन उसके देहों में उत्पन्न हुए बौर 
फिर काल के द्वारा पीड़ित होते रहे ।२२-२७। 

पुराण इतिहास भवण माहात्म्य _ 

समाख्यामीह विप्रेन्द्रा इतिहास पुरातनस्‌ । 

श्रवणेपि च धर्मात्मञछू यतां यन्मया पुरा !१ 

पृष्ठोवोचः हातेजा विरिजो शगवान्प्रभु: । 

हन्त ते कथयाम्येष पुरणश्षवणे विधिस्‌ ।२ 

इतिहासपुराणानि श्रत्वा भक्त्या द्विजोत्तमा! । 

सुच्यते स्वंपापेम्यो ब्रह्महत्याशत च यतु ।३ 

सायं घ्रातस्तथ रात्रो शुचिभू त्वा श्युणोति यः । 

`तस्य विष्णुस्तथा ब्रह्मा तुष्यते शंकरस्तथा ।४ 

प्रत्यूष भगवान्ब्रह्मा दिनान्ते तुष्यते हरि! । 

मसादेवस्तणा रारो श्पुण्वताँ पठतां मणाम्‌ ।५ 

शुक्लवस्त्रधरश्चेव चेलाजिनकुशोत्तरः। 

प्रदक्षिणश्रयं कूर्याद्या तस्मिन्देदया गुरो ।६ 

नायुच्छितं नातिनीकं स्वासनं भजते ततः । 

दिक्पतिभ्यो नमस्कृत्य 5४का राधिछ्तानपि ।७ 

इस अध्याय में पुराण, इतिहास का अचंन और.श्रवण का माहात्म्य 
बणित किया है । सूतजो ने काहा -हे विप्रे गण ! यहाँ पर मैं 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


प itized by रवर a Samaj Foungation Chennai and eGangptri 
पुराण इतिहास श्रवण माहात्म्य i [ ३०५. 


एक बहुत पुराना इतिहास वतलाठप हुँ । हे धर्मात्मन्‌ ! उसके श्रवण में 
भी कल्याण होता है। मैंने भह पहित्ते सुना था। अब तुम उसे श्रवणकरो 
।१। जब पूछा गया तो महान्‌ तेज वाले भगवान विरञ्चि ने कहा-मैं 
तुमसे यह पुराण के श्रवण करने की विधि कहता हे ।२। हे द्विजोतमो । 
भक्ति के भाव से इतिद्वास पुराणों को सुनकर समस्त पापों से मुक्त हो 
जाता है । यदि सो भी ब्रहम हत्याओंका. पाप हो तो*उससे भी छुटकारा 
हो जाया करता है।३। जो मनुष्य प्रातः शाल और सायं काल में शुद्ध 
होकर श्रवण करता है उसमे ब्रह्मा विष्णु और शंकर बहुत ही सन्तुष्ट . 
होते हैं ।४। प्रातःकाल में भगवान बह्मा और दिन के अन्त में विष्णु तुष्ट 
होते हैं । महादेव रात्रि में श्रवण झरने वालों तथा पढ़ने वालों से प्रसन्न 
हुमा करते हैं ।५। शुक्ल बस्तों में घारण करने वाला; चेल, अजिन या 
कुशा;के उत्तरीय वाला जो भी उभमें देवता हो उसे ओर गुरु की तीन 


` प्रदक्षिणा करे ।६। आसन ऐसा होना चाहिए जो न तो अधिक ऊँचा 


हो और न अधिक नीचा ही हो, उस आसनपर बैठना चाहिए । पहिले 
दिशाओं के पतियों को नमस्कार करे और ओंकाराधिष्ठितों को भी 
प्रणाम करना चाहिए ।७। 

पुस्तकं धमंशास्त्रस्य धर्माधिष्ठानशाश्वतस्‌ । 

अगमानां शिवो देवस्तन्त्रादीनांच शारदा !८ 

जामलानाँ गणपतिर्डाभराणां शतंक्रतुः । 

नारायणो भारतस्य तथा रामायणस्य ।द 

वासुदेवो भवेद्द व: सप्तानां श्पृणु सत्तम्‌ । 

आदित्यो वासुदेवश्च माधवो रामकेशवौ ।१० 

वनमाली महादेवः सप्तानां सप्तवंसु । 

विष्णुधर्मादिकानाँ च शिवो ज्ञेय सनातनः । 

अथ चादिपुराणस्य वरिचिः परिकीतितः।११ 

शुद्धोदन यवक्षीरं पायसं कृशरं तथा । 

कृशरान्तं च वा दद्यात्क्रमादवलिगणं विदुः ।१२ 

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digi if by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
] भविष्य पुराण 


शालिमक्त' सगोधूमं तिल क्षतविसिश्चितस्‌ । 
गव्यं च सफलं चेवं देयश्चेभ्यस्त्वयं बलिः ।१३ 
पुथक्पृथक्चेव कान्स्ये विन्यसेदिदक्षु मध्यता । 
पठेच्चापि विधानेन स यागः पण्मयः परः ।१४ 98 
घमं शास्त्र की पुस्तक शाश्वत घमं का अधिष्ठान है झागमों का | 
देवता शिव होते हैं और तन्त्र आदि देवता भगवती शारदा होती है 
।८। जामलों का देव गणपति है और डामरो का देवता शतकृतु इन्द्र होते 
हैँ । भारत के देव नारायण हैं और रामायणके देवता भी नारायण होते 
हैं। हे सत्तम! सप्तों के देव श्री वासुदेव हैं । आदित्य, वासुदेव, माधव 
राम केशव, वनमाली, महादेव सप्त पर्दो में सप्तों के देव होते हैं। विष्णु 
घर्मादिक सनातन शिव जानना चाहिए। श्वादिपुराण का विर्राच देव 
बतलाया गया है ।६-११। अब इन देवों को सर्मापत करने की बलि के 


विषय में बताते हैं, शुद्धौदन, यवक्षीर, पायस, कृशर अथवा कुशरात्ष 
क्रम'से इनको वलि देनी चाहिये ।१२। गोधूम के सहित शीलभक्त जो कि 


तिल गर अक्षतों से विशेष रूपसे मिश्रित हो, फलों के सहित गव्य इन 
देवोंके लिये वलि देना चाहिए ।१३। काँसेके पात्रमें पुथक-परथक्‌ दिशाओं 
में मध्य भाग में बलि फा विन्यास करना चाहिये। विधान के साथ 
पढ़ना चाहिए । यही योग पण्मृय और पर होता है ।१४। 

शीतोदक मधुक्षीरं सितेक्ष्वीश्च रसो गुडः। 

सगर्भश्च परो ज्ञेयः षण्मश्चापरो बलिः ।१५ 

शलितडुलप्रस्थ तु तदर्थ बा तदथंकम्‌ । 

क्षीरेणापि च सभक्त यवक्षारमिदं स्मृतम्‌ ।१६ 

क्षीरं भागष्टक ग्राह्म' सप्तभागेन संस्थिस्‌ ! 

हैमस्तिक सिताख्यं च तण्डुलं प्रपचेच्चरुम्‌ ।१७ 

गुठमिश्ने ण यो दद्यात्तपकों जायते क्वचित्‌ ।१८ 

सपृक्त माक्षिकेणापि दद्यादिक्षु रस बुधः । 

गृहीत्वा याचकः शुद्धः शृणुत द्विजसत्तमाः ।१३ 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ञे 


i प्या by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Di 
पुराण इतिहास अवण माहुःत्म्य ] [ २११ 


श्युणुते वाधीयानो यो दद्यरद्धस्ते च पुस्तकम्‌ । 

समुत्थाय च गृहणीयाट्प्रणम्य विनिवेदयत्‌ ।२० 

पूवस्यः श्रावणो विप्रो विर्यातस्तस्यतक्षिणे । 

पश्चिमासामुखेनंव तर्जन्या न्गुछ्या सह !२१ 

प्रस्तरेणापि हस्तेन विन्यासः पंडित: सदा ¦ 

इतोन्यथा न कत्तं व्यः कृत्वा न्यास थाप्द्रयान्‌ ।२२ 

शीत जल, मधु क्षीर सित ईस का रस तथा गुण ओर सगभ पर 
समझना चाहिए ! यह दसरा पण्यगय बलि होती है।१५। शालि तण्डुल 
एक प्रस्थ या इसमे अर्थ भाग गरथत्रा उसका आधा भाग क्षीर के साथ 
सभक्त किया हुआ हो इसको यवक्षोर कहा गयाहै ।१६। आठ भाग क्षीर 
लेना चाहिए जो कि सात भाग से संस्थित रहे ! मस्तिक और सिताख्य 
तण्डुल फा पाक करे यह चरु हुआ ।१७। जब अस्सी पल के मान वाला 
रहकर सिद्धि होवे तो उसे प्राप्तकरना चाहिए! फिर आधा भाग माक्षिक 
अथवा मिश्री देनी चाहिए ! गुड के मिश्र से कोई देवे ओर कहीं सम्पकं 
हो जाता दि तो बुध को मा क्षक मे सपृक्त में ईख का रस देना चाहिए। 
शुद्ध याचक ग्रहण करे हे हिजश्रेष्टो | तुम श्रवण करो कि ग्रहण करके 
याचक शुद्ध होता है।१८-१६। श्रवण करने वाले के लिए अथवा पढ़ने 
वाला जो हाथ में पुस्तक देता है, तो उठकर ग्रहण करना चाहिए और 
प्रणाम करके निवेदन करन! चाहिए ।२०। श्रावण. विध्र पूर्व में स्थित 
विख्यात हे उसके दक्षिण में पश्चिम दिगा की ओर मुख से तजनी ओर 
अ'गृष्ठ से प्रस्तर हाथ से भी पण्डितों फी सदा विन्यास करना चाहिए। 
इसके अन्यथा नहीं करना चाहिए न्यास करके प्राप्त करना चाहिए 
।२१-२२। 

असंकृद्दिन्यसेद्विप्रा: प्रावमा नी जले जपेत्‌ । 

बेदांतागवेदांतविधिरेष स्मृतो पुधेः २३ 

यमदिक्समुखे श्रोता वाचरूश्चोत्तरामुखः। ` 

पुराणभारताख्यान एष बे कथितो विधि. २४ 

CC-0:Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation,Chennai and eGangotri 
२१२ ] ( भविष्य पुराण 
वेपरोत्येन विधिनः विज्ञयो द्विजसत्तमाः । 
रामायणे धमंशास्त्रं हरिवंशे च सत्तमाः ।२५ 
इतोऽन्यथा यातुधाना प्रलुपन्ति फल यतः । 
तस्माद्विधिविधनेन शुणुयादथवा पठेत्‌ ।२६ 
श्रू त्वा प्रति पुण्यविद्यां योऽश्नीयान्मांसमेव तु । 
संयाति गादंभी योनि यदि मैथुनिनः क्वचित्‌ ।२७ 
यदि देवालये तीर्थे वाचयेच्छुणुयादथ । 
'यस्य देवगृहे तस्य तस्य तीरथेस्य वर्णनस्‌।२८ 
` हेविप्रों ! बार-बार विन्यास करे और पावमानी का जल में जाप - 
करना चाहिए। महामन्तीषियों ने वेदान्तागम की वेदान्त विधि यह ही. 
बताई है ।२३। श्रवण करने वाला यम की दिशा की ओर मुख वाणा 
हो ओर घाचक उत्तर दिशा की ओर मुख वाला रहना चाहिए। पुराण 
` और भारत के आख्यान में वह दिधि कही गई है।२४। हे द्विजश्रेष्ठो ! 
रामायण, धर्मशास्त्र ओर हरिवंश में इसके विपरीत विधि जाननी 
चाहिए ।२५। इसके विरुद्ध करने पर यातुधान लोग इनके फल को 
` अलुप्त कर दिया करते हूँ। इसलिए विधि विघान की बहुत भधिक 
आवश्यकता होती है । इससे विधान से ही सुनना तथा पढ़ना चाहिए 
।२६। इस पुण्य विद्याका श्रवण करके जो मांस का अशन रता है वह 


गधा की-योनि फो प्राप्त किया करता है और जो श्रवण करके . मैथुन 
करता है तो वह भौ गधा के शरीर में जन्म ग्रहण करता है ।२७। यदि 


किसी देवालय तोथे में इसका वाचन या श्रवण करे तो जिसका वह देव- 
गृह होता है उसके तीथं का वर्णन होता है।२८। 
गुरुभ्यो वन्दनं व्यर्थं पितरं यो न तर्पयेत्‌ । 
जीवन्न तपयेन्मुख्यं गङ्गायां मरणेपि च ! 
उभयोस्तर्पणं नास्ति जीवन्नापि न जीवति ।२९ 
पुराणश्रवण पुण्यं शून्य भागवतं यदि ।. 
व्यर्थ भागवतः विध्रा नारपिहाविहीनकस्‌ ।३० 


" CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


TOOTS TT MOSS ET ४७० १ *६ ४ ७ ss 


पुराण रहिस वि मोहित्म्य [ Chennai and 20 २१३ 

आदिपर्वणि हीने तु भारताख्यं न धारयेत्‌ । 

विनाएवमेधिक विप्रां विना यज्ञातन बिना ।३१ : 

दानकमँविहीन च मोक्षधर्म न धारयेत्‌ । 

भारतं च दिवारोहधारणादौ बर ब्रजेत्‌ ।३२ 

वायपुराणमश् त्वा शास्त्रं च योगिकं विना । 

वायुहीनं देहिकुलं बृथा तस्य न धारकम्‌ ।३३ 

तथा वायुराणं यद्विहीनं श्रव्यमन्यकम्‌ । 

यथा मुन्दरकाण्डेन आरण्यं च न घारयेत्‌ ।३४ 

लंकां बिना चादिकान्डे तभ्लिखित्वा न घारयेत्‌ । 

पाराशरं विना व्यासं याज्ञवल्क्य विना सखम्‌ ।३५ 

यदि पितरों का तपंण भली-भाँति नहीं दिया है तो उसका गुरु के 
लिए बन्दना करना व्यर्थ है। गज! के मृत्यु पाने पर भी जीवित रहते 
हुए जिससे मुख्य तपंण नहीं किया है उसका दोनों का तपण नहीं होता है 
ओर जीवित रहते हुए भी जीवित नहीं रहता है ।२६। पुराण फा श्रवण 
करना व्यर्थ है यदि भागवत का श्रवण नहीं किया है । हे विभ्रगण ! वह 
शागवत-श्रवण भी निष्फल है जो नरसिंह से बिहीन होता है ।३०। आदि 
पर्वं से हीन भारत नामक पुराण को कभीं धारण नहीं करना चाहिए । 
दिवारोह धारण आदि में भारत परम श्रेष्ठ होता है ।३१। अण्वमेघ के 
बिना ओर यज्ञानन फे विनां तथा दान कर्म के विना मोक्ष धर्म को 
घारण नहीं करना चाहिए ।३२। वायु पुराण का श्रवण न करके तथा 
यौगिक शास्त्र के बिना यह वायुहीन देही का कुल वृथा होता है और 


उसका धारण नहीं होता है ।३३। वायु पुराण ऐसा श्रवण करने के योग्य 
होता हे । उसके विना अन्य सभी श्रव्य विषय व्यर्थं हो । जिस तरह 


सुन्दर कान्ड के बिना आरण्य काण्ड को कभी धारण नहीं किया जाता है 
।३४। लङ्का काण्ड के बिना आदि कण्ड को लिखकर कभी धारण नहीं 


करना चाहिए । पराशर के बिना व्यास और याशवल्क्य के बिना मख 
व्यथं होता है ।३९। ` * 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ri सिक by Arya Samaj Foundation Chennai and भू॑*"पवविष्य i 
¥ भविष्य पुराण 


दक्ष विना न शद्ध च शङ्कुह्वीनं बृहस्पतिमः। 
बीहनयें श्रवणाद्य न च युत्तिमथावयेंत्‌ ।३६ 
संस्थापनादेव तिना च किमपि राक्षसैः । 

त ददेत्प्राथंका दिभ्यो न विक्रीयेत्कथत्वन ।३७ 
न हलेत्पुस्तकं चापि न हुरेदक्षराणि षट्‌ । 
ब्रह्माक्षरस्य हृरणाद्रौरवान्न निवतं ते ।३८ 
आद्यांक्षरस्यं हरणात्तात्रकुष्टी भवेदिह । 
मुखबृत्तस्य हरणाद्यावदाचन्द्रता रकम्‌ !३० 
कुवले असिपत्र च पततीहु न संशयः ! 
स्याक्षरस्य हरणे स्वमातृहरणेऽपि यत्‌ ।४० 
तस्मात्पुस्तकमात्रं यो हुरेन्नरकमाप्नुयात्‌ । 
यद्भारतं यत्पुराणं स्तोत्ररूपाणि तानि च ।४१ 


दक्ष स्मृति के बिना शंख स्मृति और शंख स्मृति के बिना वृहस्पति 
स्मृति का श्रवण व्यथे होता है। वह्नीय श्रवण से युक्ति का स्थापन नहीं 
करना चाहिए ।३६। संस्थापन के बिना और राक्षसों के बिना प्राथंनादि 
के लिए कुछ नहीं देना चाहिए और किसी भी प्रकार से विक्रय भी 
नहीं करना भाहिए।३७। प्रस्तक या फ॒भो हरण न करे और षट अक्षरों 
का भी हरण नहीं करना चाहिए । ब्रह्मक्षर के हरण करने के कभी. 
रौरव नरक से निवृत्ति नहीं होती है ।३८। आद्याक्षर के हरण. से तान्न | 
कुष्ठी हो जाता है मुख वृत के हरण करने से जब तक सूयं, चन्द्र बौर 
तारागण इस भूमण्डल में रहते हैं तब तक कुवलं और असिपत्र नरक में 
जाकर पड़ जाता है, इसमें संशय नहीं है । स्वाक्षर के हरण के आर 
स्वमातृ हरण में भी यही नरक प्राप्त होतेहे । इससे कोई भी पुस्तकका 
जो हरण किया करताहै बह नरक में अवश्य ही जाता है। चाहे भारत 
हो या पुराण हो या कोई केवत स्तोत्र मात्र ही क्यों न हों । ये . सभी 
स्तोत्र के ही स्वरूप होते हैं ।३८-४१। , 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


MoE यशा ण्य IY, ~ ~ --< 


तही itized b घव a Samaj Foungation Chennai and eGangotri ह 
उराण इतिहास .भवण माहात्म्य ] [ २१५ 


परमं प्रकृतेगु ह्य स्थानं देवेविनिमितम । 

प्रवेत्ताम्रलिगेन अथ रेत्यमयेन वा ।४२ 

अशक्तो बिल्वकाणुस्य तथा श्रीपणिकस्य च । 

` न काष्ठस्य नव शस्यं न लोह योजयेष्क्वचित्‌ ।४३ 

ध्रागारंभश्लोकशतं धर्मशास्त्रस्य वे लिखेत्‌ । 

सहितांया पुराणायां युग्मकल्पं तदर्धकस्‌ (४४ 

ब्रह्मचयंण विलिखेन्न मोहादव्रह्मण: क्वचित्‌ । 

तथापि चाखिलव्यास लेखनारसन्ततिक्षयः ।४५ 

अनामात्वे हेमयुता बलाकं चित्रसेव च । 

न लिखेत्खिलभागं च हरिवंशस्य सत्तमाः ।४६ 

गारुडस्व च स्कान्दस्य न लिखेन्मध्यतन्त्रकम्‌ । 

लेखनं हरिवंशस्व व्रतस्थो निवमैयूःतः ।४७ 

गरहस्थो न लिखेदूग्रन्थ लिखेच्च मथुरां विना । 

लेखने पारिजातस्द मत्स्यमांसाशिनं लिखेत्‌ ।४८ 

वाल्मीकिसंहिताश्च लेखन च तथा क्वचित्‌ । 

स्तोत्रमात्रं लिसेद्विपा अव्रती य लिखेतकवचित्‌ ।४३ 

प्रकृति कं परम गुह्य स्थान जो कि देवों के द्वारा विनिमित हुआहै 
उसे ताम्न लिङ्ग से अथवा रेत्ममय से पूरित करना वाहिए।४२। यदि 
शक्ति हीनता हो तो विल्वके काष्ठ तथा श्री पणिक के काष्ठ से करे। 
काष्ठकाभी नव अच्छा नहीं होता है। लोहका तो कभी:योजितनहीं करना 
चाहिए ।४३। पहिले आरम्भमें धमं शास्त्र फे सो श्लोक लिखने चाहिए 


पुराण संहिता में युग्म कल्प उसका आधा लिखे ।४४। लेखन ब्रह्मचयं 
के नियम से ही करना चाहिए । मोह से कही ब्राह्मण समस्त व्याप्त का 


लेखन करे तो सन्तति का क्षय होता है।४५। अनामात्व में हेमयुता, 
ब्लाक और चित्र को ही नहीं लिखना चाहिये । हे सत्तम | हरिवंश के 
सम्पूणं भाग को नहीं लिखो ।४६। गरुड ओर स्कन्द के मध्य तन्त्र को 
नहीं लिखना चाहिए। हरिवंश का लेखन ब्रत में स्थित होकर और 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


भविष्य पुराण 
नियमों से युक्त रह कर ही करना चाहिए ।४७। गृहस्थ को ग्रन्थ नहीं 
लिखना चाहिए और लिखे तो मथुरा के विना लिखे । लेखन -में पारि- 
जात के मत्स्य मांसाशी को लिखना चाहिए ! वाल्मीकि संहिता किसी 
को लिखना हो तो स्तोत्र मात्र ही लिखे और विना ब्रत वाला होकर 
नहीं लिखना चाहिए !४द-डेंदी। ; 
पृतकर्म तथा वृक्षारोपण 
. ,अन्तवंदि यवक्ष्यामि ब्रह्मणोक्त युगान्तरे । 
बहिव दि तथेवोक्त' शस्तन्स्यादुवापरे कलो ।१ 
` ज्ञानसाध्यं तु यत्कर्म अन्तर्वेदीति कथ्यते । 
देवतास्थापनं पूजा वहिवे दिरताहूता ।२ 
प्रपापूर्तादिक चेव ब्राह्मणानां च तोषणाम्‌ । 
गुरुभ्थः परिचर्या वहिबेंदी द्विधा मता ।३ 
अकामेन कृतं कर्म कर्मं च व्यसनादिकम्‌ । 
अन्तवंदी तदेवोक्त बहिवंदौ विपर्यय ।४ 
धमंस्य कारण राजा धर्मेमेंतदृभवेन्नृपः । 
तस्यान्नृष समाश्चित्य वहिबंदी ततो भवेत्‌ ५ 
इस अध्याय में अन्तर्वेदि-बिवेदि प्रणाम आदि के वणन के सांथ 
पूत्त कमं का निरूपण किया जाता है । श्री सूतजी ने कहा-भव मैं अन्त 
“: वेदिको बतलाता हूं जो युगान्तर में ब्रह्माजी ने कहा था । .उसी प्रकार 
से बहिबोदि को भी कहा था जो कि द्वापर में जर कलिथुप में प्रशस्त 
` होता है । जो कमं ज्ञान के द्वारा साध्य होता है वह अन्तर्वेदि कमं कहा 
जाता है । देवता की स्थापना तथा देवता का पूजन का क्षमं वहिवेंदि 
. कमं कहा गया है।१-२। प्रपा पूत्त आदि ओर ब्राह्मणों को तोषण करना 
गुरु वर्ण की परिचर्या करना यह्‌. बहिवेंदी कमं है जोकि दो प्रकार का 
माना गया है ।३! विता किसी कामना के किया हुआ कमं बोर जो 
-षहिबेदि के विपर्यय होता है वही अन्तर्वेदि कहा गया, है ।४। धमं 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Gf: by Arya Samaj Foundation Chennai and शुन्य 


HESS SSS SOs 5 eS SS जनक; कक 2१९ २२+ कक न 


कम या by Arya Samaj Ggoundation Chennai and eGangotri 
पृतकषमं सया क्षांरौप 


का फारण राजा होता है ओर नुप फा समाश्रम करके फिर वहिर्बेदि 
होना चाहिए ।५। 


सप्ताशीतिवंहिवंदी सारमेंषां तृतीयकस्‌ । 

देवतास्थापनं चेव प्रासादकरणं तथा ।६ 

तडागकरणं चैव तृतीयं च चतुर्थकघु । 

पञ्चमं पितृपूजा च गुरुपूजा पुरःसरा ।७ 

अधिवासः प्रतिष्ठा च देवतानामविक्रिया । 

प्रतिमाकरण शैव वृक्षाणामथ रोपणम्‌ ।८ 

न्रिविधा सा विनिदिष्टा उत्तमा:चाथ मध्यसा। 

कनिष्ठा शेषकल्पक्ष्च सबकार्यषवथं विधि।।2 

त्रिधा भवति सर्वत्र प्रतिष्ठादिविधिसंतः। . 

पूजाह्दोमा दिभिदनिर्माततश्च श्रिभागत ।१० ` 

वहिवेंदी कुलसत्तासी होते हैं किन्तु इनसबका-सार तीन हैं। किसी 
देवता की स्थापना फ़रना तथा किसी प्रासाद का निर्माण करना ओर 
लड़ाग का बनवाना येतीन सार स्वरूप हैं । इनके अतिरिक्त चोथा नहीं 
पांचवा पितृगण की पूजा है जो गुरु पूजा के पुरस्कार होती है ।६-७। 
बधिवास-प्रतिष्ठा भोर देवताओं की अविक्रिया प्रतिमा का करना वृक्षों 
का आरोपण इस तरह वह उत्तम मध्यम और कनिष्ठ सीन प्रकार की 
निदिष्ट की गई है । और शेष कल्प समस्त कार्यों में यही विधि होती है 
।८-६। यह तीन भाग वासी होती है ओर सब जगह प्रतिष्ठा आदि को 


विधि मानी गई है । पूजा होम आदि दान और मान इसके तीन भाग ' 


किये जाते हुँ ।१०। 
शोधयेरप्रथमं भूति नितां कृत्वा ततो द्विजाः । 
दणहस्तेन दण्डन पञ्चहस्तेन वा पुन! ।११ 
वाहयेत्सदा वृषरभेस्तडागाथऽपि भूमिकास्‌। | 
देवयारस्य या भूमिः श्वेतेश्व वृषभंरपि ।१२ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२१७ | 


मडके 


२ १ द | 5 by Arya Samaj Foundation Se न्‌ १९३३१ पुराण 

या भमिःगृहयोगार्थे तन्न वाहैरप स्पृशेत्‌ । 

बारामाथ कृष्णवृषः कुपार्थखूननेरपि ।१३ 

जाहुये छ्विदिनं विप्रा पञ्चवीहीश्च नापयेत्‌ । 

देवपक्षे सप्तमण आरामकरणे गुण! ।१४ . 

सुतगमाषौ घान्यतिलाः इवामाकश्चेति पञचमः। 

` मसुरश्च कलायश्च सप्तत्रीहिगणः स्मृतः ।१५ 

सर्षपञ्च कलायश्च मुद्गो माषश्चतुर्यकः । 

ब्रोहित्रयं मापमुद्गो इवामाको महिषो गणः।१६ 

सुवर्णमृत्तिका ग्रहमा वर्णानामनुपूर्वंशः। 

विल्वबृक्षेरिवं कुर्वांदयूपशूथध्वजे दिने।१७ 

इस अध्याय में आराम कर्म और विविध प्रकार के वृक्षों के आरो- 
पण करने की विधि का बर्णन किया जाता है । श्री सूतजी ने कहा हे 
द्विजगण | सर्व प्रथम भूमिका भली-र्भांति शोधन करना चाहिये इसके 
श्चनन्तर उसे मित्त करे अर्थात्‌ दश हाथ के दण्ड से अथवा पाँच-हाथ के 
दन्ड से उसका ठोक मान कर लेना चाहिए।११। तड़ाग निर्माण झरने के 


लिए भूमि को सदा बैलों के द्वारा वाहित करना चाहिए। जो भूमि देवता ` 


के झालय बनाने के लिए लो गई हो उसे श्वेत अङ्क के वृषभों से जुताना 
चाहिए । जो भूमि गृहयाग के लिए हो उसे बाँहों से स्पशं नहीं कराना 
चाहिए । जो आराम के लिए भूमि हो अथवा कुए के खुदाने कै लिए 
भूमि हो उसे कृष्ण वणं छे वृषों से जुतवाना चाहिए । है विपभ्रणण ! इस 
तरहु तीन दिन एक वाहन करावे और उससे पञ्च ब्रीहियों का वर्णन 
करना चाहिए देव पक्ष में और आराम करण में सात गुना अर्थात्‌ 


सात धान्य बुलाने चाहिए । मुदरग(मु'ग,) माष(उदं), धान्य, तिल यौर 


पांचवा श्यामाक, मसूर ओर कलाय ये सात ब्रीहियों का गण कहागयाहे | 


।१२-१३। सबंप (सरसों): कलाय, मुद्गा माष, ब्रीहिश्रय, मुदुग, माष 
बोर श्यामाक यह महिषगण होता है । सुवणं मृत्तिका ग्रहण करनी 
चाहिए जो कि वर्णों के आनुपूर्वी से हो । विल्व वृक्षों से इसे यूपशन 
ध्दज दिन में करनी चाहिए ।१६-१७। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


: 


रा या टूट आता WEIR उठ | 


सास SSS SSE DS ‘WESSON DSS SO SO 
ह 4 - = D pT er 
* 3] 
र 


Digitized by Aryg Samaj Foundation Chennai and eGangot 
प्तक र तथा वृक्षारोपण | ' [ २९६ 


अरत्निमात्रं विज्ञेयं प्रशस्तं यष्टिहस्तकम्‌ । 
ऊर्णाभूत्रसवी भूति कृत्वा कूर्वाच्चतुष्टयम्‌ ।१८ 
क्षो रदारुगतयुतं द्वादशांगुलमेव च । 
जवालयेत्तितलेलेन तथा केशरजेन वा १७ 
पूव दिकूप्रणवे सिद्धि! पश्चिमाशागतिः शुभा । 
सरणे दक्षिशानां ६ हानिः स्वादुत्तरे स्थिते ।२० 
कल्पे विपत्करं विद्यात्तथा चेव च दिग्गते । 
नारसिंहेन मनुना चाग्नि प्रज्वाल्य दापयेत्‌ ।२१ 
मासे घटे तथा मासे कुर्यादभूमिपरिग्रहम्‌ । 
सूत्रयेत्कीलयेत्पश्चान्महामाने द्विजोत्तमाः २२ ; 
ततो वास्तुबलि दद्यात्बनित्र परिपूजयेतः। 
आव्रहमन्निति मन्त्रेण खनयेन्मध्यदेशतः ।२३ 
अरत्नि मात्र यष्टि हस्तक प्रशस्त जाननी चाहिए । ऊन और सूच 
मय भूत्ति करे और चार करनी चाहिए ।१५! क्षीर दाद गत से युक्त 
बौर बारह अ'गुल प्रणामं वाले की तिल के तैल से अथवा केश रज से 
जल वाला चाहिए।१४। पूर्व दिवप्रणव में सिद्धि होती है! यदि पश्चिमी 
दिशा को गति हो तो वह भी माती जाती है। दक्षिण दिशा में गति 
होने से मरण होता है ओर यदि उत्तर में,गति हो तो हानि होती है 
॥२०] कल्प में विपत्ति के करने बाला होता है मोर दिग्गत में भी उसी 
प्रकार से होती है । नारसिह मन्त्र के द्वारा अर्ति फो प्रज्वलित कराकर 
दिलवाना चाहिये ।२१! मास घट में तया मास में भूमि का परिग्रह 
करना चाहिए । हे द्विजश्रेष्ठो ! पश्चात्‌ महामातं में उसे सूश्रापित और 
कीलित करना चा!हए ।३२। इसके अनन्तर बास्तुदेव के सिये बलि देवे 
और खतित्र झा पूजन करना चाहिए । 'ओ ब्रह्मन -इत्यादि मन्त्र के 
द्वारा मध्य देश मे खनन करना चाहिये ।२३। 
पत्रपुषपफलानां च रजोरेणुसमागमा। । 
पोषयन्ति च पितरं प्रत्यहं प्रतिकर्मणि ।२४ . 
CC:0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digtized by Arya Samaj Foundation Chennai and 808 4 
२२० "| 223 | [ घ पुराण 


_ थस्तुवृक्ष प्रकुरुते छायापुष्पफलोदगस्‌ । 

पथि देवालये चापि पापासारयते पितुन्‌ । 

कीतिश्च मानुषे लोके प्रत्यम्येलि शुभ फलम्‌ ।२५ 

अतीतानागताइचातः पितुन्स स्वर्गतो द्विजा। । 

तारयेतवक्षरोपि च तस्माद्वक्ष प्ररोपयेत्‌ २६ 

अपुत्रस्य हि पत्नत्वं पादपाः इह्‌ कुवंते । 

यत्नेनापि च विप्रेद्र अश्वत्यारोपणं कुरु ।२७ 

शते! पुत्रसहुत्राणामेक एवं विशिष्यंते । 

कामेन रोपयेद्विप्रा एकद्विप्रा एकद्वित्रिप्रसंख्यया ।र८ 

मुक्तिहेतुः सहस्नाणां लक्षकोटीनि यानिच। | 

घनी चाश्वत्थवृक्षे च अशोकः शोकनाश्चनः ।२९ 

प्लक्षो भायप्रिदश्यैब विल्व आंगुष्यदः स्मृतः । 

घनप्रदो जबुबुक्षो ब्रह्मादः प्लक्ष बृक्षकः ।३० 

पत्र, पुष्प ओर फलों के रज-रेणु के समागम प्रतिदिन, प्रतिकमं से 
पितृगण का पोषण किया करते हैं ।२४। जो वृक्ष छाया देता है, पुष्प 
देता है और फल दिया करता है और माग में या देवालय में रहता है 
घह पितृगण झो पाप से तार दिया करता है । ऐसे स्थान में समारोपित 
छाया, पृष्प एवं फलों के देने वाल वृक्ष इस मनुष्य लोक में कीत्ति देता 
है मोर शुभ फल प्राप्त कराता है।२४। जो पितृगण हो चुके हैँ । और जो. 
मागे होने बाले हैं उन सब पितरों को बह स्वणंधत होकर वृक्षों का 
रोपण करने वाला तार देता है । इसलिये वृक्षों का रोपण अवश्य करना 
चाहिये ।२६। इस लोक में जो मनुष्य पुत्रहीन हो उसको ये समारोपित 
हवये वृक्ष पूत्र वाला कर देते हैं । इसलिये हे विप्रेन्द्र वर्ग । यत्न पूर्वक 
भी अश्वत्य (पीपल) के वृक्ष का.आरोपण अवश्य ही करो ।२७। सैकड़ों 


ओर सहसों पत्रों से यह एक ही विशेषता रखता है । अतः कामना से 
एक, दो और तीन संख्या में वृक्षों का आरोपण अवश्य करना चाहिये 


।२८। यह अश्वत्य वृक्ष का समारोपण मुक्ति के प्रदान करने का हेतु 
'होता है । लाखों ओर करोड़ों के धन का घनी बनाने वाला होता है । 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


RN SEITE TE IN AN RSS SS ff SSIS SS NSS ३७०६३ नकारा DS ss SS SIAN Sh 
> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
पूर्तकर्म तथा वृक्षारोपण ] [ २२१ 
जो अशोक का वृक्ष है वह समारोपित होकर शोक का नाश कर देने 
वाला है ।२९। प्लक्ष ( पाकर का वृक्ष ) आरोपित होकर भार्या काः 
प्रदाता होता है और दिल्व (बेल) का वृक्ष भायुष्य के प्रदान करने वाला 


है। जामुन का वृक्ष घन प्रदान किया करता है तथा प्लक्ष ब्रह्म का देने ` 
बाला होता हे ।३०। ; 


तिदु कात्कुलवृद्धिः स्याद्दाडिमी कामिनीप्रदः। 

वकुलो वन्जुलश्चेव पापहा बलवुद्धिद: ।३१ 

स्वगंप्रदा धातकी स्याद्वरो मोक्षप्रदायक । 

सहकारः कामप्रदो गुवाकः सिद्विमाशदिशेत्‌ ।३२ 

सर्वेशस्यं बलवले मधुके चाजु ने तथा। 

कदम्बे विपुला कीतिस्तितिंडी घमंदूषिकः ।३३ 

जीनत्या रोगशांतिः त्यात्केशर शत्रू मदन! । 

धनप्रदश्चेव वटो वट: श्वेतवटस्तथा ।३४ 

पनसे भन्दबुद्धिः स्यातुर्कालवृक्षः शरियं हरेत्‌ । 

कलिद्वृक्ष' च शाखोट उदपावतंकतथा ।३५ | 

तथा च मकटोनोपथासंततिक्षयः। 

शिशिपा चाजु नं चेव जयन्ती हयमारकान्‌। 

श्रीवृक्ष किशुकं नैव रोपणात्स्दगंमादिशेत्‌ ।३६ 

न पूर्वा रोपयजाज्तु' समिध कण्शकोद्र मम्‌। 

कुश पद्मं जलजानां रोपणादृदुगति ब्रजेत्‌ ।३७ 

तिन्दुके वृक्ष का समारोपण करने से कुल को वृद्धि होती है बौर 
दाड़िम (अनार) का वृक्ष कामिनी देने वाला है । वकुल मर बंजुल 
का वृक्ष पापों का हनन करते हैं ओर बल तथा बुद्धि के देने वाले होते 
हैँ । धात को वृक्ष स्वर्ग का प्रदान करने वाला है तथा वट के वृक्ष फा 
आरोपण मोक्ष प्रदान किया करता है । आम का वृक्ष कामना पूणं 
करने याला है मोर गुवाक का वृक्ष सिद्धि प्रदायक होता है । बल-दल 


मधुक भोर अजुन वृक्षों में सब प्रकार शस्य देने को सामथ्यं होती 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ५ 
२२३ ] -[ भविष्य पुराण - 
है। कादम्ब वृक्ष के आरोपण से विपुल कीति की प्राप्ति होतो है । तितड़ी 
का वृक्ष धमंदूषिक होता है । औवन्ती में रोग की शान्ति होती है ओर ` 
केशर वृक्ष शत्रु के मंन करने वाला है । वट वृक्ष धन प्रदान करने 
बाला है और श्वेत वट भी घन प्रदाता होता है। पनस का वृक्ष से मन्द 
बुद्धि होती है और कलि वृक्ष श्री का हरण किया करता है । फलिवृक्ष,, . 
| शाखोटा उदरावत्त क, मकंटी, नीप, इनके रोषण से सन्नति का क्षय 
होता है । गिगपा, अजु न, जयन्ती, हयपारक, श्रोवृक्ष, क्षिशुक इन वृक्षों 
के रोपण फरने से स्वगं की प्राप्ति हुआ करती है! पूर्वा का कभी रोपण 
घ करे | समिध और कन्टको, प्र.भ, कुश, पदुम ओर जलज के वृक्षों के 
' रोपण से दुर्गति फो प्राप्त होता है ।3१-३७! 
. अथ तन््रविधि वक्ष्ये पुराणष्वेति गोमते । 
तन्त्रे चेव प्रनिष्ठां च कुर्यात्पुण्यतमेंऽहृनि ।३८ 
शतवृक्षद्रवृशि दशद्वादण वृक्षके। . 
हष्टिमात्रान्तरे सेती कूपयागे समुत्सृभेत्‌ ।३३ 
न कूपमुन्सुजेज्जातु वृक्षयागे कथञ्चन । 
तुलसीवनयागे तु न चान्यं यागमाचरेत्‌ ।४० 
तडागयागे सेत्वादीश्च चारामे कंदाचन । 
न सेतु देवयागे न तडागं न समुत्सृजे ग्‌ ।४१ 
तन्त्रे श्राद्ध' पृथङ. नास्ति कतुं भें दे पृथग्भवेत्‌ । 
शिवलिंग स्थापमायां न चान्यद वस्प्रापनस्‌ ।४२ 
इस बष्ताय में कूप, वापीं और तालावकी प्रतिष्ठा में विशेष विधि 
का षणेन करिया जाता है । मुतजी बोले-वहाँ एर अब मैं तन्त्र विधि 
को बतलाऊँगा जिसका कि पुराणों में भी गाग किया जाता है। तन्त्र _ 
में प्रतिष्ठा का कमं किसी परम पृण्यतम दिन में करना चाहिए । छोटे 
छत वृक्ष में, दशद्वादश वृक्ष में हष्टिमात्र अन्तर घाले सै तुम्हें कूपयाग 
समुत्सुजन करना चाहिये । वृक्षयाग में किसी भी प्रकार से कूप का क्भी 
हत्सूजन नहीं करना घाहिए। तुलसी पन के ताग में तो अन्य कोई 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
विविधविधिकुण्डनिणंय्र ] [ २२३ 
भी याय नहीं करना चाहिये । तड़ाग याग में और आराम में सेतु थादि 
का उत्सुजन कभी न करे । देव्वयाग में सेतुं और तड़ाग का ससृत्मृजन 
नहीं करना चाहिये । तन्त्र में श्राद्ध पृथक्‌ नहीं होता है केवल कर्ता छे 
भेट से ही उसमें पार्थक्य हुआ करता है । शिवलिंग की स्थापना में अम्य 
किसी भी देव को स्थापना नहीं होती ।३८-४२। 

स्वदेशे वजेयेत्ततं स्वतन्ब्रेण विधीयते। 

विपरीते कृते चापि आयुःक्षय इति स्मृतिः ।४३ 
` तडागे पृष्करिण्यां वा आनामोऽमि द्विजोत्तमाः। 

मानहीने भानपूर्ण दशपस्ते न हुषणस्‌ ।४४ 

ढ्विसहस्राधिकं यत्र तत्प्रतिष्ठां समाचरेत्‌ । 

दश द्वादशदृक्षे च आरामे पू्ंवद्व द्विजाः ।४५ 

प्रतिष्ठा विल्ववृक्षे च अन्यथा कणं वेध्यम्‌ । 

कुर्याहोहददानं च तत्र निमंथनामिकम्‌ ।४६ 

अनन्तर प्रदातव्या लाजा भूद्व न्वक्षतादिकस्‌ ।४७ 

उसको अपने देश वजित कर देना चाहिये और स्वतन्त्र खूप से 

करना चाहिए । इनके विरीत करने से आयु का क्षय होता है-ऐसा 
स्मृति कहती है । हे ढिजोत्तमो ! तड़ाग में अथवा पुष्करिणी में र 
आराम में भी मानहीन, मानपूणं और दशहस्त में कोई भी दूषण नहीं 
होता है । बहाँ पर दो सहस्र से अधिक हो वह प्रतिष्ठा करनी चाहिए । 
हें प्तिजदण. | दश द्वादश वृक्ष में याराम में तो पूर्वं को भाति करना 
चाहिये । विल्व वृक्ष में प्रतिष्ठा कहे अन्यथा कर्णवेघन, दोहद दान बोर 
निर्मेन्मादिक करना चाहिए। इसके अनन्तर मूर्द्धा पर लाजा षौर' 
अक्षत आदि का प्रक्षेपण करना चाहिये ।४३-४.७। 


॥ बिविधविधिकृण्डनिर्णय ॥ 


अतः परं प्रवक्ष्यामि कुण्डानामथ निर्णयम्‌ । 


तस्योद्वारं घ संस्कारं श्युणुश्व द्विजसत्तमाः ।१ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized.by Arya Samaj Foundation Chennai and gGangotri 
भविष्य पुराण 


२२४ 

चतुरस्र च वृत्त च पादाधे चार्धं चन्द्रकस्‌ । 

योन्याकारं चन्द्रक च अष्टईमथपंचमम्‌ ।२ 
सप्तार्ध च नंवाधे च कुण्डं दशकमीरितस्‌ । 
` भूमि संशोध्य विधिवत्त षकेशादिवसितास्‌ ।३ 

भ्रामयेच्चोध्वतन्तस्या भस्मांगारारि यत्नतः । 

अ'कुरापणर्क कुर्यात्सप्ठाहावेव बुद्धिमान ।४ 

स्नानं विमदितं कुर्यात्खनित्वा सेच येज्जलः। 

ृष्टिहस्तोच्छ्ायमति प्रकुर्यात्परिसूत्रयेत्‌ ५ 

अर्कागुलमित सूत्र चतुरस्र प्रकल्पयेत्‌ । 

अष्टादशांग के क्षेत्र न्यसेदेकं वहिस्ततः ।६ 

भापयेत्त न मानेन त्रिवृत्त कुण्डमुज्ज्जलम | |, 

पुर्ववद्धिमजेत्क्षे भागेक पुरतो न्यसेत्‌ ।७ ँ 

इस अध्याय में कमं विशेपों की प्रधानता होने से अनेक प्रकार 
' विधि कुण्डो के निर्णय का निरूपण किया है। सूतजी ने कहा--अब इससे 
आगे हम कुण्डो के निर्णय के विषयं में बतायेंगे । हे द्विजश्रेष्ठो | कुण्डों _ 
का उद्धार और संसार का तुम श्रवण करो । कुन्ड वाई प्रकार के होते 
हैं--चौको र, वृत्त (गोलाकार, पादाधं, अर्धचन्द्रक, योनि के समान 
आहार वाला चन्द्रक, भष्टादं, पञ्चम, सप्तर्घन नवाधे इस तरह ये दश 
प्रकार के कुण्ड बताये गए हैं । विधि के अनुशार भूमि का संशोधन करे 
जहाँ कि तुष ओर केण आदि न हों । उसके ऊपर यत्न से भस्माङ्गारों 
` का भ्रामन करावे वुद्धिमान को एक सप्ताह में ही अकुरोरोपण करना 
चाहिए । कुण्ड का जो स्नान हो उसे विशेष रूप से मदित करे ओर खोद 
कर जल से सेचन करे । पुष्टि हस्त उच्छाय वाला होना चाहिए और 
उसे परिधूत्रित करमा चाहिए । बहर अ गुल परिणाम वाला सूत्र चु 
रस्त प्रश्‍ल्पित करे.। अष्टादश अङ्ग वाले क्षेत्र में एफ न्यास करे फिर 
उससे बाहिरे उस मानसे उसका माप फरे। भिवृत्त उज्ज्वल कुण्ड होतां 
है। इसी प्रकार से पूवं की भांति क्षेत्र का विभाजन करे और एक भाग 
मागे की भोर रक्खे ।१-७। धाय 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


आत्ता PPP 
£ a 


यि itized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
विविधविधिक्रुण्ड निणंय | ः [ २२१ 

वृतानि कालिकादीनि वहिस्त्रीणि विवजंयेत्‌। 

पदुमकुडमिदं प्रोक्त त्रिलोचनमनोहरम्‌ ।८ 

दशधा भेदयेत्क्षेत्र उर्ध्वाधोर्ध्वागु लद्वयम्‌ । 

संपरिपातयेत्सूत्र' पाटथेत्तरप्रमाणतः ४ 

पञ्धा भेदिते क्षेत्र कामं वा विभजेत्सुधीः । 

न्यसेत्पुरस्तानेवांग कोणाघांधंप्रमाणतः ।१० 

योनिस्थानं प्रतिष्ठाप्य अश्वत्थस्य दलाकृति । 

सूत्रद्ययं ततो दत्ताष्कुःडं परिमित भवेत्‌ ।११ 

चतुरस्र समुद्धृत्य सूत्रः सँकल्पयोगतः । 

दिशं पति यथान्याथं पातयेच्च द्विजोत्तमाः ।१२ 

शङ्खगाटक युग्मपुटं षडस्र कु डत्र्‍यं बुधा: । 

जलाशयारामङूपे नित्ये गृहुमये यथा ।१३ 

चतुस्र भववेत्कु डं द्विजसंस्कारकमंणि । 

देवप्रतिष्ठायागे च गृहवास्ती चतुर्थकस्‌ ।१४ 

कालिकादि वृतोंफो बाहिर विवजित कर देना चाहिए । इसको 
पद्म कुण्ड कहा गया है जो कि भगवान्‌ विलोचनको परम सुन्दर लगता 
है ।५। क्षेत्र में दश प्रकार से भेदन करे। उध्व भाग में, अधो भाग में 
दो अ'गुल रमचे ओर सूत्र झो सपरितित करे तथा उसी प्रणाम से उसे 
पाटिल भी करना चाहिए । पांच प्रकार से भेदित क्षेत्रमें अथवा विद्वान 
को यथेच्छा से विभाजन करना च हिए ओर कोणार्धाधं प्रमाणसे पहिले 
हो भंग का न्यास करना चाहिए ।$-१०। योनिस्थान को प्रतिष्ठापति 
करके पीपल के पत्ते का आकृति वाला बनावे फिर दो सुत्र देवे जिससे 
कुण्ड परिमित होवे । चतुरथ सूत्र लेकर संकल्प के योग से दिशा के प्रति 
न्यायानुसार पातन करना चाहिए ।११-१२। हे द्विजोत्तमो | श्युगाटक, 
युग्मपुट और षडस्रयो तीन प्रकार फे कुण्ड होते हैं । जिस तरह जलाशय 
आराम कूप ओर नित्य गृहमय में होते हैँ । द्विजों के संस्कार के कर्मों 


- चतुरस्र कुन्ड होता है। देब प्रतिष्ठा योग में और गृह वास्तु में चतुर्थक 


होता है ।१३-१४। 


CC-0.Panini Kinya Maha Vidyalaya Collection. 


Digi 8 ed by Arya Samaj Foundation Chennai and epang, क | 
«९ (४४६ 


| विष्य पुराण 


. बसुन्धरायोगभेदे प्रपञ्चे वर्तमांदिशेत्‌ । 

सोमेऽष्टौ पकजं नरमभेघांश्वमेघयो: ।१५ 

अ'कुरापंणयागे च वेष्णवे यागकमणि । 

शिवदेव्योश्च जन्मादावष्टाम्यां चाधचन्द्रकस्‌ ।१६ 

भार्जारपौष्टिके वेरं रम्ये च शान्तिके तथा । 

शान्तिप्रतिष्ठायागे तु शाक्तानां काम्यकर्मणि ।१७ 

पुरश्चपणकाम्येषु ज्वरादीनां विमोक्षणे । 

एवंविधेषु काम्येषु योनिकुण्ड प्रशस्यते ।१८ 

देवतामोर्थयात्रादो महायुद्धप्रवेशने । 

सौरे शान्ते पौष्टिके च घटपुरं कुण्डमुत्तमम्‌ । १८ 

मारणोच्चाटने चेव तथा रोगोपशान्तये । 

वेष्णवानां कोटिहोमे नप्राणामतिक्षोचने ।२० 

अष्टाक्षमब्जकण्ड च सप्षाश्र' निधिसाधने ! 

राज्ञा साध्ये च पंचास्र कन्याप्राप्तौ थिरख्कस्‌ ।२१ 

बसुन्धरायोग भेद में प्रपञ्च में वत्त का आदेश देना चाहिये । सोम 
में आठ और नरभेद तथा अश्वमेघ यागों में पद्भुज कहा गया है।१५। 
क्षड़ कुरापंण याग में, वैष्णव याग कमं में, शिव और देवी के जन्मादिमें 
आर अष्टमी में अधं चन्द्रक कु'ड का निर्माण करना चाहिए । माजीर 
पौष्टिन में बेर 'में' रभ्य शान्तिक, शास्ति प्रतिष्ठायाग और शाक्तों के 
. काम्य कमे में एवं काम्य पुरश्चरणों में तथा ज्वरादि के विमोक्षय कमें 


में इस प्रकारके जो.कर्म होते हैं उनमें योनि कुण्ड ही प्रशस्त कहा जाता _ 


है ।१६-१५। देवता तीर्थ यात्रादि में महायुद्ध के प्रवेश में, सोर, शान्त 
और पौष्टिक कमें में षइपुर नामक कुण्ड उत्तम माना जाता है। मरण; 


उच्चाटन, रोगोपशान्ति, वैष्णवों का कोटि होम ओर नूपों के अतिमोचन 


में अष्टाक्षमब्ज कुण्ड होना चाहिए । निधि के समान में सप्तात्र कुण्ड 


श्रेष्ठ कहा गया है। राजा के द्वारा साध्य में पञ्चास्न कुन्ड और कन्या 


` को प्राप्ति में निरलक कुण्ड होना चाहिए ।१६-२१। 
@C-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


क 
ग्र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
विविधविधिकुण्डनिर्णय ] 


यावच्निम्नं भवेदेव विस्तारस्तावदेव तु। 
उुण्डानुरूपतः कार्या मेखला सवंतो बुधेः ।२२ 
अयुतादिश होमेषुमेंखलां योजयेत्सुधी; । 
निम्नभ्रमाणे चात्रापि मूले सर्धागुलंत्यजेनु ।२३ 
कोणवेदरसँर्मानं यथायोग्य मनुक्रमात्‌ । 
मुट्टिहस्ते समत्सेधो सार्घांगुलप रिष्क्ृतः ।२४ 
अरत्निमात्रे कुन्ते ठु निशचकांगुचतः क्रमात्‌ । 
एकहुस्तमिते कुण्डे वेदरिनतयनान्गुलाः ।२५ 
सप्तमेंखलक लाक्ष्होमें न प्रशस्यते । 
पञ्चमे खलकं लक्षफोटयां च योजयेत्‌ ।२६ 
एकांगु लाबिमानेन नेमिं सवं येरसुध्रीः । 
चतुहस्तमिते कुण्डे तावदेव गुणांगुला: ।२७ 
बसुहुस्ते भानुपक्तयु'ग्महीमेऽपि ता; क्रमात्‌ । 
सर्वा समा ग्रहमखेलाश्च सहुस्तके ।२८ 
कुण्ड जितना नीचे गहरा हो उसका उतना ही विस्तार भी होना 
चाहिये । बुधोंको कुन्ड का अणुरूप ही सब ओर से मेखला भी बनानीं 
चाहिये ।२२। सुधी पुरुष को थयुत।दि'होमों में मेखलाको योजित करना 
चाहिये । निम्न के प्रणाम में यहाँ पर भी मूल में डेढ अ'गुल का त्याग 
कर देना चाहिए कोण वेद रसो से यथा योग्य अनुक्रम से मान रखे, 
मुष्टिहस्त में सार्धागुल परिष्कृत समुत्सेघ होना चाहिये ।२३-२४। जो 
कुन्ड अरत्नि मात्र हो उसमें. तो तीन और एक अगुरु के क्रम से रबखे। 


एक हाथ परिमित जो कुन्डहो उसमें वेद, अग्नि ओर नयन (अर्थतचार 
तीन ओर दो) अ'गुल मेखला होनी चाहिये ।२५। सात मेखलाओं से 


युक्त कुण्ड लक्ष होम में प्रशस्त नही कहा जाता है । लक्ष कोटि में पाँच 
मेखलाओं वाला कुण्ड की योजना करनी चाहिए ।२६। सुधी का एक 
'गुल आदि मान से नेमि को सम्बधित करना चाहिए । जो कुण्ड चार 


[ २२७ 


हाथ के परिस्तण वाला हो उसमें उतनी वी अ'गुलः वाली मेखला होनी 


चाहिये । आठ हाथ के परिमाण वाले कुण्ड में भानु पंक्ति होती है बौर 


C-0.Panini Kanya 


Digitized by Arya,Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
- २२८ ] [ भविष्य पुराण 
युग्म हीन में भी वेदी क्रम से होती हैं। ग्रह मख में भी समान ओर 
सह्रक मेखलाएँ हुआ करती हैं ।२७-२८। ' 
पाश्वंतो योजयेतत्र नेंखलास्ता यथाक्रमस्‌ । 
साघांगु'लादिमानेन नेमि सवधंयेत्सुध्ी: ।२८ 
एकमेंखलयागेन योजयेच्छक्तिभावतः। 
होमोधिकय बहुफल मन्यूनं नाधिकं भवेत्‌ ।३० 
कुन्डस्य रूपं जानीयात्परमं प्रकृतेवपुः । 
ततो होमे शतगुण स्थण्लि स्वल्पकं फलम्‌ ।३१ 
षटू चतुर्घांगुणा यामविस्ता रोश्ञतिशालिन्नी । 
एकांगुलं तु चोन्यग्न कुर्यादोषदधोसुखस्‌ ।३२ 
एकाँगुलतो योनि कुन्डणू न्येषुवर्धंयेत्‌ । 
« एकेकांग लतो वोनि कुन्डशून्येषुवधयेत्‌ । 
स्थापयेत्कुन्डकोणेषु योनि तां द्विजसत्तताः । 
कुन्डानां कल्पयेन्नभि स्फटमवु जर्सा्ञभास्‌ ।३४ 
तक्त्‌ कुन्डानरूप वा सुव्यक्त सुमनोपरस्‌ । 
योनिकुन्डे योंनिमव्जं कुण्डे नाभिं च बजंयेत्‌ ।३५ 
वहाँ पर उन मेखल/ओं को अथाक्रम पाएवंसे योजित करना चाहिए 
सुधी पृरुषको साधांगुलि मानसे उसकी नेमि को संबधित करना चाहिए 
।२६। एक मेखला वाले भाग से शक्ति भाव के अनुसार. योजित करना 
नाहिए । होम की अधिकता में फल होता है। अन्यून अधिक नहीं 
होता है ।३०। कुण्ड कै रूप अवश्य ही जान लेना चाहिए । यह 
प्रकृति का परम वपु होता है । इससे होम सौ गना है और 
स्थण्डिल में स्वल्प फल वाला रहा करता है।३१। षटू और प्रकार 
से गुणायाम विस्तार और उन्नति वाली योनि होती है और योनि का 
अग्रभाग एक अ'गुल थोड़ा नीचे की ओर मुख वाला करना चाहिए। 
. एक-एक अ गुलसे कुण्ड शुन्यों में योनि को बढ़ाना चाहिए मेखलोंके समा 
मध्य में जो सपय!.होती है वह अच्छे लक्षणों वाली होती है ।३९-३३। | 


* GCC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


विध्क्धिक्षुएमिणये ' ; j Foundation Chennai and eGangotri 
धियि विवृ “०५ [ २२६ . 


है द्विज थोष्ठी ! उस योनि को कुण्ड कोणों में स्थापित करना चाहिये। 


कुण्डों की नाभि को कल्पना करे जो कि एक विकसित कमल के समान 
हो । और कुण्ड के अनुरूप हो अथवा सुस्पष्ट एवं सुमनोहर हो । 
योनि कुण्ड में योनि और कुण्डमें अब्ज और नाभि को वर्जित कर देना 
चाहिये ।३४-३५। | 

यावद्वयप्रशाणेन अधागु'लक्रमादबहिः। 

नाभि प्रवर्धयंदेक कुन्डानां रूपतो यथा ।३६ 

` तन्न तत्र भवेत्कुन्ड बिम्वशून्यं होमयेत्‌ । 

शिवशक्तिसमायोगात्काम उत्पद्मते तयः।३७ 

अवटोपि उमादेवी विम्बः ख्यातः सदाशिवः । 

न कुर्यादेकथा हीनं मरणं च समुहिशेत्‌ ।३८ 

त्रयोशांदलं हित्वा वहिनहस्तमथापि बा । 

महातीर्थं सिद्धक्षेत्र यत्र शंभुगृहे कुले ।३९. 

तस्य दक्षिणदिग्भागे अग्रतो मण्डल लिखेत्‌ । 

यत्र पूजा प्रकत्त व्या पूर्वमानेन चाश्रयेत्‌ ।४० 

मक हस्तान्तरे फुर्याच्छतोध्वांन्ते शतेन वा ४१ 

यावद्‌ य भाग से बाहिर अधं गुल फ्रम से नामि को बढ़ाना 
चाहिये जसा कि कुन्डों का रूप हो उसी के अनुसार बढ़ावे ।३६। वहाँ 
पर कुण्ड होना चाहिए ओर जो विम्ब शून्य हो उसका होम नहीं करे 


शिव शक्ति के समायोग से शाम उत्पन्न होता है । अवट भी उमा देवी 


विम्ब सदाशिव ख्यात है । एक से होन कभी नहीं करना चाहिये मरण 
का समुद्देश कर लेवे ।३७-३८। त्रयोदश अगुल को त्यागकर अथवं 
वहिनमस्त का त्याग करके सिद्धों के क्षेत्र में महा तीथं में शम्भु गृह 
के कुल में उसके दक्षिण दिग्भाग में आगे मंडल को लिखे और वहाँ पर 
भली-भाँति पूजा करनी थोर पुव मान से आश्रय करना चाहिये 


अकं हस्ते के अन्तर में शतोध्वान्त में अथवा शत से करना चाहिये 
।३६-४१। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| ० Digjized by Arya Samaj Foundation Chennai SE पुराण 
। होमावसाने षोडशोपचारवर्णन । . 
नित्यं नैमित्तिक चेव यागादौ च संमाप्तके । 
होम बसाने प्रजपेदुपच:राङभ षोडश ।१ 
दद्यात्समीरणं रश्चात्पोठपूजां समासरेत्‌ । 
गृहीत्वा रक्तपुष्पं च घ्यायेद्वद्वि यथ/विधि ।२ 
हृष्टं शक्तिस्वस्तिकाभीति 
मुच्चेवर्दीघेंदोभिर्धारवन्त वरान्तस । 
हेमाकल्प पदूमसस्णं त्रिनेत्रंश ` 
ध्यायेदहिन बद्दमोलि जटाभिः ।३ 
पूर्वादिदारदेशेषु कामदेवं शतक्रतुम्‌ । 
वराहे षण्मुखं नेवं गंधाय साधु पुजथेत्‌ ।४ 
आवाहय स्थापथेत्पश्चदष्टो मुद्रा प्रदश येत्‌ । 
दत्वासनं स्वागत च दद्यात्पाद्यादिकन्रयस्‌ ।५ 
अतः पूर्वादपात्रेषु यावता च हुठाशनम्‌ । 
सुवर्णवर्णममलं समिद्ध' सवंतोमुखश्‌ ।६ 
महोदरं तहाजिह्वमांकाशात्येन पूजयेत्‌ । 
तारकादीन समाप्ते च गन्धः पुष्पे! पृथग्विधः (७ 
इस अध्याय में नित्य ओर नैमित्तिक होम फे अन्त में पोडशोप 


' चार का वर्णन किया जाता है । सुतजी ने कहा-यागादि की समाप्ति 
होते पर नित्य ओर नैमित्तिक का जाप किये ओर होम के अससान हो 
जाने पर षोइश-उपचारों का प्रकृष्ट रूप से जाप करना चाहिये ।१। 


समीरण को देवे और पीछे पीठ पूजा करनी चाहिये । रक्त पुष्प ग्रहण 
करके वहिन का यथा विधि ध्यान करना चाहिये । अग्नि के ध्यान का .. 


प्रकार यह हैं अग्निदेव अपने लम्बे हाथों में उष्ट शक्ति, स्वस्तिक और 
उच्चअभीति को धारण किये हुए हैं । वरदान देने वाले, हेमके आकल्प 


याले, पदुम पर विराजमान, तीन नेत्रों से युक्त और जटाओं से मौलि- 


भाग को बाघे हुये वहिनदेव का ध्यान करना चाहिये ।२-३। पूर्व आदि . 


CC-0:Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
4 ° 


itize कै a Samaj Founda |” Chennai and eGangetri 
डशोपचारवर्णंन २३१ 


दिशाओंके दवारा देशोंमें कामदेव, शतक्त, वराह, षण्मुख की गन्धाक्षतादि 
से भली भाँति पूजा करनी चाहिए ।४। आवाइन फरके पोछे इसकी 
स्थापना करे ओर फिर आठ मुद्राओंको प्रर्दाशत करना चाहिये । आसन . 
ओर स्वागत देकर फिर अर्ध्यापाद्य और आचमनीय इन. तीनों को देवे 
।%। इसलिए पूर्वादि में पात्रों में जितना सुवर्ण के वणंवाला अमल हुताश 
सर्वतोमुख समिद्ध सो उस महाग्‌ उदर वाले और जिह्वा वाले 
का आफाशत्व से पूजन करना चाहिए । और पथक विधि गन्ध एवं 
पुष्पों से समाप्त में तारकादि का पूजन करे ।६-७। 


तन्नेव जिह्वास्त्रिविधा ध्यायेन्मंत्रपुरः सराः 
वदयमाणेन मन्त्रण उपचरेः रथन्तरम्‌ ।८ 
स्चमादिः स्वंभूतानां संसारार्णवतारकः । 
परमज्योतीस्वरूपस्त्दमासनं सफलो कुरु ।३ 
दद्यादासनमेतेन पुष्पगुच्छन्रयेण तु । 
पुष्पाञ्जलि ततो बद्वा पृच्छे कृशलपूर्वंकस्‌ ।१० 
बेशवानर नमस्तेऽस्तु नमस्ते हव्यताहन । 
स्वागतं सुरश्रे छ शान्ति कुरु नमोऽस्तु ते ।११ 
नमस्ते भगवन्देव आपोनारायणात्मक । 
नारायणपरं घाल ज्योतिरूप सनातन ! 
गृहाणाध्यं मयादत्तं विश्वरूप नमोऽस्तु ते ।१३ 
जगदादित्यरूपेण प्रकाशयति यः सदा । 
` तस्मे प्रकाशरूपाय नभस्तै जातवेदसे ।१४ 
वहाँ पर ही तीन भ्रकारकी जिह्वओं छा मन्त्र पुरस्सर ध्यानकहना 
चाहिए । नागे बताये गये मन्त्र के द्वांरा ध्यान करे ओर इसके अन्तर 
उपचारों से करे !5। हे घानिदेव ! आप समस्त प्राणियों के आदि स्वरूप 
हैं ओर इस संसार रूप सागर से तार देने बाले हैं । आप परम ज्योति 
स्वरूप हैं । अव कृपा करके इस आसन फो सफल कीजिए ।। इस उक्त 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai ang eGangot 
२३२ [ भजिष्य पुराण 


मन्त्र से अग्निदेव को आसन देना चाहिए फिर पुष्पों के तौन ग्रुच्छों के 
द्वारा पुष्पाञ्जलि करके कुशल पूर्वक पूछना चाहिए ।१०। हे बैश्वानर | 
हे हव्यबाहन ! आपके लिए प्रणाम है आपको नमस्कार है। सुरश्रेष्ठ | 
आपका स्वागत है । आप शान्त करिये आपको नमस्कार है। हे भगवन्‌ 
हे देव | हे भगवन्‌ | आपो नारायणात्मक ! आप समस्त लोकोंके हित 
सम्पादन करने के लिए इस पाद्य फा ग्रहण कीजिए । हे ज्योति स्वरूप . 
हे सनातन ! आपका धाम नारायण पर है। हे विश्वरूप | भेरे द्वारा 
समापित यह अध्यं नाप ग्रहण करें आपके लिए मेरा नमस्फार है। जो 
सदा आदित्य के स्वरूप से इस जगत्‌ को प्रकाशित किया करता है उस 
.. प्रकाश रूप जातवेद के लिए मेरा नमस्कार है ।१.१-१४। 
. घनंजय नमस्ते$स्तु सर्वपापप्रनाशन । 
स्नानीयं ते मया दत्त सबंकामाथंसिद्धये । 
हुताशन महावाहो देवदेव सनातन । 
शरणं ते प्रयच्छामि देहि मे परम पदम्‌ ।१६ 
ज्योतिणं च्योतींरूपस्त्वमना दिनिधनाच्युत । 
मया दत्तमलंकारमलकुरु नमोऽस्तुते ।१७ ` 
देवीदेवा मुदं यान्ति यस्य सम्यक्समागमात्‌ । 
सर्वदोषोपशात्यर्थं गन्ध्रोऽमं प्रति गृष्यतास्‌ ।१५ 
त्व विष्णुस्त्वं हि ब्रह्मा च ज्योतिषाँ यतिरीशवर्‌ । 
गुह्दाणं पुष्पं देवेश सानुलेपं अगद्रभवेत्‌ ।१८ 
.देवतानां पितृणां च सुखमेक सनापनम्‌ । 
घूपोऽयं देवदेवेश गृह्यतां मे धनङ्जय ।२० 
हे घनञ्जय ! हे समस्त पापों के नाश करने वाले देव | आपके ' 
लिए मेरा प्रणामहै। मेरे द्वारा आपके लिए यह स्नानीय समपित किया 
गया है जो कि समस्त कामनाओं के मथं की सिद्धि के लिए है ।१५। हैं 
हुताशन ! हे महावाहो ! हे देवों के देव ! हे सनातन | आपकी शरण 
में हुं । आप मुझे परम पद प्रदान कीजिए ।१६। आप ज्योतियों के 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


क्षय 


होमीपिंसीम पोडेशोपलीरिवणेर्म |” Chennai and eGangotri [ ३३ ३ 


` छ्योति रूप हैं। हे अवादि निधनाच्युत ! मेरै द्वारा सर्मापत किये हुए 


अलंकारोंसे आप अपने फो अलंकृत करें। भापके लिए मेरा नमस्कार है 
जिसके भली-भांति समागम होने से देव-देभो सभौ प्रसन्नता प्राप्त 
किया फरते हैं यह अग्तिदेव समस्त दोषों''फौ उपशान्ति करने के लिए 
यहु गन्ध ग्रहण करें ।१७-१८। हे ईश्वर ! माप निष्ण हैं, आप ब्रह्मा है 
और आप ज्योतियों को यति हैं। हे देवेश | यह पुष्प ग्रहण कीजिए 
जिससे यह जगत्‌ सानुलेप हो जावे । देवताओं और पितृगण को सुख 
देने वाला यह एक सनातम घूप है, छे देवेश ! हे चनन्जय ! इसे 
झाप मुझसे ग्रहण करें ।१३-२०। 

त्वमेकः सवभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च । 

परमात्मा पराकारः प्रदीपः प्रतिगृह्यतास्‌ ।२१ 

नमोऽस्तु वज्ञपतते प्रभवे जातवेदसे । 

सर्षलोकहितार्थाय नेवेद्य प्रतिगुह्यतास्‌ ।२२ 

हुताशनं नमस्तुभ्यं नमस्ते र्व्मवाहन । 

लोकनाथ नमऽस्तेस्तु नमस्ते जातवेदसे ।२३ 

` इत्यनेन तु मन्त्र वद्यादृदिव्येऽपयघी तकम्‌ । 
सर्वस्वं यज्ञसूत्र' 'च परमान -समाक्षिकस्‌ ।२४ 
इन समस्त प्राणियों में चाहे घे स्थावर हो या जंगम हो बाप हो 


` एक परमात्मा और पराकार है। झाप मेरे द्र।रा निवेदित इस प्रदीप को 


ग्रहण करे ।२१। यज्ञों के “सि प्रभु जात भेदा के लिए मेरी नमस्कार 
है आप समस्त लोकों फे हित सम्पादन करने के लिए इस मेरे समित . 
नेवेद्य को ग्रहण कीजिए ।२२। हे हुताशन ! आपके लिए मेरा प्रणाम 
है । हे रुक्मवाहन ! आपको मेरा नमस्कार है हे लोकों के स्वामिन्‌ । 
आपको मेरा नमस्कार हैं । जात वेदा फे लिए मेरा प्रणाम है ।२३। 
इस प्रकार के मन्त्रों के द्वारा दिव्य में भी अधीतिफ़ देना चाहिए । सबं 
स्व और यज्ञ सत्र. एवं माक्षिक के सहित परमाल्न समर्पित करना 
चाहिए ।२४। 


~ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ° 


; ४ 
Digitized by Arya Samaj Foundatidn Chennai an त्यक्ष tri के 
तीना चात | -भर्विव्य पुराण 


यश्ञभेव से बह्लितामवर्णन । 


यज्ञभेद त्िभेदं वक्ष्ये शास्त्रमतं यथा । ` 
यथावेदानुसारेण यथाग्रहण योजनास्‌ ।१ 
शतार्धं वह्िरुद्दिष्टे: शता्धे काश्यपः स्मरतः । 
घृतप्रदोपके विष्णुस्तलयागे वनस्पतिः ।२ 
सहस्त्र ब्राह्मणो नाम अयुते हरिरुच्यते । 

` लक्षहोमे तु बहिन स्यात्कोटिहोमे हुताशतः ।३ 
वरुणः शान्तिके ज्ञेयो मारणे ह्यरुणः स्मृतः । 
नित्यह्दोमेऽनलो नाम प्रायश्चित्ते हुताशनः ।४ 
लोहितश्चच्चयज्ञे यो ग्रहाणां प्रत्यनुक्रमात्‌ । 
देवप्रतिष्ठायांगे तु लोहितः परिकीतितः ।५ 
प्रजापतिवाक्षतुयागे मण्डपे चापि पद्मके। | 
प्रपायां शैव नागाख्यो महादाने हविभू जः।६ 
गोदाने च भवेद्र वः कन्यादाने तु गोऽजकः । 
तुलापुरुषदाने च धाताग्निः परिकीतितः ।७ 
वृषोत्सर्गे भभेत्सूर्याऽगेसानात्ते रविः स्मृतः। 
पावको 'वेश्वदेव च दीक्षापक्षे जनार्दनः ।८ 


इस अध्याय में तीन प्रकार क्षे यशो के भेद के वर्णन के साथ कर्म 
विणेषों में वहिन के नामों का वर्णन किया जाता है श्री सूतजी ने कहा 
र्‍ण्यंज्ञो के तीन भेदों को हम अव बतलायेंगे जैसा कि शास्त्रों का मत 
होता हूँ । कुछ भी वेद ने कहा है । उसके अनुसार ओर जैसा कि 
ग्रहण योजन होता है फहा जाता हे।१। शताद्ध' में वहिन उद्दि किया 
गया है शताद्ध में काश्यप कहा गया है घृत प्रदीप में विष्णु नाम 
होता है ओर तिलयाग में वनस्पति होता है ।२। सहत्न में ब्राह्मण 
नाम होता है ओर भयुत में हरि इस नाम से कहा जाता है । जहाँ लक्ष 
का होम होताहै इसका वहाँ वहिस नाम होताहे और कोटिके होममें इसे 


GC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


पक्षभेद घहिनन मिथेन ०४४४० Chennai and eGangotri [ ३३९ 
हृताशन कहते हैं ।३। शान्तिक होय में धरण और मारण कर्य के: लिए. 
किये हवन में इसका अरुण नाम होता है । जो होम नित्य ही होता है 
उनमें इसका,नाम अनल है तथा प्रायश्चित्त के लिए किए गये होम . में 
हुताशन करते हैं ।४। अन्न यज्ञ में लोहित जो कि ग्रहों के अनुक्रम से 


किया जाता है । देवों की प्रतिष्ठा के याग में भी इसका नाम लोहित 
हैं ।५। वास्तु पाग में इसका नाम प्रजापति होता है और पद्यक्ष सन्‍्डप 


में भी यहीं नाम है । प्रमा में नाग इसका नाम है और महादान में 


इसका नाम हविभु ज होता. है ।६॥ गोदान में रुद्र और कन्या के दान 


में गोऽजक इसका नाम होता है । तुला पुरुष दान में इसे धातारिन 
कहा गया है ।७। वृष के उत्सगं करने में सूर्यं और अवसानान्त में रवि 


का गया है ! वेश्वदेव में पावक'तथा दीक्षा पक्षमें जनादन कहा जाता 

।ष। 
त्रासने च भवेत्काल क्रव्यादः शपदाहुने । 
पणेदाहे यमो नाम हयास्थिदोहे शिखण्डिक ३ 

` गर्भाधाने च मरुतः सीमन्ते पिङ्गलाः स्मृतः । 

पुसबने तिविन्द्र आयातः प्रशस्ती यागकमेणि ।१० 
नामसंस्थापने चेवमुपन्यस्ते च पाथिवः । 
निष्क्रमें हाटकश्चेद प्राने च शुचिस्तथा ।११ 
षडाननश्च चूडाय व्रतोदेशे समुद्भवः । 
बीतिहोत्रश्‍्चोपनये समावतं धनंजयः ।१२ 
उदरे जठराग्तिएच समुद्रो वडवानल: । 
शिखायां विभज्ञयः स्व रस्पार्निः सरीसृपः ।१३ 
अश्वाग्निमेन्थरी नःस नथाग्निजातिवेदसः । 
गजार्निमंदरशकंव सूर्यग्नि विध्यसंज्ञकः ।१४ 
तोयाग्निवंरुणोनाम ब्राह्मणारिनिहविलु ज! । 
प्वंतारिन। क्रतुभुजो दावारिनिःसू्यं उच्यते ।१५ 
दीपार्निः पुविको नाम गृह्यार्निधरणीपतिः। 
घृतारिनिश्च नलो वायुः सूतिकारिनिश्च राक्षस: । १६ 


CC-0.Panini Kdnya Maha Vidyalaya Collection. 


२३६ Digjtized by Arya Samaj Foundation Chennai ०१५००नधष्य पुराण 


त्रासन के कर्म में इसका काल भाम है धोर शरदोहनर्मे इसे ब्याद 
कहा जाता है। पणंदाह भें इसका यम नाम है तथा अस्थि दाह में इसे 
शिखण्डिक कहते हैं ।&। गर्भाधान में मदत और सीमान्त कमं में पिगल 
नाम होता है । पुसंवन में इन्प्र कह्दा. गया है और याग कमं में इसफा 
प्रशस्त. ताम होता है।६०। फाम संस्थापन ओर उपब्यस्त में पाथिव 
नाम है । निष्क्रम कमें में तथा प्राणम कमं में शुचि नाम होता 
है ।११। चूड़ाकमं में इसका नाम षडानन है और प्रतादेश में समुद्भुव 
नाम है । इपनयम भें वीतिहोब्र तथा समावतंन संस्कार में इसका 
घनञ्जय नाम होता है। ।१२। उदर में जो पाचन फरने चाला ळग्नि 
सखा जठराग्नि होता है तथा समुद्रे में वडवानल होता है शिखा भें 


इसका नाम विभु जानना चाहिये और स्वर फो अर्ति छा नाम सरीसृप 
होता है ।१३। अश्वारित का मन्थर नाम है गोर रथारिनि का नाम जातत 


वेदस होता है । गजारिनि को मन्दर कहा जाता है तथा सूर्यार्नि का 
नाम विध्य है ।१४। तोयाग्नि का नाम करण होता है तथा ब्राह्मणाग्यि 


को इविधुज कहते हैं पर्वत की अग्नि फा नाम क्रतुभुज होता. है ओर 
सूयं दावाग्नि कहा जाता है।१५।. दावार्नि फा नाम पावक है तथा 
गुह्ाग्तिका नाम धरणीपति होता है । धृताग्निक नल वागु मर सू्ि- 
काग्नि का नाम राक्षस होता ।१६। 

॥ स्र वा-दर्वा-पात्र निर्माण ॥ 


श्री पर्णी शिशपा क्षीरो विल्वः खदिर एव च । 
सवे प्रशस्तास्तरवः सिद्धिदा यागकर्मणि ।१' 
प्रतिष्ठाया प्रशस्तास्तु धाश्नरीखदिरकेशराः । 
संस्कारे शशिभिश्षो च धात्री धात्रा विनिर्मिता ।२ 
संप्राशे यः स्न्‌ व प्रोक्तः संस्कारे यज्ञसाधने । 
प्रतिष्ठायां तु कथिताल्तदन्ये क्षास्त्रवेदिभिः।३ 
स्न॒वं स्र्‌चमथो वक्ष्ये यदधीनश्च जायते । 

यज्ञे न सरवेकं धार्यमक्षलेण च व्वत्ययः ।४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


जा 0 SS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सर वा-दर्यी-पाध्र निर्माण ] | [ २३७ 

तस्यादौ च स्न वं वक्ष्ये यच्चमानं यदास्पदस्‌। - 

काष्ठं गृहोत्वा विल्वस्त रिक्तादितिवजिते ।५ 

समृपोष्य च रचयेदामिषाणि न च स्मरेत्‌ । 

बजयेद्ग्राम्यध्मे च निर्माणे स्र क्त्र, वस्य वे ।६ 

कोष्ठ गृहीत्वा विभजेद्भागाँस्त्िशक्तथा पुनः । 

विशत्यगुलमानं तु कुण्डवेदिसमोदरम्‌ ।७ ` 

_ इस अध्याय में लवा, दर्वी पात्र के निर्णय एवं निर्माण करने का 

वर्णन किया जाता है । सूतजी ने कहा--स्तू वा के निर्माण कराने का 
लिए श्रीपर्णो, शिशंपा क्षीर वाले वृक्ष क्षोरी बिल्व, खदिर ये वृक्ष 
प्रशस्त कहे गये हैं जो कि यागों फे कमों में सिद्धियों के देने वाले होते 
हैं ।१। प्रतिष्ठा के कूमं से धात्री ( झवला, ) और फेसर ये वृक्ष 
प्रस्त माने गये हैं । संस्कार कर्मी में शशि भिन्न धात्री ओर घात्री से 
बिगिमित होने चाहिए ।२। संप्रास में जो सरूवा कहा गया है, शास्त्रों 
के येसाओं ने उनसे अन्य संस्कार, यज, साधन भोर प्रतिष्ठा में बताये 
हैं ।३। ज्लूव-त्र.च को वतायेंगे जिसके अधीन होता है। यश में सवक 
नहीं धारण करना चाहिए और अक्षर के द्वारा व्यत्यय होता है ।४। 
उसके आदि में चव को बताते हैं कि उसका कितना मान और क्या 


-आस्पद होना चाहिए । विल्व के काष्ठ को ग्रहण करके जबकि रिक्ता 


तिथि न हो उस दिन में समुदाय करके इसकी रचन! करावे और उस 


समय में आमिषों (माँसों) का स्मरण नहीं करना चाहिये । भ्र्‌क स्व 
के निर्माण के काय के ग्राम्य धमं भौ वर्जित फर देने चाहिये 


।५-६। काष्ठ का ग्रहण करके उसके तीन भागों का विभाजन करना 
चाहिए । बीस अङ्गल के मान वाला कुन्ठ वेदि समोदर करावे ।७। 


कटाहाकारभिम्नं च्न्‌वं कुर्याद्विचक्षणः । 
धात्रीभलसमाकारं स्वथानिम्नं सुशोभनम्‌ ।८ 
वेदीं शुर्पांखति कूर्यात्कृण्डानि परिकल्प्रयेत्‌ । 
इंसवचिगुणा चापि इस्तेनाऽनुमुखं सिखेन्र ।5 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

२३८ ] [ भविष्य पुराण 

सरव चतुविशतिभिगेश्व रचयेदरध्र्‌्यम्‌ । 

` द्वित्रिशं स्यात्कृण्डमानमदेवे तस्य कोतितम्‌ ।१० . ` 

- चतुभिरगिरानाहा कर्षादयग्न ततः ्नूवम्‌। ` 

अङ्भद्वयेन विलिखेत्पंके मृगमदाक्कतिम्‌ ।११ 

दण्डमूलाश्रये दंडी भवेत्कं कणभूषिसः। 

सौवर्णस्य च ताम्रस्य कार्या दर्वी प्रमाणतः ।१२ 

श्रे वणिकीदभव यच्च इन्दुवृक्षसमुद्भवस्‌ । 

क्षीरनेक्षसमुद्भूत द्वादशांगुलसंमितस्‌ ।१३ 

कटास के आकार वाला निम्न भाग ज्वा विचक्षण पुरुष को 
करना चाहिए । घात्री के फल के समान आकार का स्वंघ्रा निम्न एवं 
सुशोभन निर्मित करावे ।५। वेदी को शूपं छो जेसा आकृति वालो 
करनी चाहिये और कुम्डों की परिकल्पना करे | हंपवत्‌ चिगुणा हस्त 
से अनुमुख लिखनी चाहिए ।६। चौबीस मागो के द्वारा निश्चय. ही 
स्रुबा की रचना करावे । उसके अदेव में बत्तीस कुण्ड का भान कहा 
गया है ।१०१ चार अ'यों से अनाह और फिर कर्षाग्र वाला ज्नूवा 
बनवाना चाहिए अ'गद्दय से पक्क में मृग मदति का विलेखन करना 
चाहिए ।११। दण्ड मूल के झाश्रम में कंकण भृषिद दण्डी होनी 
चाहिए । सुवणं की अथवा ताम्र को प्रणाम से दर्दी करनी चाहिए 
।२३। जो श्रँवणि को दृभव हो और इन्दुवृक्ष से उत्पन्न होने वाला 
हो तथा क्षीर वाले किसी वृक्ष से उत्पन्न होने बाला हो वह द्वादश 
भ गुल के समिति होना चाहिए ।१३। 

दयंगुलंमंडलं तस्य दर्वी सा यज्ञसाधने । 

चत्वारिशत्तोलिकाभिरति ताममयस्य च।१४ 

पंचाँगुलं मंण्डलं च अष्टहस्तं च दंडकम्‌ । 

` अन्नादिपायसविधो दर्वी यज्ञस्य साधने ।१५ 
दशवोलकमानेन सा च दर्वी उदाहुता । 


आज्यंसशोधननाएँ तु.सा हू. ताजसयत्य च १९, 


eee SESE SPSS CEES SESE 


Digitized by Arya Samal Foundation Chennai and eGangotri 
ब्राह्मणलक्षण तथा ब्राह्मणकतंव्यवणंन ] - [ २३९ 


'षोडशांगु लमानेन सर्वाभावे च पेप्पलीम । 

आज्यस्थालीं घृतमयीं मृण्मयी च समाश्रयेत्‌ ।१७ 

अथ ताम्रमयी कार्या न च यां तत्र योजयेत्‌ । 

जिसका मण्डल दो अ'गूल हो, वह दवीं यज्ञ के साधन में होती है 
जो कि ताम्रपर्ण चालीस तोलों से निमित्त कराई गई हो ।१४। पाँच 
म'गुल मण्डल हो और साठ हाथ दन्डक हो ऐसी दर्वी अनादि पायस की 
विधि से यज्ञ साधन में होती है ।१५। और वह दर्वी दश तोले मान 
चाली कही गई है। ताम्रमय की वह आज्य फे संशोधन के लिए होती 
है ।१६। सबके अभाव में षोडप अ'गूल के मान से पैप्पली अर्थात्‌ 
पीपल के वृक्ष की झाज्य (छुत) स्थाली घृतमयी और मृन्मयी का 
समाश्रय करना चाहिए । १७। इसके अनन्तर ताञ्रमयी करनी चाहिए 
भोर उसको वहाँ योजित नहीं करनी चाहिये ।१८। 


। ब्राहमणलक्षण तथा ब्राह्मराकतंव्यवर्णनस्‌ । 


भ्रयाथानेव वर्णानां जन्मतो ब्राह्मणः प्रमुः । 
संतुष्टा ब्राह्मणाः पूवं तपस्तप्त्वा द्विजोत्तमाः ।१ 
हश्यानामिह्‌ कव्यानां सर्वस्यापि च सप्तये । 
अश्नति च मुखेनास्य सव्यानि न्रिदिवोकसः।२ .. 
कव्यानि चेव पितरा कि भूतमधिकं ततः । 
जन्मन चोत्तमोऽयं च सर्वार्चा ब्राह्मणोहेंति ।३ 
स्वकीय ब्राह्मणो भ्रु क्ते विदधाति द्विजोत्तमाः । 
त्रयाणामिह वर्णामां भावाभावाय वे हिज ।४ 
भवेप्रियो न सन्देहस्तुष्टो भावायावे त्रवेत्‌। | 
अभावाय भवोक्रस्तस्मात्पुज्यः सदा हिंसः ।५ 
चर्भाधानादतश्चेह संस्क्रादा यस्व सत्तमाः। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२४० ] [भविष्य पुराण 
चत्वारिशत्तथा चाष्ट चिवंत्तां शास्त्रतो द्विजाः । 
स याति ब्रह्मणः स्थानं ब्राह्मणत्वेन संयुतः ।६ 
` संस्कारपूतं प्रथमो वेदपूतो द्वितीयकः । 
विद्यापूतस्तृतीयः स्यात्तीतंपूतस्तवंनंत रसर ।७ 
'चूत्रपूत प्रविज्ञाय विततं पूजयेदृद्विजाः । 
स्वर्गापवगं फलमन्यथा ्रमतौयियात्‌ ।८ 
इसे अध्याय में त्रैवाणिकों की प्रशंसा में ब्राह्मणों के लक्षण मौर 


ब्राह्मणों के कतंँव्यों का वर्णन किया जाता है । श्री सूतजो ने कहा 
तीनों वर्णों का ब्राह्मण जन्म से ही प्रभु होता है । हे द्विजत्तमो ! तप- 


स्या करके पहिले ब्राह्मणों फो समृद्धिकी गई शी ! इस लोक में जो कव्य . 


कौर कष्य होते हैं उनको सबकी रक्षा के लिए देवगण इस ब्राह्मण के 
, मुख के द्वारा अशन किया करते हैं । कब्यों का पितृसोग अशन किया 
करते हैं । इससे अधिक क्या होता हैं। वह ब्राह्मण जन्म से हो उत्तम 
होता है और बाह्यण सबकी चर्चा के ग्रहण करने के योग्य होता है। 


ब्राहमण स्वयं तो खाता है और यहाँ तीनों वणों के भावभाव के लिये 
किया करता है । वह जब परम तुष्ट. होता है तो भाव फे लिये होता ` 


है । इसमें तनिक भी सन्देंह नहीं है । और जम क्रद्ध हो जाता है तो 
अभाव के लिए होता है । इसमें ब्राह्मण सवंदा ही यज्ञ करने के योग्य 
होता है। हे ह्विजवर्ण ! वहाँ लोक में गर्भाघान से आदि लेकर जिसके 
अड़तालीस संस्कार शास्त्र के अनुसार पूर्ण किए गये हों वह ही ब्रह्म के 
स्थान को प्राप्त करता और प्राह्मणतत्व से संयुत भी होता है । ब्रहम 
जो ब्राह्मण संस्कारों से पवित्र हो जाता है फिर वेदों के अध्ययन- 
अध्यापन से पूत होता है । इसके अनन्तर तीथं से पूत हुंआ करता है । 
क्षेत्रपूत को भली-भाति जानकर हे द्विजणण ! विशेष रूप से पूत को 
पूजना चाहिए । अन्यथा स्थर्ग अपवगं के फल देने. घाला अमता को 


प्राप्त होता दे ।१-४। 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


TE दा स्कल ESS काता 


Digitized by Arya डका Foundation Chennai and eGangotri 
ज्ाह्मणलक्षण तथा ब्राह्मणकर्तंव्यवर्णण } [ २४१ 
पूतानाँ परमः पूतो गुरूणां परमो गुरुः । 
सवंझ्वास्वितो विप्रो तिमितो ब्रह्मणः पुरा ।2 
पूजयित्वा द्विजान्देवाः स्वर्ग भुञ्जन्तिचाक्षयस्‌ । 
_ मनुष्याश्चापि देवत्वं स्दस्वं राय गतनसः।१० 
यस्य विप्राः समी दन्ति तस्य विष्णुः प्रसीद्ति। 
सस्माद्‌ब्नाह्मणपूजायां विषणुष्यति ततक्षणात्‌।११ 
यस्याद्विष्णुमुखा द्विप्रः समुद्भूतः पुरा द्विजाः । 
वेदांस्तत्रेव संजाताः सृष्टिसंहारहेतवः ।१२ 
तस्माद्विप्रमुके वेदाशचापिताः पुरषेण हि । 
पूजार्थं ब्रह्ालोकानां सवंज्ञानार्थतो ध्रवम्‌ (१३ 
पितृयज्ञविवाहेष वह्लिकायेषु शन्तिषु । 
प्रशस्ता ब्राह्मणा नित्यं सवंस्वत्यश्नेषु ।१४ 
` देवाभुञ्जति हव्यानि बलि प्रेतादयाऽसुराः। 
पितरो हुब्यकव्यानि विप्रस्यय मुखाद्धर वस्‌ ।१५ 
वेवेभ्यश्च पितृभ्यश्च यो दद्यादयज्ञकमंसु । 
दान होमं बलिचेव बिनाविप्रेण निष्कलस्‌ | १६ 
पूतों में परम धूत भौर गुसओं में परम गुरु सवंसत्व्रमो में अन्वितवष्ठि 
को ब्रह्माजी ने सबसे पहले निमित्त किया था ॥८। देसगण द्विजों की पूजा 
करके ही अक्षय स्वगं का. उपभोग किया करते हैं । अपने-अपने राज्यको 
प्राप्त होने वाले मनुष्य भी देवत्व को प्राप्त किया फरते हैं, यह सब . 
ब्राह्मणों के अचंन फा फल होता है ।१०। जिसके ऊपर ब्राह्मण प्रसन्न 


होते हैं उससे विष्णु भी प्रप्नन्न हो जते हैं,इससे ब्राह्मण की पूजा करते 
से भगवान्‌ विष्णु ततक्षण ही प्रस हुआ करते हैं।११। हे ढिजगण! जिस 


भगवान्‌ विष्णु के मुख से पहिले उहमण उत्पन्न हुआ था वेद वहाँ से ही 


. समुद्भूत हुए हैं जो कि इर जगत्‌ से सृजन ओर संहार के हेतु होते 


हैं ।१२। इसी कारण से पहिले पुरष के द्वारा विप्र के मुख में वेदों को 
अपित किया गया था सबके ज्ञानाथं से निश्चय हौ वेदोंका समपंण ब्रह्म 


लोकों की पूजा के लिए होता है ।१३। पितृगणों में विवाह में,वहिनकायों 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

२४२ ] : [ भविष्य पुराण - 
में, शान्ति कर्मो में ओर समस्त स्वस्त्यन कर्मों में ब्राहमण नित्य प्रशस्त 
होते हैं । १४ ब्राहमण फे. मुख से ही देवता लोग हुव्यों का, प्रेतादि 
असुर बलि का ओर पितर हव्य (काठ्यों का भोग किया करते हैं ।१४ 
जो यज्ञ कर्मों में देवों के लिये ओर पितरों के लिये देता है अर्थात्‌ दान 
` होम और बलि दिया करता है वह ब्राह्मण के द्वारा ही सफल होते हुँ 
अन्यया सब निष्फल होता है ।१६। 

विना विप्र' च यो घमं: प्रयासफलमात्रकः। _ 

भुञ्जते चासुरास्तत्र प्रेता भूताश्च राक्षसाः ।१७ 

तस्मादब्राह्माहूय तस्य पूजां च कारयेत्‌ । 

काले देशे च पात्रे च लक्षकोटिगुणं भवेत्‌ ।१८ 

श्रद्धया च द्विजं इष्टवा प्रकुर्याभिवादनस्‌ । ` 

: दीर्घायुस्तस्य वाक्येन चिरं जीवीं भवेन्नरः ।१६ 

अनभिवादिनां विप्रेद्ठे पादश्रद्वयापि च। . 

आयुः क्षीण भवेत्पुंसां भूमिनाशएच दुर्गति ।२० . 

आयुवृ दियेशोवू द्विधिद्याधनस्य च । 

पूजयित्वा हिजश्र छन्भवेक्नास्त्यत्र संशय! ।२१ . 

न विप्रपादोदद्कदंमानि 

न वेदशास्त्रप्रतिगजिताति । , 
स्वाहास्वधास्वस्तिविवजितानि 
शमशानतुल्यानि गृहाणि तानि ।२२ 

षड्‌ विशतिदोषमाहुनरा नरकभीरव । 

विमुच्येव वरेत्तीथं ग्रामें वा पत्तने बने ।२३ 

ते स्वर्गे पितृलोके च ब्रह्मलोकेषणवास्थिता ।२४ 

ब्राहमणके बिना जो घमं किया जाता है उसमें केवल प्रयास ही फल 
होता है अन्य कुछ भी फल नहीं होता है । बहा पर असुर, प्रेत, भूतं . 
और राक्षस उसके फल का भोग करते हैं। इसलिए ब्राहमण का आवाहन 


करके उनकी पूजा करनी चाहिये। काल देश और पात्र में लक्ष कोटि गुण 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
प्राह्मणलक्षण तथा ब्राह्मणकतंव्यवणंन ] [ २४३ 
फल हुआ करता है अर्थात्‌ समुचित समय पर, पवित्र स्थान में भोर 
किसी परम ब्राह्मण की पूजासे अनेकगुना फल प्राप्त होता है। ब्राह्मणका 
दर्शन द्धा से करना चाहिये ओर उसका विधिवत्‌ अभिवादन करे। 


आशीर्वाद से जो वचन उसके मुख से निकलते हैं उससे ब्राह्मण को 
प्रणाम करने वाला व्यक्ति दीधे आयु वाला होता है भौर चिरकाल तक 
जीवित रहता है । किसी भी द्वेष से या अ्चद्धा से जो ब्राणण का अभि- 
वादन नहीं किया जाता है तो उससे आयु क्षीण होती है और मनुष्य की 
भूमि का नाश होता है तथा दुर्गति भी होती है । इस लोक में द्विज 
अेप्ठों की पूजाचंना करने से आयु की वृद्धियण की वृद्धिविद्या मर धन 


की वृद्धि हुआ करती है। इस विषय में तनिक भी संशय नहीं होता है। 
जिन पुरुषों के घरों में कभी ब्राह्मणों फे चरण धोने से कोच नहीं हुई है 


आर जिन घरों में वेद शास्त्रों फे मन्त्र तथा वचनों की ध्यनि नहीं हुई 
है, जो घर स्वधा और स्वाहा शब्दों तथा स्वस्तिवाचन वचनों से रहित 


रहते हैं वे गृह शमशान के समान हुआ करते हैं । नरक के भय वाले 
मनुष्य छब्बीस दोषों को बताया करते हैं । इन दोषों का त्याग करके ही 


तीथं में, ग्राम में, नगर में या वन में निवास करना चाहिए | ऐसे 
मनुष्य स्वगं में पितृलोक में और बहालोक में ही अवस्थित होते हैं 
।१७-२४। ; 

अन्यथा न वसेद्वासस्तत्मात्स्तेयी न पालयेत्‌ । 

अधर्मो विषमश्चेव पशुश्च पिशुनस्तथा ।२५ 

पापिष्ठो नष्टकट्टौ च रुष्टो दुष्टश्च पुष्टकः । 

हृष्ट कुष्ठश्न अन्धश्चः काणश्चेव तथापरः ।२६ 

चण्ड! खण्डश्चवक्तां च दसस्यापहरस्तथा ; 

नीच: खलश्च वाच! लः क़ इर्यशचपलस्तथा :२७ 

मलीमसश्च ते दोषाः षड्‌ विशतिरमी मता.। 

एतेषा चापि विप्रेन्द पञ्चाशीतिनिगद्यते ।२८ 

म्पृणुध्वं दिजशादू ल! शास्त्र मन्त्र, वतः क्रमात्‌ । 

अघर्मोऽत्न त्रिधा विद्यादविषमः स्याद्विघोचितः ।२८ 

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२४४ ] [ भविष्य पुराण 
पशुश्चतुविधश्चेव कृपणोपि हि वे दविधा । 
दविघाथापि च पापिष्ठा नष्ट: सप्तविध स्मृतः ।३० 
कष्टः स्यात्पञ्चधा ज्ञेयो रुट्रोपि स्यादिविधा द्विजाः । 
दुष्स्याषत्षड्‌ विधोः पुष्टश्केव भवेद्विवि ।३१ 
हृष्टश्चाष्टविक्ष प्रोक्तः कुन्डश्चक विधोदितः । 
अन्धः काणश्चव तो द्वौ हो स्याद्र च सगुणोऽगुणः ।३२ 
अन्य प्रकार से निवास कहीं पर भी नहीं करना त्राहिये। स्तेयी 
` (चोरी करने बाला) नहीं पालित. करना चाहिये । अश्रमं धमं पे 
रहित, विषम, पेशु,पिशुन,पापिष्ठ,नष्ट,फष्ट,रुष्ट,दुष्ट,पुष्टक,मृष्ठ कुष्ठ 
` अन्ध, काणा, चण्ड, खण्ड, यक्ता, दिये हुये का हरण करने वाला, नीच, 
- खलं, वाचाल, कदर्य,चपल और मसीमस ये दोष होते हैं जो कि छब्बीस 
बताये गये हैं । इनके भी हे विप्रे्रगण ! वे दोष पिचासी कहे जाते हैं 
।२५-२५। हे द्विजशादू लो ! अब शास्त्र में क्रम से बताये हुए इन दोषों 
को बताने बाले मुझसे आप अवण करें । जो नधम होता है वह भी तीन 
` प्रकार का हुआ करता है विषम दो प्रकार का होता है। पशु चार तरह 
का कहा गया है कृपण भी दो प्रकार का होता है । पापिष्ठ दो तरहका 
है ओर नष्ट सात प्रकार का कहा है ।२४-३०! कष्ट पाँच प्रकार का 
होता है मर रुष्ट दो तरह का बताया गया है । दुष्ट छ! तरह का है. 
और पुष्ट दो प्रेकार का होता है। हृष्ट आठ भेदों वाला होता है। कुष्ठ 
` छीन तरह का है । अधं और काग; दो-दो तरह के होते हैं। सगुण और 
अगुण दो होते हैं ! ३१-३२ : 
दवौ चण्डौ चपलश्चेकावन्डवण्डी द्विगुभवेत्‌ । 
दण्डपन्डौ ज्ञयो खलनीची चतुद्ध यम्‌ ।३३ 
वाचालश्च कहयेश्चक्रमात्रिभिरुराहुत: । 
कदर्यश्चपलश्चेव तथा ज्ञेयो मलीमसः ।३४ 
हृबेको चतुरश्चैव स्तेयो जैकविधो भवेत्‌ । 


पृथग्लक्षणमे तेषां श्वृण्घ्व द्विजसत्तमाः ।३५ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


eres TTT TITRE SEES SHEEN NS ETS TR का 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
प्राह्मणलक्षण तथा ब्राह्माणकर्तव्यबणंन ] - [ २४५ 


सम्यग्यस्य परिज्ञानं नरो देवत्वमाप्नुयात्‌ । 

उपानच्छत्रधारी च गुरुवाग्रतश्चरन्‌ ।३६ 

उच्चासनं गुरोरग्रे तीर्थयात्रां करोति या । 

यानमारहृय विप्रेन्द्राः सोप्येकत्राधमो मतः ।३७ 

निमज्ज्य तीर्थ बिधिवद्ग्राम्यधर्मं निवर्तयन्त । 

हवितीयश्चाक्षमः प्रोक्तो निन्दितः परिकीतितः !३८ 

वाक्चैव मधुराश्लक्ष्णा हृदि हलाइलं वि स्‌ । 

यदत्यन्यत्करोत्यद्वावेतौ विषमौ स्मृतौ ।३६ 

मोक्षचिन्तार्मातक्रम्य योऽन्यचिन्तापरि्रम । 

हरिसेवा विहीनो य! स प्शुर्योनितः पशु ।४० 

दो प्रकार के चण्ड हैं ओर चपल एक ही होतेह । वहू-चंड एक-एक 
हैं । यह द्विगु होता है । उसी प्रक्षार के चन्ड आनने चाहिये । खल 
शीर नोच चार प्रकार के होते हैं ।३३। वाचाल और कदर्य क्रम सें 


. तीन-तीन प्रकार के होते है! कदय-चपल ओर मलोमस भी उसी प्रकार 


से समझने चाहिए ।३४। ये दो, एक और चार, इस प्रकार से हुँआ 
करते हूँ । स्तेयो एक ही प्रकार का होता है । हे द्विजश्रेष्ठो! अब इनके 


` पृथक लक्षणों का श्रवण करो ।३५। जिस मनुष्य को बहुत ही अच्छी 


तरह से परिज्ञान होता है वह नर देवस्व को प्राप्त किया करता है। 
उपानाह (जाता) और छक्र इनको धारण करके जो गुरु और देवतों के 


. आगे चलता है और गुरु के आगे ऊँचे आसन पर स्थित होता है तथा 


जो तीर्थे-बात्रा किया करता है.एवं .यान पर आरूढ़ होकर चला करता 
है, हे विश्ेन्द्रणण वह मनुष्य भी एक स्थान पर अधमं कहा गया है 
।३६-३७। तीथं में.निमउ्जन करके ओ विधिवत्‌ ग्राम्य धमं का वरताव 
करता है वह दूसरा अधम काहा गया है और निन्दित बताया गया है । 
।३८। जिसकी वाणी तो बहुत चिकनी एवं मीठी हो और हृदय में. 


हलाहल विष भरा हो, जो कहता, हे कुछ और, और करता कुछ 
आर हे, ये दोनों विषम वताये गये हूँ ।३६। जो अपने संसार. के 
* CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized PFA Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२४६ । ( भविष्य पुराण 
जन्म-मरण से छुटकारा पाने की चिन्ता का त्याग कर अन्य बातों की 


चिन्ता ही में रात-दन परिश्रम किया करतः करता है और हरि सेवा से 
विहीन होता है वह पशु ही होता है ।४०। 


प्रयागे विद्यमानेऽपि योऽन्यत्र स्नामभाचरेत्‌ । 
दृष्ट' देवांपरित्यज्य अदृष्ट भजते तुर्यः ।४१ 
. आयुषस्तु क्षायार्थाय शास्त्र प्रमृषिसंम्मतः । 
, योगाभ्यासं ततो हित्वा तृतीयश्चाधम पशुः ।४२ 
बहूमि पुस्तकानीह शास्त्राणि विविधानि च । 
तस्य सारं न जानाति त एदं जबुकः पशुः ।४३ 
बलेन च्छलछदूमेन उपायेन प्रवन्धनस्‌ । 
` सोऽपि स्यास्पिशु न. ख्यातः प्रंणयाद्रा द्वितोयकः।४४ 
- मघुरान्नं प्रतिष्ठाप्य देवे पित्र्ये च कर्मणि । 
म्लानं चापि च तिक्तान्न य धयच्छत्ति दुमे तिः ।४५ 
कृपणः स तु विज्ञेयो न स्वर्गो न च मोक्षभाक्‌ । 
कुदाता च मूदा हीनः सक्रोधस्त यजेत्‌ यः ।४६ 
स एव कृपणः ख्यायः सर्वंधमंबहिष्कृतः । 
अदोषेण शुभत्यागी शभ कार्योपविक़्यी ।४७ , 
पितृमा ठृगुरुत्यागी शोचाचारविवजितः । 
पित्रोरग्रे समनयाति स पापिष्टतमः स्मृतः ।४८ 
प्रयाग में विद्यमान रहते हुए भी जो अन्त्र स्वान करता है बर 
_ अपने इष्ट देव का परित्याग करके जो अष्ट का सेवन किया करता है। 
आयु के क्षय के लिये जो समस्त शास्त्रीय योगाभ्यास का त्याग करता 
है यह तीसरा .अधम होता है ओर पशु होता है ।४१-४२। यहाँ संसार ` 
से बहुत से ग्रन्थों को और अनेक प्रकार के शास्त्रों को देखकर भी उनके 
सार को नहीं समझता है वह सम्बुक पशु ही होता है ।४३। जल से 


'यसे जो प्रकृष्ट बन्धन करता हैं वह भी पिशुनमान्‌ 
छ्ल छइम से i) Sh डा दत रता हैं बह श 


Rese LTTE SSE ERS BN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
प्रामणलक्षण तथा ब्राह्मण कत्त व्य-वणन ] । २४७ 
से प्रसिद्ध हैं अथवा प्रणय से जो करता है वह दूसरी तरह का होता है 
।४४। देव और पित्र्य करम में मधुरान्न का प्रतिष्ठापन कर जो दुष्ट बुद्धि 


याला म्लान ओर तिक्तान्न को दिपा करता, है वह कृपण समझना 
चाहिए । वह न तो स्वगं के वास का ही अधिकारी होता है और न 


मोक्ष को प्राप्त करने वाला ही हुआ करता है। जो कुत्सित वस्तु का 
देने वाला है और आनन्द एवं पवित्रता से रहित होता है एवं क्रोध से 
युक्त होता है ऐसा कोई यजन करे तो वह भी कृपण कहा गया है । 
जो कि सम्पूर्ण धर्मों से वहिष्कृत होता है अदोष से शुभ का त्याग 
करने वाला और शुभ कार्यों का उपविफ्रयी होता है । माता-पिता और 
गुरु का त्याग करते वाला शोच और आचार से वर्जित रहने वाला 


एवं माता-पिता के आगे आशन को करता है वह पापिष्ठतम कहा 
गया है ।४५-४५। 
जीवस्पितृपरित्युक्त सुत्त संवेश्न वा क्वचिद्‌ । 
द्वितीयस्तु स पापिष्ठो होमलोपी तृतीयकः ।४& 
साध्वाचारं च प्रंच्छाद्य सेवं चापि दशंयेत्‌ । 
स नष्ट इति विज्ञेयः क्रेयकोतं च मेथुनस्‌ ।५० 
जीवेद्रदेवलपृत्तिथः भार्याविपणजीवकः। 
कन्याशुल्केन जीवेव्दा स्त्रीमनेन च वाक्यचित्‌ ।५१ 
षडेव नष्टाः शास्त्रे च न स्वर्ग मोझभागिने: । 
'सदा क्रुद्ध मनो यश्य हीनं इष्टवा प्रकोपवान्‌ ।५२ 
भ्र कुटींकुटिलः फ़ द्वो रुष्टः पंचविधो दितः । 
' आकारे भ्रदते नित्यं धर्माथं न व्यवस्थितः ।५३ 
निद्रालुव्यंसनासक्तो मद्यपः स्त्री निषेवकः । 
दुष्टे सह सदालापः स दुष्टः सप्तधा स्मृते ।५४ 
एकाकी मिष्टमश्नीति वचक: साधुनिदकः । 
यथा सूकरः पुष्टा स्यात्तथा पुवट प्रकीतितः।५५ 
निगमागमतं त्राणि नाध्यापयति यो द्विजः। 
न श्ुणोति च पापात्मा स दुष्ट इति चोच्यते ।५६ 


CC-0.Panini Kanya Maha:Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२४८ ] { भविष्य पुराण 

किसी समय में भी जीवित पिता से परित्यक्त सुत का सेवन नहीं 
करमा 'वाहिये अयवा जिस व्यक्ति मे जीवित माता-पिता का ही स्याग- , 
` कर दिया हो वह दूसरा पापिष्ट होता है जो होम का सोप करने. वाल्ला _ 
बहु तीसरा पापिष्ठ होता है । साधु आचार ळा प्रच्छादन रके जो 
ऐेचन करना दिखलाता है वह नष्ट समझना करना चाहिये। जो क्रय फीत 
मैथुन करता है वहु भो नष्ट होता है । जो देवलनृतिसे भ्र्थात्‌ देव पूजन . 
करके रोजी कमाई से रहता है और भार्या के विपण से जीवन निर्वाह 
करने वाला है जो कन्या फे शुल्क से जीवन-यापन करता है अथवा 
हत्री फे धनसे अपना जीवन निर्वाह करता है ये छंग्रों नष्ट होते हैं ओर 
स्वगं तथा मोक्ष के भागी. नहीं होते हैं । शास्त्र में इनको एष्ट माना गया 
है, जिसका मन सदा क्रोध से परिपूर्ण रहता है और अपने से हीन को : 
देखकर प्रकुष्ट कोप घाला हो जाता है जिसधा भृकुटियां, हमेशा तिरछी , 
ही रहा करती हैं षोर क्र द्ध. होती हैं इस तरह पाँच प्रकार के मे रुष्ट 
बताये गये हैं। ये अकाय में नित्य भ्रमण फिया करते हैं ओर घर्माथं 
में ब्यवस्थित नहीं होते हैं.। रात दिन निद्रा करने वाला, व्मसनों में 
आसक्ति रखने -बाला, मद्यपान करने नाला स्त्रियो का सेबन करते याला 
तथा दुष्ट पुरुषों के साथ सदा वार्त्ता्ाष करने वाला जो होता है 
षह सात प्रकार फा दुष्ट वताया है । अफेला हो जो मिष्ट पदार्थों 
. के खाने बाला है वह जैसे सुकर पुष्ट होता है बैसे ही पुष्ट कहा गमा है 


निगम मोर भागम एवं तन्त्रों को जो दविज न पढ़ता है ओर न पढ़ाता . : 


. ही है तथा इनका कभी श्रवण नहीं किया करता है वह पापात्मा दुष्ट” - 
इस नाम से कहा जाया करता हे।४६-५६। 


श्र्‌ ति। स्प्रृतिश्च विप्राणां नयनेद्ध विनिमिते । 
एकेनः विकलः काणो द्वाभ्यामधः प्रकोतितः ।५७ 
विवादः सोवरः साद्व पित्रोरभियकृद्धदेत्‌ । 
द्विजाधमः विज्ञे यः स चंडः, शास्त्रनिन्दितः ।५८ 


CC-0,Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` पाहमणसक्षण तथा प्राहमणफतंब्यवर्णन ] [ २४९ 


पिशुनो राजगामी च शूद्रसेवक एव च । 

शूद्रांगनागमो विप्र: स चण्डश्च द्विजाधमः ५८ 

पक्वान्नं शृद्रगेहे छ यो भुक्ते सकृदेवा । 

पंच रात्रं शूद्रगेहे निवासी चंड उच्यते ।६० 

अष्टकुरष्टान्वितः कुष्ठी त्रिकुष्ठी शास्त्रनिदितः । 

एतेः सस सदालापः स भवेतत्समोऽध मः ।६१ 

कोटवद्भ्रमण यस्य कूव्यापारी कृपंडित: । 

'अश्चानाच्च देदुध मंमग्रवृत्तिः प्रधावति ।६२ 

अविमुक्तं परित्यज्य योऽन्यदेशे वसेच्चिरम्‌ । 

स द्विधा शूक रपशुनिन्दतः सिद्वसम्मतः ।६३ 

कपोलेन हि.संयुक्तो अ्रकूटीकुटिलाननः । 

नृपद्दन्डयेद्यस्तु स दन्डः समदाहूत ।६४ 

श्रूति और स्मृति ये दोनों विग्रों के नेत्र निमित्त किये गये हैं। जो 
इन दोनों में से एक रहित होता है बह काण (काना) होता है और 
दोनों से हीन होत! है वह उग्धा ही होता है ।१७। जो अपने सगे 
भाइयों के साय बियाह किप्रा फरता है और जो अपने माता पिता के 
साथ उनका अप्रिय कमे करता है या अग्रिय बचन बोलता है वह अघम 
हिज होता है, वह चण्ड कष जाताह और शास्त्र में परम निन्दित कहा 
गया है।५८। जो पिशुन, राज गामो, शूद्र, सेवक तथा शाद्रांगना .के 
समागम वाला विप्र होता है । वह मधम हिज चन्ड कहा गथा हे ।५६। 
शुद्र के घर में जो एक वार भो पक्वा खाता है और पाँच रात्रि तक 
शूद्र के यहाँ निवास करने जाला है वह भी चण्ड कहा जाता है ।६०। 
आाठ प्रकार के कुष्ठों से अन्वित, कुष्ठ वाला निकुष्ब्री और शास्त्र 
इसके साथ-साथ सदा वारत्ताला। करने वाला होता हे वह उसके समान ' 
ही अधम होता है (६१) कीट फी भांति जितका भ्रमण होता हे औरजो 
कुत्सित ब्यापार करने वाला तथा घमन्डित होता है एवं अज्ञान से 


धमं के विषय में बोला करता है ओर अग्र वृत्ति होकर जो प्रधान 


करता है, जो अवियुक्त फा त्याग करके बहुत समय तक अन्य देश में 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ! 


न 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३६० ] [ भविष्य पुराण 
. निवास किया करता है वह दो प्रकार का शूकर पशु होता है यह सिद्ध 


सम्मति निन्दित हुआ करता हूै।५२-६३। कपील से संयुक्त अर्थात्‌ 


` ग्रालो का फुलाने वाला तथा भृकुटियों की कुटिलिता से युक्त मुख बाला 
- अर्थात्‌ भौहे तिरछी करने वाला जो एक राजा की भाँति दण्ड किया 
. करता है वह दण्ड कहा गया है ।६४। 


ब्रह्मस्वहरणं कृत्वा नृपमेवस्त्रमेव च. । 

घनेन तेन इतरं देवं वा ब्राह्मणानपि ।६५ 

सँतपंयति योऽश्नाति यः प्रयच्छति यः वा क्वचित्‌ । 
स खरश्च पशुषे छ सवं देशु निन्दितः ।६६ 
अक्षराभ्यासनिरितः पठत्येंवन चुष्यते 
पदश्ञास्त्रपरित्य क्तः रुदेवाग्रतो यतः । 

स नीच इति विसेयो ह्यनाचारस्तथापरः ।६८ 
षडगुणालंकृतेः साधोदोषान्मृगयतेखलः 

वने पुष्पझलाकीण शलभः कटकानिव ।६६ 

देवेन च विहीनो यः कुसंभाषां वदेत्त यः। 

स वाचाल इति ख्यानो यो ह्यपत्रतायुतः ।७० 
चांडाले। सहः आयापा पक्षिणां पोषणें रत! । 
मार्जारेश्चापि सभु क्ते यत्कृत्यं मकंटादितस्‌ (७१ 
तृणच्छेदी लोष्टमर्दी बृथा मांसाशनश्च य! । 

चपलः स तु विज्ञ यः परभार्यारतस्तथा ।७२ 
ब्राह्मणों के घन का हरण करके राजा तथा देवता की सम्पत्ति फा . 


शपहरण करके उस घन से इतर देवता अथवा ब्राह्मणों की तृप्ति किया 


करता या खाता है अथवा उसका कभी कहीं दान करता है वह पशु में 
श्रेष्ठ खर समस्त वेदों में निन्दित होता है ।६५६६। जो अक्षरों के ही 
अभ्यास करने में निरत रहता है केवल पढ़ा ही करता है उसे बिल्कुल 
भी समझता नहीं हे वह पद शास्त्र से परित्पक्त पशु ही होता है, इसमें 


लेश मात्र भी सशय नहीं है ।६७। जो गुर ओर देवता के आगे भी 
CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ब्राहमणलक्षण तथा बरहा ग कतंव्य-वणन ] [ २५१ 
कहता तो कुछ बोर है मोर करता कुछ और ही है वह नीच होता है 
तथा दूसरा आधार से रहित होता है ।६८। छे प्रकार के गुणो से 
विभूषित साघु के भी जो खल दोषों को खोजा करता है, वहु खल ही 
होता है। यह इसी प्रकार से होता है जैसे पुष्प और फलों से समाकीणं 
वन में शलभ काठो की ही खोज किया करता है ।६६। जो देव से 
बिहीन है और जो बुरी झाषा बोला करता है वह वाचाल लज्जा से 
रहित हुआ करता ।७०। जो चाण्डाजों के साथ आलाप करता है, 
जो पक्षियों के पोषण करगे में रतिं रखता है, जो बिल्लियोंके साथ बैठ 


, कर भोजन करता है, जो मकटों जैसे कृत्य किया करता है जो तृणों का 


छेदन करने वाला है जो लोष्ठों फा वृथा मर्दन करने वाला है बौर जो 
मांस का अशन करूने वाल होता है तथा पराई स्त्री में रति किया 
करता है वह चपल जानना चाहिये ।७१-७२। 
स्नेहोव्दतंनद्दीनो री गंधचन्दनवानित्‌ः। 
नित्यक्रिया कुर्वाणो नित्यं स मलीमसः ।७३ 
`` अन्यायेन गुह विर्देव्यायेत गृहान्धनम्‌ । 
शास्त्रादन्यद्गृहं मत्रं स स्तेपा त्रह्मघातकः ।७४ 
देवपुस्तकपत्नानि भणिमुक्ताश्वमेव च । 
गोभमिस्वणं हरणः स ततेतोति निगद्यते ।७५ 
देवौऽपि भावमेत्पश्चान्मानुषोऽपि न संशयः । 
अन्योन्यभाबना कार्या स स्तेयी यो न भावयेत्‌ (७६ 
गरोः प्रसावाज्यति पित्राश्चापि प्रसादतः । ` 
करोति च यधाह च स स्वगे महीयते ।७७ 
न पोषयति दुष्टात्मा स स्तेयों चपर: स्मृतः ।७८ 
उपकारिजनं प्राप्य न करोति परिऽक्रयास्‌ । 
स तप्तमरके शेने शोणिते च पतत्यध। ।७८ 
सर्वेर्षा च सवर्णानां घ्संतो ब्राह्मणः प्रभु: । 
पृथिवीपालको राजा धर्मचक्षुरदाहृयः ।८० 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२५३ ] १ | अधषिष्य पुराण 

जो स्नेहु-तैल आदि और उद्धतन उबटना आदि से हीन होता है 
जो गन्ध और चन्दन से रहित होता है, निस्य क्रिया के न करने षाला 
होता है वह नित्य ही मलीमस होता हैं ।७३। जो अन्याय से गृह को * 
प्राप्ति करे और अन्याय पूर्वक घरोंको तथा धन को पाता है एवं शास्त्र 
के विरुद्ध गृह और मन्त्र को जो पाता हैं वह ब्रह्म घातक स्तेयही होता 
है ।७४। देवता,पुस्तक रत्न-मणि, मुक्ता, अश्‍व गौ भूमि और सुवणं 
का हरण करने वाला स्तेयही कहा जाता है ।७४॥ देव भी भवित करना 
- चाहिए ओर पीके मनुष्य भी सावित करे इसमें संशय नहीं है। अन्योन्य 
भावना करनी चाहिए! जो भावना नहीं करता है बहु स्तेयी होता . 
हैं।७६। गुरु के प्रसाद से जय होता है मोर माता-पिता के प्रसाद सेभी 
जय हुआ करता है चेट यथार्थ रहता है और स्वगं में प्रतिष्ठित होता | 
है ।७७। जो दुष्टात्मा पोषण नहीं करता है वह दूसरा स्तेयी झह गया 
है ।७८। जो उसका जीवन को प्राप्त करके उसकीपरिष्फरिया नहीं करता 
है अर्थात्‌ उसका प्रत्युपकार नहीं किया करता है बह तप्त नरक म 
शिरता है ओर रुधिर में उसका अधः पतन हुआ करता है ।७६। समस्त 
सवणा का घम से ब्राहमण ही प्रभु होता. है । पृथिवी का पालन करने 
वाला राजा धमं की चक्षु कहा गया है।८० . 

प्रजापतेमु खोदभतो होरातंत्रे यधोदितस्‌ । 

तद्विदो गणनाभिज्ञा अन्यविप्राः प्रचक्षते ।८१ 

गङ्गाहीनो हतो देशो दिप्रहीना मया क्रिया । 

होराज्ञप्तिविहीनो यो देशोऽसो विप्लप्लग्र ।८२ 

अपदोपा यथा रात्रिरनादित्यं यथा नभः। 

तथाऽसवित्सरो राजा भ्रमत्यथ इवाध्वनि ।८३ 

स्थापयेद्धमंतो विप्र भावयेत्कमंबृद्धये । 

इमभ्‌ युक्तो द्विजः पूज्य पूर्यो विप्रस्तु श्मश्नू लः ।८४ 

-प्रत्यकप्रदशंनात्पुण्य त्रिदिन कल्मषापहम्‌ । 

दशंलेज्ञाच्यत्रिभर्म०सू्या 5 दनि ८५ 


शि... उकार शार्ट पाका ल्याला खळाळ बचत 7 पा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


. ब्राह्मण लक्षण तथा ब्राहमण कर्तव्य वर्णन ] ' [ २५३ 


न ब्रात्यत्वं सूर्यविप्रे पृजयेद्यज्ञसिद्धये । 

ज्योतिवेदस्याधिकारः सूर्य विप्रस्यःवे द्विजाः ।८६ 

जातिभेदाश्च चत्वारो भोजक कथकेस्तथा। ` 

शिवविप्र सूर्यं विप्रश्चतुर्थ परिपठ्यते ।८७ 

प्रजापति के मुख से उद्भूत ब्राह्मण होता है जैसा कि होरातन्क्न में 
कहा गया है । उसके जानने वाले गणना के अभिञ्च होते हैं । अन्य विप्र 
कहे जाते हैं ।ब१। जो देश गज्भा नदी से. हीन होता है वह हत कहा 
गया है जिस प्रकार से विश्रों से हीन क्रिया हृत हुआ करतौ हैं। जो 
होरा फ़ी शप्ति से विहीन देश होता है यह दिल्लवों का प्लव होता है 
।८२। जो रात्रि प्रदीपो से रहित होती हे और जो नव आदित्य से 
रहित होता है उसी प्रकार से असास्त्वत्सश राजा मार्ग में अस्वे की 
भाँति भ्रमण किया करता है ।८३। धर्म से. विप्र को स्थापित करना 


. चाहिए और कर्मों की वृद्धि के लिए भावित करना चाहिए जो दि 


श्मश्नूओं से युक्त हो उसकी पूजा करनी चाहिए । श्वभ्रूल विप्र सूयं 
होता है ।८४। प्रत्यक्ष दर्शन करने से पुण्य होता है और तीन दिन 
तक करते रहने से कल्मषों का अपहरण करने वाला होता है । व्रात्य 
संशा को प्राप्त होने वाले विप्र के दर्शन में सूयं का. दर्शन करने पर 
विशुद्धि हुमा करती है ।८५। सूय विप्र में ब्रात्यत्व नहीं होता है। 
यशी की सिद्धिके लिए पूजा करनी चाहिए । हे द्विजों ! सूर्य विप्र की ही 
ज्योतिवेदं का अधिकार होता है। जाति के भेद चार होते हैं। भोजक 
छत्यक, शिव विप्र और चौथासूर्य विग्र परिपठित किये जाते हैं ।८६-८ 

कथको मध्वमस्तेसां सूर्य विप्रस्तथोत्तम: । 

 शिवलिक्धाचंनरतः शिवविप्रस्तु निदित ।८८ े 

सुर्य विप्रस्य विप्रस्य वेद्यस्य च नृपस्य च । 

प्रवासयेदक्षतेन सपुत्रपशुबांघव: । 

अवध्यः सर्वलोकेषु राजा राज्येन पालयेत्‌ ८३ 

वसुभिदस्त्रगधाद्यं माल्येएच विचिधे रपि। 

देवचङ्गविद पूज्या होराचक्रविदः परा ।३० 

CC-0.Panini Kariya Maha Vidyalaya Collection. ' 


Digitized by arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२५४ } . [| भविष्य पुराण 

सूयं चक़्विद्रः पूज्या नावमन्येत्कथेचम । 

सिद्धयृद्धि' धनद्धि च य इच्छेदायुषा स्मय । 

गणविप्रसम! पूज्यो देंवज्ञः समुदाहृतः !2१ 

जाते वाले निरूप्ये च लग्नग्रहनिरूपणम्‌ । 

संस्थानं सूर्यविप्रो यः सूर्येविप्रस्य सत्त॑माः। 

द्विमात्रिकाँ ससभ्यस्य सर्वदफलं लभेत्‌ ।द२ 

उन चारों में कत्यक जो होता हैं वह मध्यम द्वोता है और जो 
सूयं विप्र होता है वह उत्तम माना गया है। शिवलिंग के अचंन में 
रत रहने वाला जो शिव विप्र होता है वह निन्दित हुआ करता है ।८८। 
सूय, विप्र-व्य विप्र और नुपका पशु पुत्र और बन्धवों के सहित अक्षत 
से प्रवास कर देना चाहिये । राजा समस्त लोगों में अवध्य होता है। 
उत्ते राज्य से पालन करना चाहिये ।८द। वसुओं ( घनों ) के द्वारा 
तथा वस्त्र और गन्धों के द्वारा एवं माल्यों के द्वारा जो कि विविध 
प्रेकार के हों, देवचेक्र फे ज्ञाता विद्वान्‌ और होराचक्र के वेत्ता विद्वान्‌ 
पूजन के योग्य होते हैं ।६०। जो सूये चक्र के प्रान रखने वाले होते हैं 
वे पूजा में योग्य हुआ करते हैं उनका कभी शी अपमान नहीं करना 
चाहिये । यदि सिद्ध, ऋद्धि ओर धन की ऋ आयु के तुल्य ही चाहते 
हो तो. उनकी पूजा आवश्यक होतो है । गण वप्र के समान ही दैवज्ञ 
विप्र पूज्य कहा गया है ।६१। बालक के उत्पश्त होने पर लग्न आर ग्रहों 
का निरूपण करना चाहिये । हें श्रेष्ठवगं ! सूः विप्र का जो संस्थान है 
बह सूय विप्र होता हे । 'द्विमात्रिका का भरो-भाति अभ्यास करके 
समस्त वेदों के अध्ययन-अध्यापन का फल प्राप्त किया करता है।६२। 


. _\ गुरुजन माहात्म्य वर्णन ।! 
चतुर्णामिपि वर्णानां नान्यो बघुः प्रचक्षते । 
_ ऋतेः मित्त्व 8, तीस स्त; 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
गुरुजन माहात्म्य वर्णन ] [ २५५ . 
त्रयोऽपि गुरवः श्र ष्ठास्ताभ्यां माता परो गुरुः। 
ये सोदारा ज्येष्ठा श्रेष्ठा उत्तरीत्तरतो ग्‌ रु: ।२ 
द्वादश्यां तु अमावस्यामथ वा रविसंक्रमे । 
वासांसि दक्षिणा देया मणिमुक्ता यथारुचि ।३ 
अयने विपुवे चेव चन्द्रसूयंग्रहे तथा । 
पराप्ते चापरपक्षे तु भोजयेच्चाप शक्तितः ।४ 
पश्चात्प्रवदयेत्पादौ मत्रणानेन सत्तमः । 
धिवदव्नादेव सवंतीथं लभेत्‌ ।५ 
स्वर्गेपवर्ग प्रदनेकमाद्य' ब्रह्मस्वरूपं पितरं नयामि । 
यतो चगत्पश्यति चरुरूप । 
तं तपंयामः सलिले स्तिलेयुचे: ।६ 
पितरोजनय तीह पितरः पालय: ति च । 
पितरो ब्रह्मरूपा हि तेभ्यो नित्यं नमोनमः ।७ ` 
श्री सूतजी ने कहा--चारों वर्णों का अन्य कोई भी बन्धु नहीं 


कहा जाता है । है हिज श्रष्ठो ! पिता हो एक परम बन्धु होता है । 


पिता के विना अन्य कोई बन्धु नहीं है, यह नैगमी स्मृति है ।१। ये तीनों 
ही गृरुगण श्रेष्ठ होते हैं बोर उन दोनों से माता परमंगुरु होती है । जो 
सोदार भोर ज्येष्ठों में श्रेष्ठ हैं वे उत्तरोत्तर के गुरु होते हैं ।२। द्वादशी 
अथवा नमावस्पा में अथवा रवि के संक्रमण के दिन में वस्त्र दक्षिणा 
देनी चाहिये और अपनी रुचि के अनुसार मणि और मुक्ता भी देने 
चाहिये ।३। अयन, विषुव में, चन्द्र तथा सूयं के ग्रहण - में अपर पक्ष 
के अनुरूप भोजन भी करावे ।४। हे सत्तमा ! इसके पीछे इस निम्न 
मन्त्र के द्वारा चरणों कीं वन्दना करनी चाहिए । विधि-विधान के साथ 


वन्दगा करने से हो समस्त तीर्थों के फल को प्राप्त किया करता है 
।५। मन्त्र यह है, स्वगं ओर अपवग ( मोक्ष ) के प्रदान करावे प्राप्त 


आद्य ब्रह्म के स्वरूप से युक्त पिता को मैं प्रणाम करता हूँ जिससे जगत्‌ 


. चारों रूप को देखता है उनको मैं तिलों से युक्त सलिलों के दवारा तृप्त 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२५६ ] OR प. [ भविष्य पुराण ` . 


करता हूँ ।६। इस समास में पितर उत्पन्न किया करते हैं और पितृ- 
गण ही पालन भी करते हैं | पितर ब्रह्म के रूप वाले हैं अतः उनके 
लिये नित्य ही बार-वार नमस्कार है ।७। 

यस्माइजयते लोकस्तमा दर्मः प्रवतते । 

नमस्तुभ्यं प्रिया साक्षात्ब्रह्मरूप नगोऽस्तुते ।८ 

या कुक्षिविरे कृत्वा स्वयं रक्षति सर्वतः। 

नमामी जननी देवीं परां प्रक्तितरूपिणीम्‌ !४ 

कृच्छेण महमा देव्या धारितोऽहं यथोदरे । 

न्वत्प्रसाद ज्जयहृष्ट' मांतरनित्ये नमोऽस्तुते ।१० 

पृथिव्यां यानि तीर्थानि सागरादीरि सर्वेशः । 

बसन्ति यत्र तां नौमि तातर भूमिहेतवे ।११ 

गुरुदेव प्रसादेन लब्ध्वा विद्य! यशस्करी । 

शिवरूप नमस्तस्मे मंसाराणंवशतरे ।१२ 

बेद बेदागं शास्त्राणां तत्व यत्र प्रत्ष्ठतम्‌ । 

आधार सर्वभूतानांभग्रजन्मन्नमो5स्टू ते ।१३ 

_.. ब्राह्मणों जगतां तीर्थ पावन परमं यतः! ` 

भूदेव हम में पाप विष्णुरूपिनमो5स्तु ते ।१४ ` 

जिससे लोक विजय प्राप्त किया करता है ओर जिससे धमं प्रवृत्त ` 
होता है, हे पिता ! हे साक्षात्‌ ब्रहम स्वरूप आपके लिये नमस्कार है, 
आपको मेरा प्रणाम है ।८। जो अपनी कुकि के विवर में रखकर- 
स्वयं सवं प्रकारसे मेरी रक्षा करती है उस एरा प्रकृति के स्वरूप वाली _ 
ˆ देवी जननी को मैं नमन करता ।&। देवी ने बड़े ही कष्ट से जिस 
तरह मुझे अपने उदर में धारण किया था, हे माता यह समस्त जगत्‌ . 
मैंने आपके ही प्रसाद (प्रसन्नता) से देखा है। अतः मैं नित्य ही प्रणाम 
करता हूँ ।१०।'पृथ्बी मण्डल में जितने भी तीथं हैं मोर सब बौर 
सागर आदि हैं .ये संब यहाँ पर निवस किया करतें ' 
` उस अपनी देवी माता को भूमि हेतु के लिए नमस्कार करता 


CC-0.Panini Kanya Maha Ms Collection. 


Digitizedby Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
गुरुजन माहात्म्य बर्णण | [- २५७ 
।११। गुरुदेव के प्रसाद से मैंने यश प्रदान करने वाली विद्या को प्राप्त 
किया है । शिव स्वरूप हे गुरुवयं ! इस संसार रूपी अणंव से पार 
- होने के सेतु के लिए आपके लिए मेरा शत-शत बार प्रणाम है ।१२। 
जो पर भेदों के अङ्ग स्वरूप हैं, जहाँ शास्त्रों का तत्व प्रतिशित 
रहता है, हे अग्रजन्मन्‌.! भापके लिए मेरा प्रणाम है ।१३। ब्राह्मण सम- 
स्त जगत्‌ का तीर्थं है क्योंकि यह परम पावन होता है । हे भूदेव ! हे 
विष्णु रूपिद पाप को हरण करो । आपके लिए मेरा नमस्कार है 
!१४। 

कनिष्ठ तारहस्तं स्यादुत्तम पञ्चरविशतिः । 

सर्वोत्तम च द्वातरिशच्चतुषकोणे महाफलम्‌ ।१५ 

पुरद्वारं च कतेव्यं भतुरख्रः सम भवेत्‌ । 

अष्टकोण' न कतंव्यं न्रिपुप च कलौ युगे ।१६ 

सुरवेश्मनि यावती द्विजेन्द्राः परमाणवः । 

तावद्रषंसहस्राणि स्वर्ग लोके महीयते ।१७ 
४ कतू शगुण प्रोक्तमापातर्पारपालकः। 

पतितान्युदधरेद्यस्तु प सवं फलमश्नुते ।१८ 

पतितं पतमानं च तथाद्ध मफुटित तथा । 

समुद्धृत्य हरेवेश्म द्विगुण कलमाप्नुयात्‌ । १० 

पतितस्य तु यः कर्ता पतमानस्य रक्षिता ।, 

विष्णोरधितलस्येव मानदः स्वगंभाग्वेत्‌ ।२० 

यः कुर्याव्दिण्णुप्रासादं ज्योतिलिगस्य वा क्वचित्‌ । 

सूर्यस्यापि विरिकेऽच गुर्गायाः मीधरस्य च ।२१ ` 

अब देवायतन के निर्माण कराने के विषय में बतलाते हैं कि कनिष्ठ 


देवालय तारहस्त होता है जो कि पञ्च विशति उत्तम होता हे । बत्तीस 
सर्वोत्तम होता जो चतुष्कोण हो तो उसमें मह।न्‌ फल होता है 


।१%। पुरद्वार चतुरल ओर सम करना चाहिए । इस कलियुग में अष्ट- 
कोण त्रिपुर नहीं बनबाना चाहिए ।१६। देवायतन में हे (द्रजेन््रगण | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


क by Arya अ Foundation Chennai and ९१० चिष्य पुराण 
जितने भी परमाणु होते हैं उतने सहस्र वषं तक वह मन्दिर निर्माता 
` स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त किया करता है ।१७। जो देवालय के कराने 
वाला होता है उससे दश गुना आपत एरिपालन कहा गया हैं.। वह जो 
भी पतित हो गये हैं उन सबका उद्धार कर देता हे । वह सम्पूर्ण फलकी ' 
प्राप्ति किया करताहे ।१८। पिरे हुए या गिरने वाले तथा आधे टूटे-पूरे 
, हुए हरिके आयतनका भली-भाँति जीणोंड्रार किया करता है वह दुगुना 
फल प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है । नृतन बनवाने की अपेक्षा 
जीणं देवालय के उद्धार का ढिगुण फल मिला करता है ।१६। पतित 
का जो कर्त्ता है और पतमान होने वाला है उसकी रक्षा किया करता है, 
` . वह मानव विष्णु .के भधस्तल का ही स्वगं भाक्‌ होता है ।२०। जो 
विष्णु के प्रासाद को बनवाता है अथवा ज्योतिलिग के प्रसांद को 
करता है, सूर्य, ब्रह्म दुर्गा ओर. श्रीधर के प्रसाद की रचना करता है ' 
वह करोड़ों कल्प तक स्वर्ग वासी होता है।२१। 
स्वयं स्वक्रुलमुद्धृत्य कल्पकोटि वसेद्दिवि । . 
स्वर्गाद्भ्रष्टो भवेद्राजां धनी पूञ्यतमोपिवा ।२२ न 
देवीलिद्धेषु योनौ वा कृत्वा देवकुल नर: । | 
` स्मरत्वप्राप्तुयोल्लोके पूजितो दिवि सबंदा ।२३ 
प्रावृटूकाले स्थितं तोयमग्निष्टोमफलं लभेत्‌ । 
शरत्कालस्थितं तोयं यज्ञतोयाद्विशिष्यते ।२४ 
निदाघकाले पानीय यस्य तिष्टति वापिन! । 
स्वगं गच्छेत्स नरकं न कदाचिद्वप्नुयात्‌ ।२५ 
एकाहं तु स्थितं तोयं पृथिव्यां हिजसत्तमाः । 
कुलानि तारयेत्तस्य सप्त सप्त पराणि च।२६ 
पूर्व पिपृकुले सप्त तद्वन्मातृङ्ुले द्विजाः । 
चतुर्दशमिदं ज्ञेयं शतलेख ततः श्यूणु: २७ 
पितुरुध्वे कुलंविशं मातुरुध्वं कूल तथा । 
तद्वत्परं बिजानीयाद्भार्यायाः पञ्च एव च ।२८, 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ETO SCIELO SEES SEES i” 


गुरुजन भिही त्म्ये बैणेने २०११ Foundation Chennai and sade il २५६ 


देवायतन के निर्माण कराने वाखा चाहे किसी भी एक देवता के आलय 
की रचना करावे अपने कुशक्षा उद्धार करके करोड़ों कल्प पर्यन्त स्वग 
लोक में निवास किया करता है । जब स्वगं का उपभोग उसका समाप्त 
हो जाता है तो वह फिर यहाँ मानुष लोक में जन्म ग्रहण करके राजा 
घनी या पज्यतम हुआ करता हे ।२२। जो मनुष्य देवी के लिङ्गों में 
अथवा योनि में देय कुल को करता है वह लोक में समर के स्वरूप को 
प्राप्त किया करता है और सव॑दा स्वर्ग में पूजित होता है।२३। वर्षाके 
समय थें जिसकीबापी (बावडी) में तोय (जल) स्थित होता है वह अग्नि 
ष्टोम के फल को प्राप्त करता है। जहाँ जल शरत्काल में स्थित रहता . 
वह यज्ञ तोयसे भी विशेषता रखता है।२४। जिसकी वापी में ग्रीष्म ऋतु 
में जल स्थित रहा करता है निर्माण कराने वाला मानव स्वगं में 
बला जाता है और उसे नरक कभी भौ प्राप्त नहीं होता है ।२५॥ है 
द्विजश्रेष्ठो ! पृथिवौ मण्डल में एक दिन भी स्थित बहने वाला जल उस 
निर्माता के सात पूर्व के ओर आठ आगे होने वाले कुलों का उद्धार कर 


दिया करता है ।२६। पहिले पितृकुल में सात भोर उसी भाँति मातूकुल 
मे सात इस तरह से चोदह कुन साथ जाते हैं। अब शत लेख का अवण 


करो ।२७। पिता के क्व के बीस कूल तथा इसी प्रकार से माता के 
ऊध्वं कूल ओर इसी भाँति अपनी भार्या के पाँच समझने चाहिए ।२८। 


पङ्च वे मातृतश्नास्य पितुर्मातामहे कले । 
पच॑ पचं बिजानीयान्तातृ मातामहस्य च ।२८ 
` गुरोः पितृक ले पंच तस्य मातृकुले तथा । 

आचर्यंस्य क ले इन्द्र' दशराजकुलस्य च ।३० 
"राज्ञो मातामदकुले पंच चैव प्रकीतिताः।' 
एकोत्तरं शयकुल परिसंस्यातमेव च ।३१ 
आत्मना सह विप्रेन्द्रा उद्धार: समतः स्मृतः । 

क्‌ ्याद्देवाचंन तीर्थ स्वडिमुक्ते दशाणं वे! । ३२ 
समुद्धरेस्क लत श्रणु विशकुलं द्विजः । । 
पञ्ण पंञ्ग च पिश्रोश्‍ग पितुमाता हस्य 'ग ।३३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


बा by Arya Samaj Foundation Chennai and i 
मातुर्मातामहस्येव जाति दन्द्रदामुहृतस । 
` गुरोः सन्तानके इन्द्र तद्वद्यातवसारवतो ।३४ 
परपक्षस्य चैकं स्यादेकर्विशं कुलं क्रमात्‌। 
पानींयमेतत्सकलं त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ ।३५ 
इस तरह माता के पांच और पिता मातामह कुल में पांच पाँच. 
तथा मातामह के जानने वाले चाहिए ।२4। गुरु के पितृकुलमें पाँच ओर 
उसके मातृकुल में पाँच, अचार्य के कुल में दो तथा राजाके कुल में दश 
का उद्धार कर देता है ।३०। राजा के मातामह के कुल में पांच बताये 
गये हैं । इस प्रकार से एक सौ अधिक अर्थात्‌ एक सौ एक कुलों की 
संडय़ा हो गई है।३१। हे व्रपरेगद्रगण ! अपनी आत्मा के साथ ही उद्धार 
का होता सम्मत कहा गया है तीर्थे में स्वाविमुक्त दशार्णव में देवता का 
अर्चन करना चाहिए ।३२। हे द्विज ! इस तरह शतकुल का समुद्धार | 
करना चाहिए । अब विशकुल का श्रवण करो । पाच-पाच माता और 
. पिता के ओर पिता के मातामहके तथा माता के मातामह फे इन्द्र जाति 
फो बतलाया गया है । गुरु के सन्तान में इन्द्र और इसी भांति यादव 


` सात्वत और पर पक्ष का एक इस क्रम से इक्कीस कुल होते हैं। यह 
जल सम्पूणं चराचर लोकय का उद्धार कर देता है ।३३-३१। 


पानीयेन विना वृत्तिलॉके नास्तीति कहिचित्‌ । 
वारस्वस्थ पुष्पखडं तोये पतमि यावतीं ।३६ 
तावत्कालं वसेत्स्वगे चान्ते बृह्यत्वमाप्नुयात्‌ । 
तस्मात्तोयोपरि गुहु प्रसादोर्पाप वर्जयेत्‌ ।३७ 
सूयं रश्मियुतं यद्व ततोयं तु विनिदितस्‌ । 
चन्द्ररश्मिविहीन यन्नामृतत्वाय कल्पते ।३८ 

: दस्मादृदणगुणं कुन्डे स्माह शगुण द्वदे । 
देवानां स्थापनं कुर्यादविभुक्तफलं शुभम्‌ ।३६ 
सुस्थितं दुस्थित वापि शिवलिंगं न चालयेत्‌ । 


चालनाद्रौरवं याति न स्वगं न च स्वर्ग भाक्‌ ।४०. 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


विष्य पुराण 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
गुरुजन माहात्म्य वर्णन ) [. २६१ 
उच्छन्ननगरप्रामे स्थानस्यागे उ विप्लचे । 
पुनः संसा रकर्मण स्थापयेदविचा रयन्‌ ।४१ 
बाहुदंत दिघ्रतिमा विष्णोश्चान्यस्य सत्तमाः । 
न चालयेत्स्थापिते च विप्रबृक्ष न चालयेत्‌ \४२ 
पानीय के बिना लोक में कहीं भी वृत्ति नहीं होती है। जब तक 
'वारस्वस्थ पुरुष खण्ड जल में गिरता है तव तक वह स्वगं में निवास 
किया करता है और अन्त में ब्रह्मात्व की प्राप्ति करता है । इसलिए 
तोय (जल) के ऊपर गृह और प्रसाद के ऊपर गृह वर्जित रखना 
चाहिए ।३६-३७। जो तोय सूर्य की रश्मियों से युक्त होता है वह तोय 
विनिन्दित होता है । जो चन्द्रमा की रश्म्रियों ( किरणों ) से बिहीन 
होता है वह अमृतत्व के लिए कल्पित नहीं होता है ।३८। इसमें दश ` 
गुना कुन्ड में ओर उससे दश गुना हर में देवो को स्थापना करना 
चाहिए बह अविमुक्त फल शुभ होता है ।३६। सुस्थित . या दुःस्थित 
केसा भी हो शिवलिंग को चालित नहीं करना चाहिए । इसके चालन 
करने से नरक को जाया करता है ओर स्वं में नहीं जाता है बौर 
स्वगं का भागी भी नहीं होता है ।४०॥ उच्छल नगर ग्राम में, स्थान - 
के त्याग में ओर विप्लव में पुन: संसार के धमं से बिना कुछ पिचार 
किये हुए स्थापन करनी चाहिए ।४१। हे त्तमा ! विष्णू क्षी या 
अन्य की बाहु हस्तादि प्रतिमा नहीं चालित करनी चाहिए ओर स्थापित 
करने पर विप्र वृक्ष को भी चालित न करे ।४२। न 
केशवं हरिवृक्ष' च मधूकं किंशुकं तथा । 
नाकाले स्थापयेञ्जातु चालनाद्‌ब्नह्महा भवेत्‌ ।४३ 
देवालयस्य पुरतः कुर्यात्युष्क रणीं द्विजाः। 
ब्राह्मणानां समाजे च राजद्वारे चतुष्पथे ।४४ 


- देवार्थ ब्राह्ममणार्थं च सुखं कर्याच्च सवंत: । 
पश्चिमे पुष्टिकामं तु उत्तरे सरवंकामद्स्‌ ।४५ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation नग and eGangotri 
२१२४] 55 . भविष्य पुराण 
याम्ये स्वार्थ न कवींत कोण तु नरक भवेत्‌ । 
मुखं प्रकल्पयेन्मध्ये केचित्त रलघनम्‌ (४६ 
कर्याददणिपूव तु अक हस्तप्रमाणत: । 
` तडागे तु फलाहस्त हस्तिक हृसयेत्क्रमात्‌ ।४७ 
तृप्ये हस्तं नलिन्यादावतो हीनं न कारयेत्‌ । 
'गततृणं कला हस्तं तडागेऽत्र प्रचक्ष्यते ।४८ ` 
' हीने हीनतरं क लाढस्तमानेम ह्वासयेत्‌ । 
पूपस्तथा खदिर एव कार्यः । 
श्रेपणि को धात्रिसमुदृवश्च ।४. . 
केशव, हरि वृक्ष, मधूक ओर किंशक को अकाल में कभी स्थापित 
न करे और इनके चालन फरने से ब्रह्महा होता है ।४३। हे द्विजा। । 
देवालय के आगे के भाग में पुष्करिणी बनवानी चाहिए । ब्राह्मणों फे 
समाज में, राजद्वार में और चतुष्पथ में पुण्करिणी होनी चाहिए ।४४। 
देवों के अथं में और ब्राह्मणों के लिए सव प्रकार से सुख करे । 
पश्चिम में पुष्टि काम को ओर उत्तर में समस्त फामवाओं के देने बाला 
होता है ।४५॥ याम्य दिशा में स्वार्थ महीं करे मर कोण में करने से 
नरक होता है । इसका मुख मध्य में प्रकल्पित करे । कुछ विद्वान्‌ इसे 
उत्तर लखुन कहते हैं ।४६। बारह हाथ के प्रमाण से दक्षिण पूर्वे में 
करना चाहिए । तड़ाग में कलाइस्त फ्रम से हस्तिक का ह्लास क्रे 
।४७। तृप्य में नलिन्यादाव से हाथ हीत नहीं करावे । गत्त तृण कला 
हस्त इस तड़ाग में कहा जाता है ।४५। हीन में हीनता करे मर हस्त 
के मान से ह्यास वाला बनावे । खदिर का, श्रै पणिक अथवा घाती से 
समुत्पत्त यूप कराना चाहिए ।४८। 


ग्राहुति होम संख्या वर्णन 
अस्य यज्ञस्य यन्मानं तत्त, तेनेव योजयेत्‌ । 
नदातेत इतो एस्तामाउसातं,त यरेत ।१ 


[ss आन 33३3 3}Qनज\(\(३\v३ku् un a ju ् 


शी दिस) by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
आहुति होमसंख्या बर्णन | - [ २६३ 

शतार्धं प्रथमं मनं शतसाहुस्रमेव च। 

अयुतं च तथा लक्षं कोटिहोममत्त: परम ।२ 

अतः परं तु विभवे राजा वान्यो द्विजोत्तमाः । 

न स सिद्धिमवाप्नोति अयागफलभार्भवेत्‌ ।३ 

विपाक कर्मणाँ सवं नरः प्राप्नोति सवंदा । 

शुभाशुभायतो नित्यं घ्राप्तोत्ति मनुजः किल ।४ 

युक्ताश्चापि ग्रहास्तत्र नित्यं शांतिकपोष्टिके । 

तस्मात्प्रत्नतो भक्त्वा नित्यं पूजा यथाविधि ¡५ 

अदुभुते च तथा शान्तिक कर्याद्भ क्तिसमन्वितः। 

तस्माद्ग्रहाभिजनितं शुभाशुभफल खलु । 

अदूतेषु घ सवषु अयतु कारयेन्नरः । 

होम तथाभिएुचितं पोष्टिके काम्यकमंणि ।७ 

इस अध्याय में यज्ञपरुता होते से आहुति ओर होम को संख्या 
तथा मान का निरूपण किया जाता है | श्री सूत जी ने कहा-जिस 
यज्ञ का जो मान होता हे उसे उस ही मान के द्वारा योजित करना 
चाहिये । जो यज्ञ बिना मान के किया जाता है वह हत हो जाता है 
इसलिए मान का त्याग कभी नहीं करे।१। इस यज्ञ का प्रथम मार्ग 
एक शत होता है। फिर शत सहन वाला मान होता है । अग्रुतमान 
ऊपर तो विभव होने पर राजा हो या कोई भी अन्य हो, हे द्विजो- 


` तम ! जो भी करता है वह सिद्धि को प्राप्त नहीं होता है और याग 


के फल का भागी भो नहीं हुआ करता है ।२। इस संसार में मनुष्य 
सवदा कर्मों के समस्त विपाक को प्राप्त किया करता है। मनुष्य इसी 
से नित्य शुभ ओर अशुभ फल पाया फरता है ।४। -वहाँ शान्ति ब 
पौष्टिक कमं में नित्य ही यह युक्त होते हैं । इससे भक्ति के भाव से 
प्रयत्न पूवंक यथाविधि पूजा करनी चाहिये ।५। भौर भदृभुत में भक्ति 
से समन्वित होकर शान्ति करे । इससे ग्रहों से अभिजनित शुभ मौर 


. झशुभ फल निश्चय ही होता है।६। समस्त अद्भुत बड़े मनुष्य को . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२६४१ by Arya Samaj Foundation Ge and भविष्य पुराण 
अयुत शराना चाहिए । पौष्टिक काम्य कमे में अपनी अभिरुचि के अनु- 
सार होम करे ।७। र 

लक्षहोमं कौटिहोमं राजा कुर्याद्यथाविधि । 

अन्यः शतादिकं कुर्यादयुत विभवे सति ।८ 

ग्रहाणां लक्षहोमस्तु कोटिहोमस्तथा कलौ । 

निधिसोमं चाभिचारं तन्न कुर्याद्‌गृहश्चमी ।२ 

यत्र यत्र जपः कार्यो होमो वा यत्र कुत्रचित्‌ । 

मानं चेवं.कर्तव्यं भानादो चाष्टकं न्यसेत्‌ ।१० 

युग्मं साध्यं न कतंव्यं युग्मतो भवदिशेत्‌ । 

लक्षे सक्षतालसंख्या कोटिहोमे च विशितिः।११ 

एकन्निंणंद्दिनेर्वापि न कुर्यात्यद्यय ववचित्‌ । 

आपं भद्टित्रसहत्रः स्याग्दितोंभऽष्टसप्रकः ।१२ 

'पञ्चाहे च समारं भे सहल जहुयादबुधः ।१३ 

द्वितीयेऽहिन द्विसासस्र' तृतीये तु सहस्नकम्‌ । 

गणसाहस्रक तर्य पशुचाहे शेषमी रितम्‌ ।१४ 
 राजकोलक्ष होम ओर कोटि हीम विधि के अनुसार करना 
चाहिए । अन्य पुरुष को शयादिक होम करना चाहिए | यदि विभव हो 
तो अधुत भी करे ।। ग्रहों का लक्ष होम होता है और कलियुग, में 
कोटि होम करना चाहिये । निधि होम मर अभिचार जो होता है उसे | 
गृहाश्रमों को नहीं करना चाहिए ।३। जहाँ-अहां पर जप करे अथवा: : 
जहाँ कहीं होम करे। ओर मान नहीं करना चाहिएँ । मानादि में अष्टक 
का न्यास करना चाहिए ।१०। युग्म साध्य को नहीं करे युग्म से भय 
क्षादिष्ट होता है । लक्ष में: सप्त को संख्या होती है .और कोटि होम 
में बीस की संख्या है ।११! अथवा इकत्तीस दिनों में करे । इसका _ 
और द्वितीय में आठ सहस्र होता है तृतीय में सहन है । ग्रहों से 
साध्य विधि कहीं गई है । पांच दिन के समारम्भ में बुध को एक सहल 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
घाहुति होमसंख्या यर्णन- | [ २६५ 
“का हवन करना चाहिए । दुसरे दिन में भी दो सहत्त तथा तृतोत. दिनमें 
सहस्र करे । चौथे में गुग साहस्त करे ओर पांचवे में शेष कहा गया हे 
(१२-१४ 

नवाहे कल्तेल्लक्षमेकेकांगं दिने दिने । 

पंचमे च तथा षष्ठे कुले भागद्रयाधिकस ।१५ 

कोटिहोमें च तिथ्यंगे शतभागेन कल्पयेत्‌ । ` 

नन्यूनं नाधिकं कार्य मेतन्मानमुदाहृतस्‌ ।१६- 

नित्यमेकं दिने दद्यात्पृथड्‌ नित्यं न चाररेत । 

स समाज जपेन्नित्यं पञ्चतारेण स्विष्टकृत ।१७ 

अयूते लक्षहोमे च कोटिहोमे च सर्वदा । 

प्रथमे दिवसे कुर्यादेवमानां च स्थापनम्‌ ।१८ 

महोत्सवे द्वितीये तु वलिदानं तथेव च । 

तर्यहसाध्ये त्रिरात्रः पूर्ण कृत्वा विसजँयेत्‌ ।१६ 

. पञ्न्राहे तु तृतीथेऽहन'गलिदानं प्रशस्यते । 

सप्ताहे चाष्टदिवसे भवाहें पञ्चमेऽहनि ।२० 

पञ्चादे द्वादशाहेतु दृवाजिषत्षोड5शोहनि । 

इतोऽन्यथा न कुदीस नात्र यज्ञफलं लभेत्‌ ।२१ 

नवाह में लक्ष की कहपना,करे ओर दिन-दिन में एक-एक अङ्गको 
करना चाहिये । पांचवे अर छठवें कुल में भाग द्वय से अधिक करना - 
चाहिये ।१५। तिय्यंङ्क कोट होम में शतभाग से करनी चाहिए । न 
तो न्यूंन ही करे ओर न अधिक ही करना चाहिए । इस तरह इसका | 
, मान बताया गया है ।१६। दिन में नित्य एक को देना चाहिए । और 
` नित्य पृथक आचरण नहीं करना चाहिये । उसे पञ्च तार से स्विष्टकृत्‌ 


होकर समाज में नित्य जप करना चाहिए ।१७। अयुत होम में लक्ष 
होम में, और कोटि होम भें सवंदा प्रथम दिवस में देवताओं का स्थापन 


करना चाहिए ।१५। दूसरे महोत्सब में बलिदान करे । तीन दिन, में 
साध्य में ओर तीन रात्रि में साध्य. होने“ वाले पूर्ण करके विसर्जन 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


क 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` २६६ ] A [भविष्य पुराणं 
करे ।१४। जो पञ्चाहृ याग हो उसमें तीसरे दिन में बलिदान प्रशस्त ' 

कहा जाता है। सप्ताह में आठवें दिन भें गौर नवाह में पाचवे दिन में 
करे ।२०। षञ्चाह में, द्वादशाह में बत्तीस षोडश दिन में करे । इससे 
अन्यथा कभी नहीं करना चाहिए । विपरीत करने पर यज्ञ के फल की 
प्राप्ति नहीं होती है ।२१। 


। कुण्ड संस्कार वर्णन । 


कुण्डनामथ संस्कारे वक्ष्ये शास्त्रमतं तथा। 
असंस्कृते चाथहानिस्तस्मात्संक्ृस्य होमयेत्‌ ।१ 
` अष्टादश स्यु संस्काराः कुण्डानां तत्र दशिता: । 
तारेणावेस्तयेत्स्थानं कुशतोयेः प्रसेचयेत्‌ ।२ 
त्रिसूत्रोकरण पश्चाद्वृत्तसूत्र निपातयेत्‌ । 
वारेण कीलकं दद्यान्नारसिहेन कुश मूलस्‌ ।३ 
जिहवां प्रकल्पश्चात्तस्मादरिन समाहरेत्‌ । 
त च ग्लेच्छगुहादरिन न शूद्रनिलयात्क्वचित्‌ ।४ 
नदीपरवंतशालाभ्यः स्त्री हस्तात्परिवजे येत्‌ । 
सस्कृत्य हरिगृहणीयात्रिधा कृत्वा समुद्धरेत्‌ ।५ . 
तमर्गिन प्रतिगहणींयादात्मनोऽभिमुख यथा । 
वहिनबीजेन मतिमाङछवबीजेन प्रेक्षयेत्‌ ।६ 
वागोश्वरीमृतुस्ततां वागीश्चरसमायतास्‌ । 
ध्सात्वा समीरणं दद्यात्काममुत्पद्यते ततः ।७ 
इस अध्याय में कुन्डों के संस्कार के विषय में शास्त्र के सत का , 
वर्णन तथा अष्टादश कुन्हों के संस्कार का वर्णन किया जाता है । क्षो ५ 
सूतजी ने कहा--इसके अनन्तर मैं कुण्डों से संस्कार में शास्त्र के मतको 
बतलाळ'गा। जो कून्ड असंस्कृत होता है उसमें होम करने से हानि 
हुआ करती है, इसलिए कुन्ड-का संस्कार करके ही होम करना चाहिए 
।१। बहा छठ व्हजो ते अत्राम हिज़लारे गये हैं। तार के दा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
फुन्ड संस्कार का बणंन | ` _ : - [९६७ 
स्थान का अवेक्षण करना चाहिये और कश के जल से प्रसेचन करना 
चाहिये ।२। इसके पीछे त्रिसुतीकरण करे और वृत्र सूत्र का _निपाठन 
करना चाहिये। बार से कीलक देवे और नारसिंह यन्त्र के कुडमल 
देवे ।३। इसके पश्चात्‌ उसमें जिह्वा को प्रकल्पत करना चाहिये और 
उसमें अग्नि का समाहरण करे । किसी म्लेच्छ जाति वाले के घर से 
ओर किसी भो शुद्र के घर से कभी अग्नि नहीं लेनी चाहिए ।४। नदी, 
पवंत मोर शाला से तथा स्त्री के हाथ से अग्नि का लाना परिबंजित 
करना चाहिये । पहिले संस्कार कराफे परिग्रहण करना चाहिये । और 
तीन भाग करके समुद्धृत करे ।५ उस अग्नि को अपने अभिमुख 


करके प्रतिग्रहण करे | मतिमान पुरुष को वहिन बीज से और शिष 
बीज से प्रोक्षण करना चाहिये ।६। वागीश्वर से समागत ऋतु स्नान 


करने वाली वागीश्वरी का ध्यान करके समीरण (वायु) देना चाहिये 

जिससे क्षि बह अच्छी तरह से ययेच्छ उत्पन्न हो जाती है।७। 
कालबोजन चशान्याँ यानाबरिन विनिक्षिपेत्‌ । 
पश्चातुदेवस्य देव्याश्च दद्यादाचमनीयकस्‌ ।८ 
हितृपिङ्गल दहदह पदमुग्ममुदीर्यं च । 
स्सनाज्ञापय स्वाहा मन्त्रोयं हैहिनपूजने (६ 
बह्विवहिषि गंयक्ताः सादियाँताः समिन्दिवः । 
बहिनतन्त्राः समुहिष्टा ब्दिजानां मन्त्र ईरितः।१० 
जिह्वास्तास्त्र विधा: प्रोक्ता यज्ञदत्तेन सत्तमाः । 
हिरण्याप्राज्यो होमेषु होमयेत्संयतात्मकः ।११ 
न्रितध्वक्तेयंत्र होमं कणिकायां च होमयेत्‌ । 
कनकास्यातु कृष्णास्याद्धिरण्या शुभता तथा ।१२ 
बहुरूपातिरूपा च सात्विका योग कर्मसु । 
विश्वमूतिस्फुलिगिन्धौ घूमवर्णा यनोजवा ।१३ 
लोहितास्यात्करालास्यात्कालीभासस्य इत्यपि। 


एला; सप्त: नियु लीत चिज्ञेताः क्र रकमंसु ।१४ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


र Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ००8 otri 
२६८ [ अदिव्य पुराथ 
काल बीज से ईशान दिशा की योनि में उन अग्नि निक्षिप्त 
फरे । इसके अनन्तर देवी और देव को आचमनीय देना चाहिये ।५। 
हे पितृ पिगल.! दहन करो दहन करो, इंस तरह पन्च युरम फो कह- 
कर अर्थात्‌ पच-पच इसे दो वार कह कर हे सर्वज्ञ! स्वाहा को माझा 
दो, यह वहिन के पूजन में मन्त्र होता है ।६। वहिन बहिष से संयुक्त 
सदियान्त और सविन्दु बहिन के मन्त्र जभदुदिषट हुए हैं । यह द्विजों का 
मन्ध कहा गया है ।१०॥ त्र जिहवा तीन प्रकार की कही गई है । 
हे सत्तमाः ! आज्य (घृत) होमो में संयतात्मक, होकर हिरण्या का 
होम करना चाहिये. ।११। जहाँ. पर विमध्यक्तों से होम होता है वहाँ 
कणिका में होम करना चाहिये । कन्या ही, कृष्ण होवे, हिरण्या हो 
तथा शुभ्रता होवे ।१२। वहुरूपा, अग्निरूपा और सात्विका योग कर्मों « 
में होती है । विश्वमूर्ति, . स्फुलिमिनी, धूम्र वणं वाली, मनोजया 
क्र-र कर्मो में जाननी चाहिए ।१३-१४। ; 
सभिद्भेदेषु या जिहरास्तास्तु तेनेव योजयेत्‌ । 
. हिरण्यामाज्यहोमेषु होमयेत्संयतात्मकः ।१५ 
त्रिमध्वक्तैर्थथा होस कणिकाया च होमयेत्‌ । 
ुदधक्षीरेण रक्तायां नेत्यिकेषु प्रभा स्मृता ।१६ 
. बहुख्पा पृष्पपोमे कृष्णा चान्नेन पायसः । 
इक्षु होमे परागा सुवर्णा पद्यहोमके ।१७ 
लोहिता पद्महोमें च श्वेता वं विल्पत्नके! । 
घमिनी तिलहोमे च काष्ठहोमे करालिका ।१८ 
लोहितास्या पितृहोमें ततो ज्ञे या मनोजवा । 
वेश्वानरं स्थित होमे समिद्धोमेंबु सत्तमा ।१६ 
समानमाज्यहोमे च निषण्णं शेषवस्तुषु । 
आस्यातु जुहुयादवहनो प्रिपत्ति सर्वकर्मसुः।२० 
कर्णहोमे तु वें व्याधि वे तद्दूवयमोरितस्‌। 
नासिकायां मनः पींडा मस्तकेऽध्वा न संशयः ।२१ ` 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGahgotri 


कुण्ड सस्कार वर्णन | | [ २६९ 


समिधाओं के भेदों में जो जिहवा है वे उसी फे द्वारा योजित करे। 
आज्य होमोंमें संयत आत्मा वाला होकरहिरण्यमयको होम करनाचाहिए 


।१% श्रिमध्यक्तों से होम को कणिका में होमना चाहिये । रक्ता में शुद्ध 
क्षीर से करे और मैत्यिकों में प्रमा कही गई है।१६। पुण्य होम में बहु 
रूपा जिह्वा होती है'। अन्न के द्वारा गोर .पायस से होम में कृष्णा 
होता है । इक्षु के होम में पद्मराग! ओर पद्म होम में सुवर्णा होती 
है ।१७। पदम होम में लोहिता और बिल्व पत्रों के द्वारा किये जाने वाले 
होम में श्वेता हो तो है । हिलों के होम धूमिनी और काष्ठ के होम में 


कराला कडी गई है।१८। पितृहोम मे लोहित स्या और इसके अनन्तर 
मनो अवा जाननी चाहिए । होम जो समिद्ध हों उनमें हे सत्तमाः 
वेशवानर स्थित होम में रहते हैं ।१४। आज्य होम भें समान है और 
, शेष वस्तुओं में निषण्ण रहते हैं। बहिन में आस्य से हवन करना चाहिये 


जो कि समस्त कर्मो में पालन करता ।२०। कणं होम में व्याधि होतीं 
है । नेन्न में भी उसी तरह कहा गया हैं । नासिका में मन की पीड़ा 


ह है और मस्तक में मागं होता है, इसमें लेशमात्र भी संशय नहीं, 
।२१। 
गुह्य विपत्करं चेव तस्मात्तत्र न होमयेत्‌ 
साधारणमथो वक्ष्ये वहन जिहराश्य कीतिताः।२२ 
प्रवक्ष्यामि विधि कृस्नं यद्विशेष पुनः. गलश्च । 
घृताहुतो हिपण्याख्या गगना पाणिहोमतः ।२३ 
वक्रा ख्याता महाहोने कुष्णाभ सा क्रतो मता । 
सुघ्रभा मोदकविधो व रूपातिरूपिकाः।२४ . 
पुष्पपत्रविधौ होमे वहने जिह्वा, प्रकीतिता । 
` न वा संकल्पयेत्कुण्डे शृप्राकरविभेदतः ।२५ 
इन्द्रकोष्ठ मस्तक स्यादीक्षाग्नेये ग मस्तके । 
तत्काष्ठपाइवंद्बे तरे दवो करो श पद्मात्‌ ।२६ 
अविशिष्ट भवेत्पुटुच मध्ये गोरदसम्भदस्‌ । 
उदरे होमयत्पुष्मिमन्नं पायसकं च यत्‌ ।२७ 
CEC-0.PaniniKanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai १९ भवि tri 


२७० ष्य पुराण 
हुत्वा ब्रीहिंगणं तत्र कर्णे पुष्पाहुतिं हुनेत्‌ । 
. बामदक्षे वामनेत्रे हुनेदब्जादिक बुध: ।२८ | 
गुह्यमें विपत्ति करने वाला होताहे इसलिए उप्तमें होम नहीं करना 
चाहिये । अब तक्र वहित की जिह्वा के विषय में विशदतया कह दिया 
गया है । अब साधारण बताया जाता है ।२२। जब मैं पूर्ण विधि को 
बतलाऊ गा । जो कुछ विशेष है उसे पुनःश्रवण करो। घृताहुति में हिरण्या 
नाम वाली होती है । पाणि होम में गणना है।२३। महा होम में उमका 
कही गई है । क्रतु में वह कृष्णाभा मानी गई है । मोदक विधिमें सुप्रभा 
होती है। बहुरूपा और अति रूपिका पुष्प पत्र विधि वाले होम में वहिन 
की जिहवायें परिकीत्तित की गई हैं। अथवा शुद्रकारके विभेदसे कुन्डमें 
' संकल्पन नहीं करना चाहिए ।२३-२५। इन्द्रकोष्ट मस्तक होती है और 
ईशाग्नेय मस्तक होते हैं । तत्काष्ठ पाएवमें दो नेत्र सौर पद कम सेदो 
हाथ होते हैं ।२९ा और मध्य में उदर से सम्भव वाली अविशिष्ट पुच्छ 


होती है। उदर में पुष्टि अन्न और पायस का होम करना चाहिए (२७ 
वहा ब्रीहिगण का हवन करके वहाँ कणं मे पुण्णा हति का हवन करना 


चाहिए । बुध पुरुष को चाहिए कि नाव कण में ओर बाम नेत्र में अब्ज 
आदि का हंवन-करे ।२८। 


श्रवणे चेव नेत्र च दक्षिणे चेक्षुदण्डकस्‌ । 

वामपादे वातकरें अभिचारेषु शस्यते।२८ 

मारणे पुष्पदेशे तु न चान्यं होमयेत्ववचित्‌ । 

विपर्करं विजानींयाहंनि सवे विनाशक्ृत्‌ ।३० 
चन्द्रनागरुकपू रपापलापू थिकानिभ! । 

पावकस्य सुतो गन्ध संमन्तात्सुमहोदय! ।३१ 

प्रदक्िणस्त्वक्तकल्पा गन्राका शिथिला शिखा । 

शुभदा यजमानस्य राज्यस्तापि विशेषतः । ३२ 

छिनवृत्ता: शिभा क यान्मृत्युधंनपि रक्षयः । 

निर्वाप्यं मनणं विद्यान्महात्न, माक लेऽपि ण ।३३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


विवि डत निर्माण वैशेम | Chennai and | २७१ 
एवंविधेषु दोषेषु प्रायश्चित्त' समाचरेत्‌ । 
झष्टाविशाहुतीस्त्यक्त्वा ब्राह्मणान्भोजयेत्ततः ।३४ 


भूलेनाज्येन जुह्यज्जुहुयात्पञचचविशतिम्‌ । 
महास्नानं प्रकतंब्यं त्रिकालं हरिपूजनम्‌ ।३५ ` 


दक्षिण श्रबफ ओर नेत्र में ई के दण्ड का हवन करना चाहिएं। 
याम पाद भोर वाम कर में हुवन करना अभिचार के कर्मा में प्रशस्त 
माना जाता है !२४। मारण पुष्प देश में अन्य किसी को कभी भी 
हवन नहीं करना चाहिए । ऐसा हवन करना विपत्ति के करने वाला 
जानना चाहिये । यह छुनि सवं विनाश की करने वाली होती है ।३०। 
चन्दन, अगरु, कपू र, पाटना यूथिका के तुल्य पावक का सुत अन्य-सब 
ओर सुन्दर महान्‌ उदय होता है £।३१। प्रदक्षिण, कल्प के त्यागने 
याली, छत्रास, शिथिला अग्नि की शिखा यजमान .को शुभ देने वाली 
होती हैं ओर विशेष करके राज्य की भी शुभदा हुआ करता है ।३२। 
छिन्न बृत्त वालीशिखा मृत्यु मोर धनका परिक्षय करती है महान्‌ घूम 
से आकुल में भी मरण को निर्वाप्य जानना चाहिये ।३३। इस प्रकार : 
के दोषों में प्रायश्चित्त करना. चाहिये अट्ठाईस, आहुतियाँ छौड़कर 
फिर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिये । मूल के द्वारा आज्य से हवन 
करना चाहिये और पञ्च विशति का हवन करे । महास्नान करना 
चाहिये और त्रिकाल में हरि का पूजन भी कराना चाहिए ।३४-३५। 


विविध मण्डल निर्माण वर्णन 


अथातो मण्डलं वक्ष्ये पुराणेषु यथोदितम्‌ । 
यदधीना भवेत्सिद्िस्तस्मात्समाहितं ।१ 


देवाः पद्मासनस्थास्च भविष्यन्ति बसन्ति डा । 
बिनाव्जं नार्चयेदुदेवमाचिते यक्षिणीं हरेत्‌ ।२ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj ग ती Chennai and gGangoftri जू 
२७२ ] भविष्य पुराण 

अतो मन्डलविच्छेद यस्मादुदशगुण भवेत्‌ । 

रजः साध्ये शतगुण केबले द्विगुण फलम्‌ ।३ 

त्रिशतं वन्दने साध्यं सहस्त्र च रजोऽष्टकस्‌ । 

रजोभिः षोडशेविवं शतशतगमन्तव्‌ ।४ 

- यन्त्रो मणो शालाग्रामे प्रतिमायाँ विशेषतः । 
महालये महायोनौ रक्तलिगे च साधिकस्‌ (१ 
` रजोयुक्त लिखेद्यस्तु पूजाकार्ये विभूतये । 
करणादिफल यस्मात्तस्मात्तपरिवर्जेयेत्‌ ।६ 
' जतुपस्र' नव व्यूह्‌ क्रोंधाण चतुविष्ठम्‌ । 

काजबीजे वज्नाभ विघ्नरांज गजाहरयज्ञ ।७ 

इस अध्याय में देवता परता होने से और कमं का परस्व होने से 
विविध विधि के मन्डलों के निर्माण करने कः वर्णन किया जाता है । 
श्री सूतजी ने कष्ठा--इसके अनन्तर मन्डल के विषय में बतलाया 
जाता है जैसा कि पुराणों में कहा गया है ? मन्डलों के ही अधीन 
सिद्धियाँ हुआ करती हैं अतएव इन मण्डलों दो रचना बहुत ही समाहित 
होकर करनी चाहिये ।१। देवगण पदुम के आसन पर स्थित रहा 
करते हैं। और उसी पर वे निवास भी करते हैं । इसलिये बिना कमल 
के देवता का यजन नहीं करना चाहिये । और जो बिना कमलों के. 
अचंना करते हैं उस अचना को यक्षिणी हरण करके ले आया करता 
है ।२। इससे दश गुना मन्डल का विच्छेद होता है। रज के साध्य होने 
में शतयुग थर केवल में द्विगुण फल हुआ करता हूँ ।३। वन्दन के 
द्वारा साध्य में तीन सौ गुना होता है और रजोऽष्ठवा सहत्त 
गुना फल हुंआ करता है। रजो के द्वारा, जो पोडश हो, विम्ब करन 
शत-शत और अनन्त फल देते वाला होता है ।४। मन्त्र में, मणि में, ' 


शालग्राममें भौर प्रतिमामें विशेष रूप से होता है। महालयमें महायोनिं 
- में और रक्त लिङ्ग में साधिक होता है ॥५॥ जो रज से युक्त पूजा के 
कार्य में लिखता है वहू विभूति के लिये होता है। जिसके करणादि फलही | 


CC-0:Panini Kany& Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विविध मण्डल निर्माण वर्णन ] [ २७३ 


उसे परिवर्जित कर देना चाहिये ।६। चतुर सब व्यूह होता है और 
कोञ्च प्राण चार प्रकार का होता है। कामंबीज, वैज्ञनाथ, और 
गजाह्वय नाम वाले होते हैं ।७। 

परिजाय चन्द्रबिवं व सूर्यकांत शेखरम्‌ । 

शतपंत्रंसहस्रास नवनाभ च मुष्टिकस्‌ ।८ 

पचाव्ज चेव मेनाचं कामराज च पुष्करम्‌ । 

अस्टास्त्रं चेव श्री विम्बं ज्यस्रमेव तु ।2 

चत्वारिशत्तथा पचस्ब्राधिक परिसंख्या । 

चतुरस्र कवव्यूढ वेष्णवे यागकर्मणि ।१० 

प्रशस्त चापि गोमेध क्रौञ्च घ्राण चतुविधम्‌ । 

सुभद्र चाइमेधे च नरवधे नरासनम्‌ ।११ 

स्त्र सर्वतोभद्र चतुरस्र सुभद्रकम्‌। 

कामराज तथा त्र्य्रमष्टात्र षडकस्‌ ।१२ 

शक्तानां कामपक्षे च पञ्चसिहासनं महत्‌ । 

ध्यानाचले मेरुपृष्ठ मणिमुक्ताचलेष्बपि ।१३ 

सहस्र शतपत्रं च अन्नदाने तिलाञ्चले। 

हरिबल्लभं राजसूये सोमयागेषु प्रशस्यते १४ 


. प्रारिजात, चन्द्रविम्ब, सूयंकान्त, शेखर, शतहुत्र सहस्रार, नवनाभ 
ओर मुष्टिक होते हैं ।८। पञ्चाब्ज, मेनाक, काम राज, पुष्कर, असा, 
श्रीविम्व, षडस्र ओर व्यस्त नाम ठाले होते हैं ।४। इस प्रकार से परि- 
संख्या से {तालीस वैष्णव याग कर्म में चतुरस्र नवब्यूढ़ है ।१०। गोमेष 
में क्रोञ्च ओर प्राण चार प्रकार के प्रशस्त होते हैं। अश्वमेघ में नरास- 
न होता है।११। सर्वत्र सवंतो भद्र चतुरस्र सुंभद्रक, कामराज, त्र्य, 
अष्टार और पडस होते हैं।१२। शाकतों के काम पक्ष में पञ्च सिहा- 
सन महान होता है । ध्यानाचल में,मेरु पृष्ठ होता है तथा भणि मुक्ता 


'बली में भी यही होता है ।१३। अन्नदान भोर तिलाचल में सहत्त - 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by. Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२७४ ] [ भविष्य पुराण 


आर शतपत्र होते हैं । राजसूय यज्ञ में हरिवंल्लभ होता है जो सोमयागों 
में भी प्रशस्त कहा जाता है।१४। न दे 
प्रतिष्ठायाँ सुभद्र च सर्वतोभद्रमेव च । 
जलाशयप्रतिष्ठायां विघ्नराज प्रशस्यते ।१५ 
घटप्रस्थापने चैव ग्रणाहवं तुरंगासनस्‌ । 
शतपत्रं लक्षहोमे अयुते चतुरख़कस्‌ ।१६ 
यस्य यज्ञस्य दविम्व तत्तृतेनेब योजयेत्‌ । 
` इतोऽन्यथा भयेहोषो विपरीतेष्वधोगतिः ।१७ 
द्विहस्ता चतुरस्रा च वेदिका परिकीतिता। 
चतुरंगुलोच्छायमित। षडगु लाह्यथापिवा ।१८ 
षडगु ला नवव्यू हे सवे येद्यज्ञकोविदः । 
एकांगुलसमुत्सेधः' कतंव्यस्सुसमा हित: । १४ 
क्रोञ्चप्रागे तुयहस्तं मुष्टिहस्त समुच्छितस्‌ । 
मध्यद्वये हीनकर कनिष्ठ श्यंगुलाधिकस्‌ ।२० 
कुर्यादित्िक्रमादीनमुच्छाये द्विजसत्तमाः । 
पारिजारां चन्द्रबिम्बं सूर्यकांत च शेख रस ।२१ 
ग्रहाणां पौष्टिके पक्षे बाह्मग्रामादिसाधने । 
नियोजयेत्तत्रतत्र वेदिकाचक्रन्रयभ ।२२ 
प्रतिष्ठा में सुभद्र और सवंतोभद्र ही होता है । जहाँ जलाशय की 
प्रतिष्ठा होती है वहाँ विष्तराज, प्रशस्त माना जाता है । १५) घट के 
शतपत्र में गजाह्न और तुरंगासन होता है। लक्ष होम में शतपत्र और 
अयुत होम में चतुस्तक हुआ करता है । १६। जिस यज्ञ का जो बिम्ब 
होता है वह उसी से योजित करना चाहिये। इससे अण्यथा करने पर 
दोष होता है और बिपरीत करने में अधोगति हुआ करती है । (७ 
चतुरता वेदी दो हाथ की बताई गई है । चार अंगुल उच्छाय (ऊंचाई) 
वाली अथवा छै अंगुल ऊँचाई वाली हुआ करती है ।१८ यज्ञ की विधि 
के विढातु पुरष, को तव व्यूह में है मुन इच्छाय वाली वेदिका वित 


ollection. 


Digitized. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विविध मण्डल निर्माण वर्णन | [ २७५ 


कर देनी चाहिये । भली भाँति समाहितों के द्वारा एक अंगुल का समु- 
त्सेध करना चाहिये ।१४। कोञ्च प्राण में तुयं हस्त, मुष्टि समुच्छित 
मध्यद्वय में हीनकर और १निष्ट तीन मेंगुल अधिक होता है ।२०। हे 
द्विज सत्तमाः ! दो तीन के.फ़म से उच्छाय में हीन करना चाहिये। 
पारिजात, चन्द्रचिम्ब, सूर्यकान्त और शेखर इनको ग्रहों के पोष्टिक पक्ष _ 
में तथा वाह्य ग्राम।दि साधन में नियोजित करना चहिये । वहाँ-वहाँ 
पर वेदिका का त्रय करे ।२१।२२। 
- प्रथमे मुष्टिहस्तः स्थातसम्पूण शेषमानकः। 

नवलाभे च पञ्चाब्ञ करत्रय मुदाहृतम्‌ ।२३ 

-शेषा चेव वरिष्ठा च लवली मित वेदिका । 

विज्ञया द्विजशादू ला यथाकाम्येषु योजयेत्‌ ।२४ 

अयथाव्यत्यये दोषस्त्माद्यनेन साधयेत्‌ । 

दशहस्ने चाष्टहस्ते अष्टहस्ते च षोडशम्‌ ।२५ 

मुष्टिबाहुञ्च प्रादेशं वर्धयेत्षोडशशाँक । 

हस्तोत्नेधं च कतव्य हीने हीन च ह्वसयेत्‌।२६ 

दर्पणाकारकं कुर्याद्यागके शाँतिकमणि। 

होन कुर्यात्प्रयत्नेन वप्राकारं परिस्तवे ।२७ 

निशारणेर्योनयेश्च वेदिकाँ च प्रलेपयेत । 

स्वर्ण रत्नमयस्तोयेरभिषिच्य कुशोदक: ।२८ | 

प्रथम में मुष्ट हस्त होना चाहिये जव कि शेष मान वालों के द्वारा 
सम्पूणं हो जाय। नव भाव में पञत्ताब्ज और करत्रय उदाहृत किया गया 
है।२३। और शेष वरिष्ठा, लवली भित्ति वेदिका जाननी चाहिये । हे 
दविज शादू लो | इनको यथा काम्यों में योजित फ रना चाहिये।२४। 
अथवा व्यत्यय में दोष होता है अतएव बड़े यत्न के साथ साधन करना 
चाहिये । दशहस्त में आठ इस्त में और अष्टहस्त में षोडश का साधन 
करे ।२५। मुष्टिबाहु को ओर प्रादेश को षडशोशक में वधित करना 
चाहिये । एक हाथ उत्सेध. करना प्राहिये। जो हीन हो तो उसमें हीन 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२७६ } | { भविष्य पुराण 


को ह्वासित करे ।२६। शान्ति कमं वाले योग में दपंणा कारक करना 
चाहिये । परिस्तव में वर्गाकार प्रयत्न से हीन करना चाहिये ।२७। 
निशारण ओर गोमय से वेदिका का प्रलेपन करना चाहिए । स्वणं रत्न 
से परिपूर्ण कुशोदक जल से अभिमोचन करे ।२५। 

हीनवीर्यं गवानाँ च पुरीष धेनुकं तथा । 

कपिलायाइच यत्नेन कुण्डमण्डलेपने ।२८ 

वर्जयेसशंयागेषु स्थण्डिलेषु प्रयत्नतः । 

विना सूत्र: कीलके न मण्डले नव सूत्रयेत्‌ ।३० 

तस्मात्प्रयत्तयः काय यत्सूत्र यच्च कीलकम्‌ | 

` अकहस्तमितें सूत्र मुदुलाक्षामयं तथा ।३१ 

पीतका्य खजं चेव कीलकं स्वर्णनिमितम्‌ । 

'रौप्यता म्रमयं कुर्याद्व णवे यागकर्मणि ।३२ 

गणंनायके सुतशस्त रोषेपामागं मेव च । 

ग्रहपक्षे तथेशस्य कच्छपस्य ढ्विजोत्तमाः ।३३ 

षोडशे चाकं हस्ते च तत्र नेमियुत भवेत्‌ ।३४ 

कुण्ड के मण्डलके लेपन करने के कायं में हीन वीयं गौओंके पुरीष 
( गोबर ) को तथा घनुक ओर कपिल के पुरीष को यत्न पूर्वक ग्रहण 
करना चाहिये ।२४। समस्त यागों में स्थण्डिलों में प्रयत्न पूर्वक वर्जित 
कर देना चाहिये । कीलक में सूत्रों के. बिना न करें और मण्डल में 
_ सूत्रयन,न करे ।३०। इसलिये जो सूत्र अकं (बाहर) हाय मित हो तथा 
लाक्षामय मृदु होना चाहिये ।३१। वेष्णव याग कमं में कीलक पति कायं 
खज, स्वणं निमित्त तथा रौच्य ताञ्नमय करना चाहिये ।३२। गणनायकं 
'में शेष ओर अपासगे ही प्रशस्त है। पोडश में और अकं में वहाँ 
नेमियुत होना चाहिये ।३३।३४। 


CC-0.Panini वगात मव. ग्रह. 


Digitized by स Foundation Chennai and eGangotri 


बष्य प्राण 
X:9:X 
प्रतिसर्ग पर्वं 
+x 


॥ सुदर्शनान्तनरपतिराज्यकालवृत्तांत ॥ 


भविष्याख्ये महाकल्पे ब्रह्मायषि. प राद्ध के । 

प्रथमेऽब्दे तृतीये प्राप्त वेवस्वतेऽन्तरे ।१ 

अष्टविशे सत्ययुगे के राजानोऽभवन्मुने । 

तेषां राज्यस्य वर्षाणि तन्मे वद विचक्षणः ।२ 

कल्पाख्ये इवेतवाराहे ब्रह्मब्दस्य दिन त्रये । 

प्राप्ते सप्तमुहुर्त च मनुवेवस्वतोऽभवत ।३ 

स तप्त्वा सरयू तीरे तपो दिव्यं शत समा: । 

तच्छिक्कातोऽभवत्तुत्र इक्ष्वाकुः स महीपतिः ।४ 

ब्रह्मणो वरदानेन दिव्य यानें स आत्तवान्‌ । 

नारायण पूजयित्वा हरो राज्यं निवेद्य च ।५ 

षट्त्रिशच्च सह्राणामब्दं राज्यं तदाऽकरोत्‌ । 

तस्माज्जातो विकुक्षिशच शतहीनं तदब्दकम्‌ ।६ 

राज्यं कृत्वा दिवं यातस्तस्माज्जातो रिपुञ्जयः । 

शतसोने कृतं र।ज्यं तत्ककुत्स्धसुत: स्मृतः ।७ 

इस अध्याय में मंगलाचरण के साथ प्रश्‍न करने पर सूतजी के 
हारा सुदशनाभ्त नरपति राज्य काल का वृत्तान्त वणित किया गया हे । 
शोनक जी ने कहा--भविष्य नामक महाकल्प में ब्रह्मा को आयु के 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

२७८ ) र | भविष्य पुराण 
पराद्ध क के प्रथम वर्ष के दिन में तृतीय बंवस्वत के अन्तर में अट्टाईस 
सत्युग में कौन राजा हुये ? हे मुने ! हे विलक्षण ! उनके राज के वर्षों 
को मुझसे कहो ।१। श्री सूतजी ने कहा-श्वेत घाराह नामक कल्प में 
ब्रह्माजी के वर्ष के तीन दिन में सप्त मृहूत के प्राप्त होने पर वर्षों को 
मुझसे कहो ।२। श्री सूतजी ने कहा-शवेत वाराह नामक कल्प में ब्रह्माजी. 
के वषं के तीन दिन में सप्त मुहूत्त फे प्राप्त होने पर वैवस्वत मनु हुये 
थे ।३। उस वैवस्वत मनु ने सरयू नदी के तट पर दिव्य तप करके जो 
कि सौ वर्ष तक तपस्या की थी, उसकी तपस्या के प्रभाव के उसको 
इक्ष्वाकु महीपति पुत्र हुआ था ।४। उप्त इकवाकु राजा ने ब्रह्माजी के 
वरदान से एक परम दिव्य ,यान प्राप्त किया था । उप राजा ने नारायण 
का पजन करके हरि के लिए राज को समपित करते हुये छत्तीस हजार 


वर्ष तक उस समय में राज्य किया था। उसके विकुक्षि नामक पुत्र 


उत्पन्न हुआ था । उसने झी पिता के शासनकाल से एक सौ वर्ष कम 
समय तक राज्य किया था और फिर वह स्वगे लोक में चला गया था 


उससे रिपुजन्य उत्पन्न हुआ। इससे भी शतहीन राज्य किया था। इस 

का पुत्र ककुत्स्थ कहा गया है I५।७। 
शतहीन' कृतं राज्यं ततोऽनेनांस आत्मजः। 
शतहीन .कृत राज तस्माज्जातो नृपः पृथुः (८ 
शतहीन' कृतं राज विम्वगश्वश्च तत्सुतः । 
शंतहीन' कृतं राज /तस्मादाद्रो नृपोऽभवत्‌ ।4 
शतहीन' कृतं राज भद्रारवस्तत्सुतोऽभवतु । 
शतहीन' कुतं राज युवनाश्वस्तु यत्सुतः ।१० 
शतहीन कुरां राज अ्वस्थस्तत्सुतोऽभवरत्‌ । 
सत्यपादश्च सांजातः प्रथमो भारतेऽन्तरे ।११ 
उदयादस्तपर्य तंतैन्‌ पभू मिमण्डलस्‌ । 
भुक्त नोतिपरेंदंव ्रमस्थेन च भूतले । 
शतहोन' कृतं राज वृहदश्वस्ततोऽभवत्‌ ।१२ 

- शतहीन कृतं राज तस्मात्कुवलयाशवकः। 


हतहीत छत गाज -दह्युइत्रस्तातपरुता$भवत ।१३ 


ड Di श पातिः a Samaj Foundation ghennai and eGangotri 
घुदर्शनान्त नरपति राज्यकाल बृत्ताभ्त | [ 


सहस्रहीनं राज यत्तस्मात्पश्रो निकुम्भकः। 

सहस्रहीन राज तत्संकटाइवस्तु तत्सुतः ।१४ 

इसने शतहीन राज किया फिर इससे अनेनाँस आत्मज .ने जन्मग्रहण 
किया था । इसका राज काल एक शतहीन रहा था । उससे पृथु तूप 


उत्पन्न हुआ था । इसने भी शतहीन राज किया था इसका पुत्र बिम्ब- 
गश्वे हुआ और उसने शतहीन राज किया था । उससे आद्र'नाम वाला 


सुत समुद्भू हुआ।८।5। इसने शतहीन राज किया था। इसका पुत्र भद्रा- 
श्च हुआ था । इसने भी शतहीन राज किया'था । इसका पुत्र युधनाश्‍व , 


हुआ था ।१०। इसका शासन काल भी एक सो वर्ष कम पिता से हुआ 


था । इसका पुत्र श्रवस्य हुआ था और सत्बपाद उत्पन्न हुआ था जोकि 
भारत अन्तर में प्रथम था ।११। इन राजाओं ने उदय से अस्त पयंन्त 


नीति परायण होकर इस भूमण्डल का भोग किया था। श्रवस्थ ने भूतल. 
में शतहीन राज किया था इससे वृहदशव उत्पन्न हुआ था जिससे शतहीन 


शासन किया था । इस वृहदश्व से क्रुवलयाश्वक का जभ्म हुआ था। 
इसने भी शतहीन शासन किया था। कुर्वलयाश्‍वक के हृटाश्व॑ं का जन्म 


हुआ था । इसने अपने पिता से एक सो वषं कम शासन किया था। 
इसका पुत्र निकुस्भक था । इसने भी सहस्नहीन शासन किया था । इसका 


पुत्र संकटाश्व समुत्पन्न हुआ था इसने भी अपने पिता से सहस्त वर्ष कम 
राज किया | 


सह्रहीनं राज तत्तस्माख्जातः प्रसेनजित्‌ । 
सहस्र राज तद्रवणाइवस्तु तत्सुत।१५ 
सहस्रहीन राज मन्मांधाता तत्सुतोऽभवत्‌ । 
शतहीन' कृतं राज पुरुकु सस्तु तत्सुतः।१६ 
शतहीन' कुरु राज त्रिशदद्वस्तु तत्सुतः । 
रथे यस्या स्मृता वाहा वाजिनरित्रंशवो वरा: ।१७ 
. अनरण्यस्ततो जातो हयुष्ठावि शत्सह्रकम्‌ । 
राज म द्वितोयचरणे स्मृतं सत्ययु गस्वव ।१८ 
प॒षदश्वस्ततों जातो राज षछ्ठसहस्तकम्‌ । 
तदजं भूतले कृत्वा पितृलोकमुपाययौ ।१८ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai énd Ganggtri 
२८० [भविष्य पुराण 


] 
हये इवस्तु ततो जातो विष्णुभक्तकुले नृपः । 
सहस्रहीनं राज्यं ततत्सुतो बसुमान्स्मृत: २० 
सहस्नहीन राज्यं तत्रिधन्वा तनयस्तत: । 
सहस्नहीनं राज्यं तत्ते न राज्ञा च सत्कृतम्‌ ।२१ 
सद्धुटाइच ने सह्रहीन शासन (कया था और प्रसेनिजतु नामक 


पुत्र को जन्म दिया था इसका शासन काल सहस्नहीन था । इसका पूत्र 
तद्रवणाश्च हुआ । इसने सहस्नहीन राज्य किया था। इसका पुत्र 


मान्क्षाता नाम वाला राजा हुआ था। उसने शतहीन शासन का उपयोग 
. किया था । इसका पुत्र तुरकुत्स हुआ । इसने शतहीन शासन किया था 
इसका पुत्र त्रिशदश्व हुआ था । जिसके रथ में तीस बहुत श्रेष्ठ अश्‍व 
बहन करने याले थे ।१५।१७। उपसे फिर अनरण्य उत्पन्न हुआ था जिस 
का शासन. अट्टाईस सहन वषं तक रहा था । यह सत्ययुग के द्वितोय 
चरण में कहा गया है।१८। इसके पश्चात्‌ उससे पृषदश्व ने जन्म. ग्रहण 
_ किया था जिसके शासन का कार्य काल छै सहस्र वषं था। यह इस भूतल 
में राज्य का शासन करके फिर पितृ लोक में चला गया था ।१६। 
उससे फिर हयेश्व समुत्पन्न हुआ था जो कि बुप विष्णु के भक्तों के कुल 
में हुआ । उसने सहस्नहीन राज्य किया था । उसका पुत्र वसुमान कहा 
गया है।२०। वसुमान का राज्य काल सह्नहीन था । इससे तात्वि- 


घण्वा पुत्र हुआ था । इसका राज्यशासन का समय' सहस्नहीन था । उस 
राजा ने सत्कृत किया था ।२१। 


सत्यपादः समाप्तोऽयं द्विती योभारतेऽन्तरे । 
त्रिधन्वाइच नुपतेस्त्रयारण्यस्तु वे सुतः ।२२ 
सहस्रहोन॑ राज्यं तत्कृत्वा स्वर्गं मुपाययौ । 
तस्माज्सातस्त्रांकुषच राज्यं वषसहस्रकम्‌ ।२३ 
छद्मना हीनतां जातो हरिदच॑न्द्रस्तु तत्सुतः। . 
राजयं विशत्सह्न च रोहिता नाम तत्सुतः ।२४ 
पितुस्तुस्पं कृतं राजयं हारीतस्तनयोऽभवत्‌ । 

` पितुस्तुल्यं कृतं राजयं चभूपश्च तत्सुतः ।२५ 


CC-0.Panirii Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
नर 


सुरास्ते रर्वतिंः रेधि ति" भि ३2 and क २७१ 


रिपुस्तुल्यं हि राज्यं तद्विजयो नाम तत्सुतः । 
पितुस्तुल्यं हि राज्यं तद्र रूपकास्तनियस्ततः ।२६ . 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं सग रस्तनयोऽभवत्‌ । 
` भूपारच बाहुसेनाग्ता वेष्णवा: परिकीतितः ।२७ 
भारत अन्तर में यह द्वितीय सत्य पाद समाप्त हुआ निधन्वा राजा 
का पुत्र त्रयारण्य हुआ था ।२२। यह सहरूहीन राज्य करके अन्त में 
'स्वर्ग को चला ग्रया, उससे फिर त्रिशु'क समुत्पन्न हुआ था जिसका 
राज काल एक सहस्र वर्ष हुआ था ।२३। यह छदूम से हीनता को प्राप्तः 
हुआ था । इसका पुत्र हरिश्चन्द्र हुआ था । जिसने बीस सहल्न वर्ष तक 
राज्य का उपभोग किया था। इसके पुत्र का नाम रोहित हुआ था इसने 
भी 'अपने पिता के समान ही राज्य किया था। उसके पुत्र का नाम 
हारीत था । उसका राज्य काल पिता के ही तुल्य रहा था । इसके पुत्र 
का नाम चंचुभूप हुआ | प्रिता के बराबर इसका राज्य रहा था। इसके 
पुन्न का नाम विजय था जो कि पितृतुल्य राज्य करने वाला हुआ इसके 
पुत्र तद्वूरूक हुआ था । इसका भी राज्य काल पिता के ही समान रहा 
था । उसका पुत्र सगर हुआ था। बाहु सेना का अन्त तक होने वाले 
भूप समस्त वेष्णव कहे गये हूँ ।२४।२७। 
राज्यमान कृत सम्यगभूपर्वे वेवस्वतादिभिः | 
मणिस्वर्णसमृद्धिष्च वह्लन्नं बहुदुरध कम्‌ ।२८ 
पूरणी धर्मस्तदा भूम्यां मुने सत्ययुगस्य बे। 
` तृतीयेचरणे मध्ये सगरो नाम भूपतिः ।२६ 
शिवभक्तः सदाचारस्तत्पुत्रा: सागराः स्मृताः। 
पत्रशत्सपस्रवर्ष तद्राज्यं वे मुनिभिः स्मृतम्‌ ।३० 
नष्टेषु सागरेष्वेवमसनङजस आत्मजः | 
शतहीगं कृतां राज्यं मंशमांस्तत्सुंतोऽभवत्‌ ।३१ 
शतहनं कृतं राज्यं दिलीपस्तत्सुताभवत्‌ । 
शतहीनं कृतं राज्यं तस्माज्जातो भागी रथः ।३२ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


5 ह by Arya Samaj Foundation Chennai भू २ पुराण . 
शतहीनं कृतं राजं थू तसेनेस्ततो$भवत । 
शतहीनं कृतं राजं नाभागस्तनयस्तत ।३२ 
शतहीनं कृतं राजम्बरीषस्ततोऽभवत्‌ । 
शेवा: षट्थ्‌.तसेनान्ता लाभागोवेष्णवो नृपः ।३४ 
सत्यपाद समाप्तोष्यं तृतीयो भारतेन्तरे। 
अ'लरोषेण भूपेन शतहीनं कृता पदम ।३५ 
चतुथे चरणे तस्य चाष्टादश सहल्रकम्‌ । 
` अब्दं राजं शुभ ज्ञातं कमंभूम्यां च भारते ।३६ 
` एकोनविशद्वर्षाणि राजं तत्रिशतानि च। 
शतहीनं कृतं राज सिन्धुद्वीपोऽम्व रीषजः ।३७ 
वैवस्वत आदि राजाओं ने भलो-भाति रांज्य मान लिया था । उस 
समय उसके राज्य में मणि, स्वर्ण, की समृद्धि थी । बहुत अधिक अन्न 
अत्यधिक दूध, पूर्ण धर्म उस समय में भूमि में था, हे मुने ! सत्ययुग के 
तृतीय चरण के मध्य में सगर नामधारी राजा हुआ था !२५।२ ई। वहु 
राजा सगर शिव का परम भक्त और सदाचार वाला था उसके पुत्र सध 
सागर इस नाम से प्रसिद्ध हुये थे । उनका राज्य मुनियों ने तीस सहस्र 
वर्षं तक छताया है ।३०। सागरो के नष्ट हो जाने पर असमञ्जस पुत्र 
हुआ था । इससे शतहीन राज्य किया था और इसका पुत्र अंशुमान नाम 
वाला हुआ था ।३१। इसका राज्य काल शतहीन रहा था । इसके पुत्र 
का नाम दिलीप हुआ। इसने भी शतहीन शासन किया था । इससे 
फिर भगीरथ ने जन्म ग्रहण किया था । इसका राज्य शतहीन हुआ 
इसके पुत्र का नाम श्रूतसेन हुआ था । इसने शतवर्षं कम राज किया था 
` इसके नाभाग नाम वाला पुत्र उत्पन्न हुआ था ।३२।३३। इसका राज्य 
काल शतहीन था । इसके पुत्र का नाम अम्बरीप हुआ था । श्र्‌ तसेन के 
अन्त तक यह छै राजा शैव थे केवल नाभाग भू यही एकं विष्णू का भक्त 
वैष्णव हुआ था ।३४। भारतेऽन्तर में यह्‌ तृतीय सत्य युग का पाद 


समाप्त हो गया । राजा भम्बरीप ने शतहीन पद किया घा (३५ चतुथं 
. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


नान्त by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
[न्ति नरपति राजकाल वृत्तात | . | २३ 


चरण में उसका अठारह राह्न वर्ष तक शुभ राज इस भारत में कर्म 
भूमि में जाना गया है।३६। तीन सौ डनतीस वषं तक राज्य हुआ था। 
अम्घरीष के पुत्र सिन्धुद्वीप ने शत वर्ष हीन राज किया था ।३७। 
- शतहीनं कृत राज्यमयूताइवस्ततोऽभवत्‌। 

शतहीनं कृतं राज्यमृतुपर्णस्तु' तत्सुतः ।३८ 

शतहीनं कृतं राज सचेकामो नुपस्ततः। 

शतहीनं कृतं राज कुप: कल्माषेपादकः ।३४ 

शतहीनं कृतं राज' सुदासस्तनयोऽभवत्‌। . 

तस्मादश पञ्चकध्चेव मदयन्त्या वशिष्ठजः ।४० 

शतहीचं कृतं राज हरिवर्मा ततऽभवत्‌। 

सप्त भूपाः सुदासाम्ता वेष्णवाः परिकींतिताः।४१ 

गुरुशापात्त सौदासो राज्याङ्ग गुरुवेऽपयत्‌ । 

गोकर्णलिगभक्तरच दोव: समय उच्यते ।४२ 

इसने पश्चात्‌ उसके पुत्र भयुत्ताशव ने शतहीन राज्य किया या । 
इससे ऋतुपर्घ नामधारी पुत्र हुआ था जिसने शतहीन राज किया । 
इसके सर्वकाम नामक नूप हुआ । इसका राज शतहीन था। फिर कल्माष 
पादक राजा हुआ इसने शतहीन शासन किया ओर इसके पुत्र सुदास 
हुआ था उसके अदशमक मदयश्तों से वशिष्ठ के द्वारा जन्म ग्रहण करने 
वाला हुआ था । इसने शतहीन राज किया। इसके वाद हरिवर्मा 
समुत्पन्न हुआ था । ये सुदास के अन्त तक सात भूप वेष्णव कहे गये हैं । 
सोदास ने गुरु के शाप से शाज्याँग को गुरुजी के लिये समपित कर दिया 
था। गोकर्ण लिंग का भक्त था और उस समय शेव कहा जाता 
या ।३८।४२। 

हरिवर्मा शमकजो वश्यवत्साधुपूजकः 

ऊनत्रि शत्सह्राणि यथा सप्तशतानि मं ।४३ 

हरिवर्माऽकरोद्राज्यं तस्माइशरथोऽभवत्‌ । 

पितुस्तुल्यं कृतं राज तस्मादिदरलीवयस्सुतः ।४४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


द by Arya Samaj Foundation Chennai ९५ द्य पे पुराणे 
पितृस्तुल्यं राजं भूपो विष्वासहस्ततः। 
राजं दशसहस्न तन्नियज्ञः प्राकृतो नृपः ।४५ 
तदधमंप्रतापेन ह्नावृष्टिस्तदाऽभवत्‌ । 
शतवर्षमंना वृष्टिस्सवे राज व्यनाशयत्‌ ।४६. 
यज्ञं कृत्वा वसिष्ठस्तु राज्ञोवचनतत्परः । 
यज्ञारखटवागं उत्पन्नः खट्वागं शस्त्रमुद्धहद्‌ ।४७ 
इन्द्रसाहय्यमगगमद्रालं त्रिश॑त्सह्लकस्‌ । 
कृतवा यत्र वप लब्ध्वा देवेभ्यो मुक्तिता गतः ।४८. 
खट्वाँगाप्रदी घेवाहुषच राज विशत्सहस्रकस्‌ । 
तस्तात्सुदशंनो जातो देवीपूजनतत्परः ।४६ 
हरि वर्मा शमकज था ओर वेश्य की भाँति साधु पूजक हुआ था। 
हृरिवर्मा ने उनतीस सह्र सात सौ बर्ष तक राज का उपभोग किया 
या इससे फिर दशरथ उत्पन्न हुआ था । इससे भी अपने पिता के ही 


तुल्य राज्य किप था। उसके दिल्लीवय पुत्र उत्पन्न था ।९३।५४। 
इसका राजकाल भी पिता के षरावर ही हुआ था । इससे विश्वासह 


उत्पन्न हुआ था जिसने दश सहुत्न वर्ष पर्यन्त राज्य किया था तग्ति- 
यज्ञ प्राकृत्‌ नृप था ।४५। उप्तके अधम के प्रताप से उस समय में बड़ी 
भारी अनावृष्टि हुई थी । एक वर्ष तक वृष्टि का सर्वेथा अभाव रहा 
था जिसके कारण से समस्त राज विनष्ट हो गया था ।४६।' वशिष्ठ 
मुनि ते राजी के वचन में तत्पर होकर यज्ञ किया था। उस यज्ञ से 
खट्वाग समुत्पन्न हुआ जो कि खट्वांग शस्त्र को धारण किये था ।४७। . 
तीस सह्न वर्ष तक राज्य करके इन्द्र की सहायता में चला गया था। 
वहाँ पर वरदान प्राप्त करके देवों से मुक्ति को प्राप्त हुआ था ।४८। 
खट्वांग से दीघंबाहु हुआ जिसने २० सहन वषं तक राज किया था 
उससे फिर सुदर्शन नामक उत्पन्न हुआ था जो देवी के पूजनाचंन में 
तत्पर रहता था ।४३। द 

बेषणवा दाशर्थ्यं तात्यो विख्यातसद्बलाः। . 

खटवाँगो दोघ॑बाहुश्च च वेष्णवी परिकी तितो: ।५० 


CC-0.Panini anya Maha Vidyalaya Collection. 


5 ब्रा itized by दी Samaj Foundation Chennai and eGangotri प 
सुदर्शनान्त नरपति राजकाल वृत्तान्त ] . _ | २व५ 


सुदर्शनो महाप्राज्ञः काशो राजसुतः नुप: । 
उदह्या भूपती ञ्जित्वा देवीसेवाभ्रसादतः।५१ 
. राज भारतखण्डान्त मदधद्ध मे नृपः। 

वषंपञ्चसहस्रणि राजं चक्र भूपतिः ।५२ 

स्वप्नमध्ये वचः प्रोक्तं महाकाल्या नृपाय वे। 

वत्स त्वं प्रियया साद्धें वशिष्ठादिभिरन्वितः ।५३ 

हिमालयं गिरि प्राप्व वासं कुरु महामते । 

महावायुप्रभावेन क्षयो भरतखण्डके ।५४ 

रत्नाकरः पड्चिमोऽब्धिस्तस्य द्वीपा क्षयं गताः । 

महोदधिः पूव॑तोब्धिस्तस्य द्वीपाः क्षयं गता: ।५५ 

वाडवोऽब्धि दक्षिणं च तस्य द्वीहाः क्षयं गता । 

सिमग्धिरुतरे तस्य सगरे: खनितो हिसः।५६ 

दाशरथि के अभ्त तक तीन वैष्णव , और विख्यात वात्सल्य वाले 
राजा हुये थे। खट्वाग और दीघंबाहु भो वैष्णव कहे गये है ।५०। 
सुदर्शन महान्‌ पण्डित था जो कि काशीराज का सुत तूप था । भूपतियों 


को जीतकर देवी की सेवा के प्रभाव से विजय प्राप्त की थी ।५१। इस 
बृप ने भरतखण्ड में पूणं धमं से राज किया था | इस राजा का राज्य 


काल पाँच हजार वर्ष तक रहा था ।५२। महाकाली ने स्वप्न के मध्य 
में राजा से ये वचन कहे थे कि हे वत्स ! हे महामति वाले | तू अपनी 
प्रिया के साथ वसिष्ठ आदि से अन्वित होकर हिमालय पवत पर चला 
जा और बहाँ अपना निवासकर । महान्‌ वायु का एक ऐसा प्रभाव होगा. 
कि इस भरत खण्ड का विनाश हो जायगा ।५३।५४। इसका रत्नाकार 
पश्चिम सागर हे उसके समस्त द्वीप क्षीण हो गये हैं। मतादधि पूवं 
सागर है उसके द्वीप भी क्षय को प्राप्त हो गये हैं। दक्षिण में वाडव 
` अस्व है उसके द्वीप क्षत को प्राप्त हो चुके हैं। हिमाब्धि उत्तर में है 
उसके सागर में खनित हूँ।५५।५६। _ 
ये द्वीपास्तु सुविख्यातास्तेऽपि सर्वं लय गतः। 


भारतो वषं एवासो वत्सरे सप्तमेऽह्नि ।५७ 
CC-0.Panini Kanya MahaVidyalaya Collection, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai पु 
र g y Arya Samaj Foundation ennai ह... रिपराचा 

सजीवः प्रलयं यायात्तस्मात्वं जीवितो भव। 

तथेति मत्वा स नृपः पर्वत वे हिमालयम्‌ ।५८ 

प्राप्तावान्मुख्यभूपंरच: मुख्यवेद्धिजेः सह । 

पञ्चवर्ष प्रमाणेन वायुस्तेजः क्रमाज्जलस्‌ ।१६ 

शर्करा च महीं प्राप्तास्यतो जीवाः क्षयं गताः। 

पञ्चवर्षमिते काले जलं जाता वसुन्धरा ।६० 

शान्तो भूत्वा पुनर्वायुजल सर्वेशोषयत्‌ । 

दशवर्षान्तरे भूमिः स्थली भूत्वा प्रहर्यते ।६१ 

जितने भी प्रसिद्ध द्वीप हैं हे सब क्षय को प्राप्त हो चुके हैं । भारत 
बषे ही यह है जो सातवें दिने में सजीव प्रलर को प्राप्त होगा । इससे 
तू जीवित रहे। इस महाकलौ के वचन को स्वीकार करके यह राजा . 
हिमाचल पर्वत पर चला गया था। उसके साथ मुख्य मुप थे, प्रमुख 
वैश्य थे और प्रधान द्विज भी चले गये थे । पाँच वर्ष के प्रमाण से वायु, 
तेज, जल क्रम से शकंरा मही को प्राप्त हुई और इसके अनन्तर समस्त 
जीव क्षय को प्राप्त हो गये थे। पाच वषं मित काल में इस षसुत्धरा 
पर जल ही हो गया था। फिर वायु शान्त होंकर उसने समस्त जल 
का शोषण कर लिया था। इस तरह दश वर्ष के अन्तर में यह भूमि 
स्थली होकर दिखाई.देती है ।५७।६१। 


x 


॥ त्रेता युगीय सूप बृत्ताग्त वर्णन ॥ 
वेषाखशुक्लपक्षे तु तृतीयागुरुबासरे ! 
सुदर्शना जनेः साड मयोध्यामगमत्पुनः ।१ 
मायादेवी प्रभावेण पुर सर्व मनोहरम्‌ । . 
महवृद्धि वुतं प्रातं वहवन्नं सवं रत्नकम्‌ ।२ 
दशवष सहन्नाणि राज्यं कृत्वा सुदशनः । 
्रापतादाङाएवत लोकं दिलीपस्तत्युतोऽभवत्‌ ।३ 


hint Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


घेता" गीर प पृस इ Chennai and i २८७ 


नन्दिनीवरदानेन तत्पुत्रो रघुरुत्तमः। 

दशरवंसहस्राणि दिलीपो राज्यंसत्कृत: ।४ 

राज्यं कृतं च रघुणा दिलीपान्ते पितुस्समस्‌ । 

रघुवंशस्ततः ख्यातस्तेतायाँ भृगुनन्दनः ।५ 

विप्रस्य वरदानेन तत्पुत्रोऽज इति स्मृतः । 

पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं तस्मादृशर्थोऽभवत्‌ ।६ 

पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं तस्माद्रामो हरिः स्वयम्‌ । 

एकदश सहस्राशि रामराज्य प्रकीतितम्‌ ।७ 

इस अध्याय में त्रेतायुग के भूपों का बृत्ताभ्त वणित किया जाता 
है । सूतजी ने कहा-वैशाख मास के पक्ष में तृतीय तिथि के दिन जबकि & 
गुरुवार था सुदर्शन जनों के साथ फिर अयोध्या को गये थे ।१। माया 
देवी के प्रभाव से समस्त नगर परम मनोहर हो गया या जिसमें महान्‌ 
` ऋद्धि भरी हुई थी बहुत अधिक अन्न से सम्पन्न था और सब प्रकार के 
रत्नों से परिपूर्ण हो रहा था ।२। दश सहस्न वेर्ष तक सुदर्शन यहाँ राज 
करके अस्त में शाश्वत लोक को प्राप्त हो गये थे । उसके दिलीप नामक 
पुत्र हुआ था ।३। नन्दिनी गौ से वरदान प्राप्त करने से दिलीप के उत्तम 
` पुत्र रघु नामधारी हुआ था ।दश सहस्त वर्ण तक दिलीपःने राज्य किया 
था ।४। दिलीपके अन्त हो जाने पर रघु घुपने पिता के समान ही राज 
के रुखों का उपभोग किया था । हे भृगु नन्दन ! कृत से हो त्रेता में यह 
रघु वंश प्रख्यात हुआ था ।५। विप्र के वरदान से रघु नृपति के अज 
नामक पुत्र समुत्पन्न हुआ था । इसने भी अपने पिता के तुल्य ही राज का 
आनन्द प्राप्त किया था । इसके दशरथ नामक पुत्रका जन्म हुआ था । इस 
दशरथ नुप ने पिता के समान ही राज्य भोगा था। फिर महाराज 
दशरथ के श्रीराम पुत्र रूप में अवत्तीणं हुये जो कि स्वयं भगवान हरि 
ही थे। एकादश सह्त वर्ण तक श्रो राम का राज्य काल कहा गया है।६।७। 

तस्य पुत्रः कुशो नाम राज्यं.दशसहस्रकम्‌। . 

अतिथिर्नामि तत्पुत्र कृतं राज्यं पितुः समम्‌ ।८ 

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. & 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
' र्द } ` [ भविष्य पुराण 
निबन्धो नाम तत्पुत्रः कृतं राजं पितुस्समम्‌ । 
तस्मातजातो नलो नाम त्रेतायां श क्तिपूर्वेक। छ ˆ 
पितुस्तुल्यं कृतं शज तस्मान्नाभः सुतोऽभवत्‌ । 
. पितुस्तुल्यं कृतं राज पुण्डरीकः सुतोऽभवत्‌ ।१० 
पितुस्तुल्यं कृतं राजं क्षेमथन्वातु तत्सुतः । 
पितुस्तुल्यं कृतं राजं द्वारको नाम तत्सुतः ।११ 
पितुस्तुल्यं कृतं राजं तस्मा जातोह्य हीनज: । 
पितुस्तुल्यं कृतं राजं कुरुर्नाभ सुतस्ततः ।१२ 
कुरुक्षेत्र कृतं तेन त्रेताया शतयोजनम्‌ । 
श्रेतपादस्समाप्तोष्यं प्रथमो भारतेन्तरे ।१२ 
पितुस्तु कृतं राज पारियात्राः सुतोऽभवत्‌ । 
पितुस्तुल्यं कृतं राजं वलंपालस्सुत सतत: ।१४ 


. उन भगवान दाशरथि श्री राम के कुश नामधारी पुत्र हुये जिसने 
दृश सहस्त वर्ष तक राज किया था अतिथि नामक उसके पुत्र हुआ 
तिबन्ध नामक पुत्र हुआ जो कि पिता के समान राज सुख भोक्ता हुआ | 
हैं । इससे नल नाम बाला हुआ था जो कि त्रेता में शक्ति की पूजा करने ` 
वाला हुआ था ।&। इस नल ने पिता के तुह्यं ही राज किया था । इसके 
नाम पुत्र उत्पन्न हुआ था । इसका राजकाल पिता के समान ही था । 
उसका पुण्डरीक पुत्र हुआ था। वह भी पितृ तुल्य राज वाला हुआ ।१०। 
क्षेम धन्वा उसका आत्मज उत्पन्न हुआ जिसका राज भी पिता के समान 
था । इसके पुत्र द्वारक ने जन्म ग्रहण किया शा जिसका राज पितृतुल्य 
था ।११। द्वारक. से अहीन पुत्र हुआ. इसका राज भी पिता के समान 
ही था । कुरू नाम वाला उसका पुत्र हुआ था।१२। उसने त्रेता में शत 
योजन वाला कुरु क्षेत्र किया था । भारत के अग्तर मं यह प्रथम त्रेता 
का चरण समाप्त हुआ ।१३। इसने भी अपने पिता के समान ही राज 


“था । इसका पुत्र -नारियल नाम घारी समुत्पन्न 
; शासन किया या, दा ha Vidyalaya आ ड 


च्ेतायुगी शूक कत्तानक़ दर्म Foupdation Chennai and eGarbotiर्‌ छद > 


हुआ था । उसका पितृ तुल्य राज्य रहा था । इसके पुत्र का नाम ढल- ' 
पाल हुआ था।१४। | 
__ पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं छद्मकारी तु तत्सुतः । 

पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं तस्मंदुक्थःसुतोऽभवत्‌ ।१५ 

पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं वज्रनाभिस्ततोऽभवत्‌। | 

पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं शंगनाभिस्तयोऽभवत्‌ ।१६ 

पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं व्युत्थनाभिस्ततोऽभबत्‌ । 

.पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं विञ्वपालस्ततोऽभवत्‌ ।१७ 

पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं स्वर्णनाभिस्तु तत्सुतः । 

` पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं पुष्पसेनस्तु तत्सृतः ।१८ 

पितुंस्तृल्यं कृतं राज्यं ध्‌ वसंधिस्तु तत्सृतः। 

पितुस्तुल्यं कृतं राज्य मपवर्मा तु तत्सृतः।१द 

पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं शी घ्रगन्ता त्‌ तत्सृतः। 

पितू स्त ल्यं कृतं राज्यं मरूपालस्त्‌ तत्सृतः।२० 

पित्‌ स्त्‌ ल्यं कृतं राज्यं प्रसूतश्व त उच्यते । 

पित्‌ स्त्‌ ल्यं कृतं राज्यं सुसंधि स्तनयौऽभवत्‌ । 

त्रेतापादः समाप्तोऽयं प्रथमो भारतेन्तरे ।२१ 

दलपाल का राज पितृ तुल्य था । इसके पुत्र का नाम 'उदूमकारी 
हुआ या । छट्रमकारी क! उक्य पुत्र हुआ। उक्थ का वप्त्रनामि पुत्र हुआ । 
इसके शङ्कनाभि पुत्र हुआ । उसके व्युत्थनाभि पुत्र हुआ । इसके विश्व 
पाल पृत्र हुआ । इन सवका राज काल अपने-अपने पिताओं के समान 
ही हुआ था ।१६।१७। इसके स्वर्णमाभि पुत्र उत्पन्न हुआ । स्वर्णनाभि 
का पूत्र पुष्पसेस उत्पन्न हुआ । इसके पुत्र का नाम घव सग्धि था। 
इसका पूव अपवर्मा हुआ । इसके शोप्रगन्ता पुत्र हुआ । उसके पुत्र का 
नाम मरुपाल हुआ जो कि प्रसून शत कहा जाता है। इसके पुत्र का नाम 
सुसन्धि हुआं था । इन सडका राज्यकाल' भी पिताओं के तुल्य ही हुआ 
था। यह भारतेऽन्तर में प्रथम त्रेता पाद समाप्त हुआ था ।१८।२१ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
क हत। ® 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and € भावून 
: 5 अचेष्य पुराण 
TS ३१ 


उदयादुदयं यावदाज्ञा तत्र सुसंधिना । 

पिदुस्तुल्यं कसं राज्यं भामबस्तचयस्ततः ॥२२ 
:  पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं महाऽश्वस्तनयोऽभवत्‌ । 

पितुस्तुल्यं क_तं राज्यं बृहदबालः सुतस्तः ॥२३ 

पितुस्तुल्यं क.तं राज्यं वृहदशान एव तत्‌ । 

पितुस्तुल्यं क.तं राज्यं मुरक्षेपस्ततोऽभवम्‌ ॥२४ 

पितुस्तुल्यं कत राज्यं वत्सपालस्लु तत्सृतः। 

पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं वत्स व्मूहस्ततोऽभयत्‌ ७२५ 

पितुस्तुल्यं कृतं राज्य प्रतिव्योमा ततो नृपः। 

पितस्तल्यं कृतं राज्यं सुतो देवकरस्ततः ॥२६ 

पितुसतुल्यं कृतं राज्यं सहदेवस्ततोऽभवत्‌ । 

पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं बृहदश्वतस्तो नृपः ॥२७ 

पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं भानुरत्तस्ततोऽभवत्‌ । 

पितुस्तुल्यं कृतं. राज्यं सुप्रीतकस्ततोऽभवत्‌ ॥२८ 

जहाँ तक उदय से उदय होता है वहाँ तक सुसन्धि राजा तते राज 
` 'धिता के तुल्य ही किया था। इसके मामवं पुत्र हुआ था । इसके महा 
पत्र हुंआ था । महाश्व पुत्र का नाम वृहदबाल था । इसके बृहद शान 
र हुआ । इससे मुरुक्षेप नामक पुत्र हुआ। इसके पुत्र का 8. बर 
हुआ । इससे वत्स व्यूह नाम बाला पुत्र हुआ था । न वत्स हसे प्र 
ब्यौमा पुत्र का जन्म हुआ था । ये सत अपने पिताओ के समान हो राज 
करने वाले हुये थे इसके देवकर हुआ जो पितृ तुल्य राज वाला था 
।२२।२६। उसके पु् का नाम सहदेव हुआ था । सहदेव के व 
पुत्र हुआ था । इसके पुत्र का नाम भानुरत्न हुआ था। उससे र र! 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । उन सबका राज्योपभोग अपने पिताओं 
समान हुआ था ।२७।२५। 
` _ पितुस्तुल्य कृतं राज्यं मरुदेवस्सुत स्ततः। 

पितुंस्तुल्यं कृतं राज्यं सुनक्षत्रस्ततो5मवत्‌ ॥२५ 


nya Maha Vidyalaya Collection. 


रि tized by Arya Samaj Foundation Chennai and न्य otri 
त्रतायुगीयं भूप वृत्तान्त वर्णनम्‌ } [२ 


पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं सुत केशीनरस्तत: । 

पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं राज्यमन्तरिक्षस्ततो नृप ॥३० 

पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं सुवर्णांगो नृपोऽभवत्‌ । 

पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं तस्य पुत्रो ह्यमित्रजित्‌ ॥३१ 

पितुस्तृल्यं कृतं राज्यं वृहद्राजस्ततोऽभवन्‌ ॥३२ 

पितृस्तुल्यं क्तं राज्यं धर्म राजस्ततो नप: । 

पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं तस्भाञ्जातः कृतञ्जयः ॥३३ 

पितुस्त॒ल्यं कतं राज्य तस्माञ्जातो रणञ्जयः। 

पितृस्तुल्यं कृतं राज्यं सञ्जयस्तत्सुतः स्मृतः ॥३४ 

पितृस्तुल्यं क्रतं राज्यं तत्पुत्रः शाक्यवर्धन: ! 

पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं क्रोधादानस्तु तस्सुतः ॥३५ 

. -सुप्रतीक के पूत्र नाम मरुदेव था । इसे सुनक्षत्र नामक पुत्र ने 

. जन्म ग्रहण किया था । इसके केशीनर पुत्र हुआ । इसके पुत्र का नाभ 

अन्तरिक्ष तुप हुआ थां । इसके पश्चात्‌ सुवर्णांग के पुत्र का नाम अमि- 

्रजित्‌ था । इससे वृहृदाज उत्पन्न हुआ । वृहदाज का पुत्र धर्मराज और 

घम राज से क्ृतञ्जय पुत्र हुए। क्रृतज्जय के पुत्र का नाम रथञ्जय 

हुआ । इसके जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम सञ्जय कहा गया था 

इसके पुत्र का नाम शाक्य वेर्धन था इससे फिर क्रोध दान नाम के पुत्र 

की उत्पत्ति हुई थी । ये सभी अपने-अपने पिताओं के समान ही राजय 

भोग करने वाले हुये हैं ।२६।३५। 

पितुस्तृल्य कृतं राज्यं तस्माक्षतूलविक्रमः। 

पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं तस्माञजातः प्रसेनजित्‌ ॥३६ 

पितृस्तुल्यं कृतं राज्यं तत्पुत्रः शूद्रक: स्मृतः । 

पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं सुरथस्तत्सुतोऽभवत्‌ ॥३७ 

पितुस्तृल्यं कृतं राज्यं सवषु रघुवंशजाः । 

पञ्चषष्टि पिमा भूपा देवीपूजनतत्परां ॥३८ 

हिसायज्ञपराः सव स्वगं लोकमितो गताः 

बुद्धा जाताइच ये पुत्रास्ते सव वर्णसङ्कराः ॥३६ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Sn छल 
8 | y Ary, maj Foundation Chennai and थू>भाफ्कधिष्य पुराण 


श्रेतातृतीयरणप्रारम्भेन नवतां गताः ।. 

इन्द्रे प्रेषितो भुमौ चन्द्रमा रोहिणीपतिः ।४० 

प्रयागनगरे रम्ये भूमिराज्यमचीकरत्‌ । 

विष्णुभक्तरचन्द्रमाइच शिवपूजनत्पर: ४१ . 

भायादेवी प्रसन्नार्थे शतं यज्ञमशी क रत्‌ । । 

अष्टदशसहस्ाणि राज्यां कृत्वा दिवं गतः ।४२ 

क्रोधदान के सूतुल विक्रम पुत्र का जन्म हुआ था जिसने पितृतुल्य 
राज्य किया था । इससे प्रसेनजित पूत्र हुआ । प्रसेनजित्‌ से शूद्रक की 
उत्पत्ति हुई इससे सुरथ ने जन्म ग्रहण किया । इन सने पितृ तुल्य 
राज्यों के सुख का उपयोग किया था । समस्त रघुवंश में उत्पन्न होने 
बालों ने पिता का आधा राज किया था। ये पैसठ राजा हुये हैं. जो पित्ता 
थे और देवी पूजन करने में तत्पर रहा करते ये ।३६।३८। ये सब हिसा 


यज्ञों के परायण थे और सभी यहाँ से स्वगेलोक में चले गये थे । जों : 
पूत्र बुद्ध उत्पन्न हुये वे सब वर्णसङ्कर ये ।३३। त्रेता के तृतीय चरण 


के प्रारम्भ होने से ये नवीनता को प्राप्त हुये थे इन्द्रदेव ने इस भूमण्डल 
पर रोहिणी पति चन्द्रमा को प्रेषित किया था ।४०। उसने रम्य प्रयाग 
नगर में भूमि का राज किया था । चन्द्रमा विष्णु का भक्त और शिव 
की पूजा करने में सदा तत्पर रहा करता था ।४१। इसने माया देवी 
की प्रसन्नता के लिये सौ यज्ञ किये थे। अठारह सहस्रं वषं तक यहाँ | 
पर राज सुख का अनुभव करके स्वर्गलोक को. गया था श्र 
तस्य पुत्रो बुधो नाम मेरुदेवस्य वे सुत: । 
. इलामुद्वाह्म धर्मेण तस्ताज्जातः पुरूरवाः ।४३ 
चत्‌ देशह्राणि भूमिसाज्यमचीकरत्‌ । 
उर्वशी सोऽपि स्ववश्यां समये नेव भोग्यान्‌ ।४४ 
षट्त्रिंब्च सहस्नाणि राज्यं कत्वा पुरूरवाः ।४५ 
गन्धर्वलोक संप्राप्य मोदते दिवि देववत्‌ । 
पित्‌ स्त्‌ ल्यं कृतं राज्यमायुषो नहुषस्सृतः ।४६ 


पित स्त ल्यं कतं राज्यं ततः शक्रःवमागतः । 
CCH.Ffnini KSnya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGan 


otri 
प्रेता युगीय भूप वृत्तान्त वर्णनम्‌ ३) { २६३ 


त्रिलोकी स्ववशं चक्रे वर्षमेकसहस्नकम्‌ ।४७ 

इसके पुत्र का नाम बुध हुआ था जो कि मेरुदेव का पुत्र था । इसने 
इला से धर्म विधि के साथ विवाह किया था और उससे पुरूरवा पुत्र 
उत्पन्न हुआ था ।४३। इस पुरूरवा राजा ने चोदह सहल्न वषं तक राज 
किया था! उसने भी रमय पर उबंशी नाम वाली स्वगं को अप्सरा से , 
भोग किया था ।४४। इससे आयु नामधारी पुत्र समुत्पन्न हुआ था जो 
कि परम धर्मात्मा था और विष्णु भगवान को आराधना में तत्पर रहा 
करता था। पुरुरवा छत्तीस हजार बंषं तक राज करके फिर गन्धव 
लोक में पहुँचा ओर स्वग में देवों को भाँति आनन्दोपभोग करता था 
पितृतुल्य आयु में राज किया । इसके नहुष नामक पुत्र ने जन्म प्रहण 
किया था ।४५।४६। इस राज नहुष ने अपने बराबर ही समय तक 


राज शासन किया और इन्द्र की पदवी प्राप्त की थी । एक सहस्र वर्ष 
पर्यन्त इसने त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया था ।४७। 


मुनेदुर्बांससः शापान्तुपोजऽगरतां गतः। 
पत्र्च पुत्रा ययातेश्च त्रयोस्लेच्छस्वमागताः [४८ 
हौ तथार्यत्वमापन्नौ यदुज्य 8: पुरुलधु: । 
तपोबलप्रभावेण राज लक्षान्दसमितम्‌ ।४८ 
कृत्वा विष्णुप्रसादेन ततौ वेकुण्ठमागतः। 
यदोः पुत्र स्मृ तःक्रोष्टा साज षष्टिसह्रकस्‌ ।५० ` 
बृजिनध्नस्सुतस्त्तस्माद्राण्यं विशत्सह्नकम्‌ । 
तस्मात्स्वाहाचेनः पुत्रः कृतं राज पित्‌_स्समस्‌ ।५१ 
तस्माच्चित्ररथः पुत्रः कृतं राज पित्‌स्समस्‌। 
अरविदस्सतस्तस्मात्कृतं राजः पित्‌ः समम्‌ ।५२ 
अथ धवास्ततो जातस्तेजस्वी विष्णुतत्परः। 
पित रद्धं कृतं राज तत्पुत्रस्तामसः स्मृतः ।५३ 
` पित॒स्तूत्यं कुतं राज तस्मादुशनस्सुतः। 
पित स्त त्यं कृतं राजः शीताशुकनुपोऽभवत्‌ ।५४ 
CC-0 Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


वय ग by Arya Samaj Foundation Chennai and १०० य च्य पुराण 

पितस्तृल्यं कृतं राज्य कमलांशुस्ततोऽभवत्‌ ।५५ 

पितस्त॒ल्यं कृतं राज्यं पाशवतसुतस्ततः। 

पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं जामघस्तत्सुतोऽभवव्‌ ।५६ 

महाक्रोधी दुर्वासा मुनि के शाप से नुप अजगर हो गया था। 
ययाति-राजा के पाँच पुत्र थे उनमें तीन पुत्र म्लेच्छ हो गए थे ।४व। 
दो शेष ये । वे आयेंत्व को प्राप्त हुये । उनमें जेष्ठ यदु था और लघु 
पुरु था । तपस्या कें वल प्रभाव से एक लाख वर्ष तक राज सुख भोग 
कर भगत्रान विष्णू के प्रसाद से उसके पश्चात्‌ बेकुण्ठ लोक चला गया 
था | .यदु का पुत्र कोष्ठा था जिसने साठ हजार वर्ष फ्यंग्त राज किया 
था ।४४।५०। इसका पुत्र वृजिनघ्न हुआ । उसने बीस सहस्र वर्ष तक 
राज किया था । उससे स्वाहाचंन नामक पुत्र हुआ जिसने अपने पिता 
के बराबर ही समय तक राज किया था।५१। इसका पुत्र चित्र रथ हुआ 
जिसने भी पितृ तुल्य.राज किया था । इस चित्ररथ के यहाँ अरविन्द 
नामक पुत्र ने जन्म लिया था। इसने पिता के सभान राज किया था 


।५२। इसके अनन्तर उससे श्रवा ने जन्म ग्रहण किया था जो बड़ा तेज | 


स्वी और विष्णु की भक्ति में तत्पर रहा करता था । इसने पिता के 


समय से आधे समय तक राज किया था । इसका पुत्र तामस उत्पन्न हुआ - 


था इसने षितृतुल्य राज किया था । इसके उशन हुआ, उसके शीतांशुक 
नुप पुत्र रूप में हुआ था । शीतांशु का पुत्र कमलांशु हुआ ओर फिर 
पारावत पुत्र हुआ, इन सबने अपने पिता के समंय के तुल्य ही राज सुख 
प्राप्त किया था इसका पुत्रज्ञामघ नाम वाला उत्पन्न हुआ था ।५३।५६। 
पितुस्तृल्यं कृतं राज्यं विदभंस्तत्सृतोऽभवत्‌ । 
पितृस्तुल्यं कृतं राज्यं क्राथो नाम सृतस्ततः ।५७ 
पितुस्तुल्य कृतं राज्यं कुन्तिभोजस्त्‌ तत्सृतः। 
पुरुदत्यसृतापुत्रः पाताले ब्रृषपर्वणः ।५८ 
उषित्वा नगरे तस्मिन्मावा विद्यस्तोऽभवत्‌ । 


प्रयागस्य प्रतिष्ठाने परे राजमथाकरोत्‌ ।५३ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


> 


त्रेतायुगीर सि वित्तीन्धी ब्भ 0॥५०॥०॥ Chennai and eGanotri २६५ 


दशवर्षसह्ताणि राज इत्वा दिवंगत: । . 

देबीभक्तः स नृपतिस्तत्पुत्रो जनमेजयः ।६० 

पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं प्रचिन्वास्तत्सुतोऽभवतत्‌। 

पितृस्तुल्यं कृतं राज्यं प्रवी रस्तनयोऽभवत्‌ ।६१ 

पिस्तुतुल्यं कृतं राज्यं नभस्यस्तनयोऽभवत्‌ । 

पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं भवेदस्तत्सुतस्स्मृत: ।६२ 

पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं सुय म्नस्तनयोऽभवत्‌। 

पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं पुत्रो बाहुग॒रः स्मृतः ।६२ 

इस जामघ ने भी पितृतुल्य राज किया था इसके जो पुत्र हुआ 
उसका नाम विदर्भ था और विदभं के फ्राथ आत्मज उत्पन्न हुआ था । 
इन दोनों ने पिताओं के समान ही राज किया था । क्राथ का पुत्र 
कुस्तिभोज हुआ-था ।. पुर दै त्यसुता का पुत्र था । | वृषपर्वण ने पाताल 
निवास कर लिया था। उस नगर में उसका पुत्र मायाषिद्य हुआ था । 
इसने प्रयाग के प्रतिष्ठान पुर में राज शासन किया था ।५७।५६। इसने 
दश सहस्त वर्षं पर्यन्त राज करके अस्त सें यह स्वगेलोक में चला गया 
` था। यह राजा देवी का परमभक्त हुआ है । इसका पुत्र जनमेजय हुआ 
था ।६० इसका राजकाल कभी पिता के समान ही था । इसका पुत्र 
प्रचिन्वानु हुआ था उसके प्रवीर हुआ ओर प्रवीर का पुत्र नभस्य उत्पन्न 
हुआं था फिर इसके भवद पुत्र हुआ इन सब का राज करने का समय 
अपने-अपने प्रिताथों के समान ही था। भयद का पुनर सुद्य,म्न नाम वाला 
बुपति हुआ था । इसने भी अपने पिता के समान ही राज किया था । 
इसके बाहुगर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था ।६१।६३। 

पितस्तल्य' कृतं राज्य संयातिस्तनयोऽभवत्‌ । 

पितुस्तुल्य कृतं राज्य घनयातिस्ततो>भवत्‌ ।६४ 

पितस्तल्य' कृतं राज्य मेन्द्राश्‍वस्तनयो$भवत्‌ । 

पितुस्तुल्य कृतँ राज्य यस्माद्र तिनरः सुतः ।६५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


क 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२६६ ] [ भविष्य पुराण 


पित स्त्‌ ल्यं कतं राज तत्पुत्रः सृतपा स्मृतः। 
पित स्त ल्यं कतं राज सांबरणस्तनयस्ततः ।६६ 
हिमालथगिरो प्राप्त तपः कत_ मनो दधत्‌ । 
शतबषं ततः सूर्यस्तपतीं नाम कन्यकाम्‌ ।६७ 
संवरणाय ददौ त्‌ ष्टो रविलोक' चुपो गत: । 
ततो मायाप्रभावेन युगं प्रसयमागतस्‌ ।६८ 
चत्वारः सागरा वृद्धा भारतं क्षयतां गतस्‌ । 
हिवषं सागरे भूमिरुषित्या भूधरंस्सह ।६८ 
महावायुप्रभ।वेन सागराः शुष्कता गता: । 
अगस्त्यतेजसा भूमिः स्थली भूत्वा प्रहर्यते ।७० 
पञ्चवर्षान्तरे भूमिवृ क्षदूर्वादिसंयुता । 
सूर्याज्चया च सवर्णस्तपत्या मुनिना सह ।७१ 
वशिष्ठे त त्रिवर्णश्च मुख्ये: साढंसमागताः ।७२ 


इसने भी पितृ तुल्य राज किया था। इसका तनय संयाति नाम 
बाला हुआ था इसका राज काल पिता के ही समान था । उसके घन 
याति नामधारी पुत्र उत्पन्न हुआ था । घनयाति के ऐन्द्राश्‍व पुन्न हुआ 
भौर इसके रन्तिनरसुत उत्पन्न हुआ था । इसके सुतण पुत्र हुआ ओर 
` सुतपा के संवरण न।मरक आत्मज ने जन्म ग्रहण किया था । इन सवका 
राज काल अपने पिताओं के राजकाल के समान हुआ था । संवरण ने 
हिमाचल में जाकर तप करने का मन में विचार किया था और वहाँ 
सो वर्ष तक तपस्या की थी । इस तप से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने तपसी 
नाम वाली पुत्री को संवरण के लिये दे दिया था । राजा परम सन्तुष्ट ` 
होकर सूर्यलोक में चला गया था । इसके पश्चातु माया के प्रभाव से 
प्रलय का युग-आ गया था ।६४।६८। चारों महासमुद्र इतने बढ़ गये थे 
कि यह भारत देश क्षयता को प्राप्त हो गया था । इस भूमि ने समस्त 
भ्रुधरों के सहित दो वर्ष सक सागर नि वास किया था । इसके 


Panini Kanya Maha Vidyalay ction 


द्वाप 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
र युग भ त्ता त्त है . = 
रयुगीय भूप वृत्तान्त वर्णनम्‌ . | poses 


वायु के प्रभाव से ये सागर शुष्क हुये ये । अगस्त्य के तेज से यह भूमि 
शुष्क होकर दिद्याई देने लगी थी । पांच वर्ण के अन्तर हो जाने पर 


यह 
सुयं 


समस्त भूमण्डल वृक्ष तथा दुभ आदि से युक्त हुआ था । भगवान 
की आज्ञा से संवरण तपती को साथ में लेकर मुनि वसिष्ठ और 


प्रमुख भ्रिदर्णो के साथ यहाँ आये थे ।६८६।७२। 


किया 
राजा 


X:e:¥ 
॥ द्वापर युगीय भूप बरत्तान्त वर्णन ॥ 


संवर्णश्च महीपालः कस्मिन्काले समागतः। 

लोमहर्षण मे ब्रू हि द्वापरस्य नुपांस्तथा ।१ 

भाद्रस्य कृष्णपक्षे तु त्रयोदश्यां भुगौ दिन । ` 

संवरणो मुनिभिः साह प्रतिष्ठाने समागत: ।२ 

प्रतिष्ठानं कृतं रम्यं पञ्चयोजनंमायतम्‌ ।. 

अद्वेक्रोशोन्नतं हम्यं रचितं विशवकमंणा ।३ 

बुद्धि वंशे प्रसेनस्य सक्ताया भुपतिः कृतं । 

यदुबंशे सात्वतश्च मधुराभूपतिः कृतं ।४ 

म्लेच्छत्रंशे शमश्च पालो मरुदेशस्य भूषतिः। 

क्रमेण वदिता भूपाः प्रजाभिः संहिता भुवि।५ ` 
दशवषंसह्ाणि संवरणो भूपति स्मृत: । - 
तस्यात्मजोऽयमर्चाः कृतं राज्य पितुस्सभस्‌ ।६ 

तस्य पुत्रः सूरिजापी पितुरद्धं च राज्य कृत्‌। 
सूयंयज्ञस्तस्य पुत्रः सौरयज्ञ परायणः ।७ ˆ 

इस अध्याय में द्वापर युग के होने वाले भूपों के वृत्तान्त का वर्णन 
॥ जाता है। शोनक मुनि ने कहा--हे लोमहर्षण | बह्‌ संवरण 
ए किस समस: पेंऱ्याय्रा था ह ब्ताडुवे।#े ९० कापर युग के 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai i (पुराण 
र्ण ६ । व 
> 7 करें । सूत > चे कहा-- 
तो मे मे भन करने की कृपा करें । सूतजो चे कहे 
राजाओं के विषय में मुझे वर्णन के र आ 
में त्रियोदशी तिथि के दिन शुक्रवार 


के कृष्ण पक्ष 
तके [मा था ।१।२। उस प्रतिष्ठान 


= मत्तियों के साथ प्रतिष्ठान में अ 
ला वाला परभ सुन्दर बनाया था । विश्‍व कक 
रे प कोश जितना ऊँचा हम्ये बना दिया था । हे। वृद्धि बंश में प्रसंन 
कक शं राज किया था । यदुवंश में सात्वत मथुरा का भूपति 
ba म्लेच्छ चश में एमश्रूपाल मरु देश का राजा हुँगा बा हे 
दे तरह क्रम से भूषणण इस भु-मण्डल में क्रम से बढ़ते हुये चले है 
थे सौर उनकी प्रजा भी सांथ बढ़ती रही थी ।५॥ देश सहल्ल वष त्‌ 
ठ समान ही राज किया था।६। इतका 35 सूरिजापी हु पा 
राजकाल पिता से आधा रहा या । इसका पुत्र सूरियज्ञ हुआ उ 

रयञ्ञ में परायण था छा # 
शाही कुता राज्यः तस्मादातिथ्यवधनः | र 
शतहीन कृतं राज्य हादशात्मा त तत्सृतः। 
शतहीनं कृतं राज्य तस्माजातो दिवाकरः । 

शतहीन कृतं राज्य तस्माजातः प्रभाकरः । द 

शतहीन कृतं राज्य भास्वदात्मा च तह्सुतः ! 

शतहीनं कुतं राष्य' विवस्वजज्ञस्तदात्मज: !१० 

शतहोनं कतं राज्य हरिदशवाचनस्तत:.! 

शतहीनं कतं राज्य तस्माद्र कर्तनः सुतः ।११ 

शतहोनं कतं राज्य स्तस्मादक छिमान्सुतः । 

शतहोनं क.तं राज्य तस्मान्मार्तण्डवत्सलः ।१२ 

शतहीनं कृतं राज्य मिहिराथस्तु तत्सुतः । 

शतहीन कृतं राज्य तस्मादरणपोषण (१३ 

शतहीनं कृतं राज्य तस्मादुदब मणिवत्सल: । 

शतहोनं, कूरा राज्य तस्मातंर्राणयज्ञकः ।१४ 


Nini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


उसका पुत्र भ हुआ जिसने अपने पिता . 
वर्ण राजा कहा गया था। उपमे पुत्र अर्चाङ्ग हु 


Di ei ized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्वापरडुगीय भूप वृत्ताश्त वर्णन] [ २५५ 


इस सूर्ययज्च राजा ने शत हीन राज किया था । इसके भा तिथ्य वधन 
उत हुआ । इसका राजकाल भी पिता से एक सी वपं कम हुआथा। 
इसके द्वादशात्मा नामक पुत्र ने जन्य लिया था। इसका शतहीन राज 
था । द्वादशात्मा के दिवाकार पुत्र उत्पन्न हुआ इसके प्रकार, सुत हुआ 
फिर इसके भास्तदात्मा पुत्र हुआ था । इस भास्पदात्मा के" बिवस्यञ्ज्च . 
पु हुआ । इसके हरिबश्वाचंन उत्पन्न हुआ । इसके वैकर्तन पुत्र ने जन्म 
ग्रहण किया था । इन सवका राजकाल अपने पित आओ से सौ-सो वर्ष 
कम होता चला आया था ।५।१२। वैकर्तन के अकेष्टिमान्‌ पुत्र हुआ 
जिसने शतहीन राज किया था । अकेष्टिमान के मार्तण्ड वत्सल नामक 
पुत्र की उत्पत्ति हुई थी जिसका राज शतहीन था । उसका पुत्र मिहि- 
राथं नामधारी हुआ था । इसने भी शतहीन राज किया था । इसका 
पुत्र अरुण पोषण उत्पन्न हुआ जिसने शतहीन राज किया इसके य्‌ म- 
णिवत्सल पुत्र हुआ । इसने भी एक मौ वर्ष से कम राज किया था । 
चूमणिवत्सल का पुत्र तरणि यज्ञक उत्पन्न हुआ था ।१२।१४। र 


शतहीनं कृतं राज्य' तस्मान्मेत्रेष्टिवधन: । ` 
शतहीनं कृतं राज्य चित्र भानूजेकस्तंतः।१५ 
शतहीनं कृतं राज्य तस्माद्वं राचनः स्मृतः । 
शतहोनं कृतं राज्य हुन्सयायी तु तत्सृत्ः ।१६ 
पितुस्तूल्य' कृतं राज्य तस्माद्वद प्रवर्धन: । 
शतहीनं कतं. राज्य तस्मात्सावित्र उच्यते ।१७ 
शतहीनं कतं राज्य धनपालस्ततोऽभवत्‌ | 
शतहीनं कतं राज्य म्लेच्छहन्ता सृतः स्मृतः ।१८ 
शतहीनं कतं राज्य तस्मादानवद्ध॑नः । 

शतहोनं क.तं राज्य' धर्म पालसुतस्ततः ।१८ 
शतहीनं कतं राज्य ब्रह्मभक्त सुतस्ततः । 


. शतहीनं कतं राज्य तस्माद्ब्रह्म ष्ठिवद्ध॑नः ।२० 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digit 
igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३०० 


[कतं राज्यं तस्मादात्मप्रपुजकः । 
पितुस्तुल्यं कतं राज्यं परमेष्ठी सुतस्ततं ।२१ 


, तरणि यज्ञक का पुत्र मैत्रेष्टि वर्णन हुआ था । इसका पुत्र चित्र 
भानुजक उत्पन्न हुआ । इसका पुत्र वैरोचन हुआ था । वैरोचन का हंस 
न्यायी आत्मज हुआ था और हंसन्यायी का वेद प्रवर्धेन पुत्र हुआ। 
तरणि यज्ञक से हंसन्यायी तव सबका राजकाल शतहीन हुआ था । 


केवल हंसन्यायी क़ा राज काल अपने पिता के समान था । वेद प्रवर्धन 


ने शतहीन राज किया था । इसके सावित्र नामक पुत्र ने जन्भ ग्रहण 
किया था ।१५।१७ सावित्र ने शतहीन.-राज कियो था। इसके फिर 
घनपाल नामक पुत्र हुआ । इसका राज काल भी शतहीन था । इसका 
पुत्र म्लेच्छ हन्ता हुआ, इसका उन आनम्द वर्धेन हुआ, आनन्द वर्धन 
: . का पुत्र धर्मेपाल हुआ | धर्मपाल का पुत्र हह्ममत्त उत्पन्न हुआ । इनका 


सबका राज काल शतहोन था। ब्रह्मभक्त ने अपने पिता के राज काल 
के बराबर ही राज किया था। इसके ब्रह्मं ष्ट वर्धन पुत्र हुआ, इससे . 


आत्म प्रपूजन राजा ने जन्म ग्राप्त किया था। इसका पुत्र परमेष्ठी 
उत्पन्न हुआ । इस सबने पितृ तुल्य ही राज काल का सुखोपभोग किया 
था ।१८।२१। 


पितुस्तुल्यं क.तं राज्यं तस्माहैरण्पवद्धनः । 
शतहीनं क.तं राज्यं घातृयाजी तु तत्सुतः ।२२ 
पितुस्वुल्यं क.तं राज्यं तद्िधातुभपूजकः । 

[ क.तं राज्यं तस्ता दुहिण: क्रतुः ।२३ 
पितुस्तुल्यं क,तं राज्यं तस्माह्व रंच्य उच्यते । 
पिदुस्तुल्यं क.तं राज्यं तत्पुत्रः कमलासन २४ 

पिदुस्तुल्यं क.तं राज्यं शमबर्ती तत्सुतः । 


पितुस्ते णरा सित} 


js , { भविष्य पुराण 


PRIS SS 27 * के >+ ० + 22 के अन्ना - 
DSSS SIC 5 > 
A 0 ---ट -टपटणशशाण शिशिश 


हापहपुम्ीश /भूप ^ बर्च ठ्न रर्णेम्‌००t}n Chennai and eGangoi ३०१ 


पितुस्तुल्यं कतं राज्य तस्माद्वै पितृवद्धनः । 
पितुस्तुल्यं क. तं राज्य सोमदत्तस्तु तत्सुतः ।२६ 
पितुस्तुल्यं क.तं राज्यं सोमदत्तिस्तदात्मजः। . 
पितुस्तुल्यं क. तं राज्यं तस्माइ सोमवद्धंनः ।२७ 
पिदुस्तुल्यं क,तं राज्यं राज मवतंसः सुतस्ततः । 
पिवुस्वुल्यं कृतं राज्यं प्रतंसस्तनयस्ततः ।२८ 


परमेष्ठी का हँरण्यवर्धेन पुत्र हुआ । इसमे शतहीत राज किया 
था। इसका घातृयाजी पुत्र हुआ जिसने अपने पिता के समान ही राज 
किया था । इसका पुत्र धातृप्रपूजक नाम वाजा उत्पन्न हुआ था । उससे 
प्र हिणक्रतु हुआ । उससे बैरञ्चय हुआ ।' देरञ्चय का पुत्र कमलासनं 
हुआ था । उसका शमबर्ती हुआ और झमवर्ती का पुत्र आद्धदेव हुआ _ 
था । इन सबने अपने-अपने पिताओं के समान ही राज सुख प्राप्त किया 
था ।२२।२५। श्राद्धदेव से पितृवर्घन की उत्पत्ति हुई और इससे सोमदत्त. 
ने जन्म प्राप्त किया था । सोमदत्त से सोमदत्ति सम्भूत हुआ था और 
फिर इससे सोमवद्धन नामधारी पुत्र ने जन्म लिया था । इससे अवतंस 
नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई । इसका पुत्र प्रतंस हुआ था । इन सभी 
ने पितृतुल्य राज का सुख-भोग किया था ।२६।२८। 


पितुस्तुल्यं क.तं राज्यं प राततंमस्तदात्मजः। 
यितुस्तुल्यं कतं राज्य राजमयतंसस्ततोऽभवत्‌ ।२ 
पितुस्तुल्यं क.तं राज्य समातंसस्तु तत्सुतः । 
पिदुस्वुल्यं क. तं राज्यंमनुतंसस्तदापमजः ।३० 
पितुस्तुल्यं क.तं राज्यंमधितसस्ततोऽभवत्‌ । 
पितुस्तुल्य' कतं राज्यंमभितंसस्तदारमजः।३१ 
पितुस्तुल्य क. तं राज्यं समुतँस्स्ततोऽभवत्‌ । ` 
पितुस्तुल्य' क.तं याज्यं तंसोनाम सृतऽभवत्‌ ।३२ 
CC-0.Panini Kanlya Maha:Vidyalaya Collection. 


पुराण 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai gnd Te" 
३०२ } [eR 


'पितस्तुल्य कतं राज्य दुष्य तस्तनयस्ततः। 

शकुन्तलायां तस्माच्च भरतोनाम भूपतिः ।३३ 

पितूस्तुल्य' क.तं राज्य दुष्यन्तः स्वर्गति गतः। 

भरतोनाम तत्पुत्रो देवपूजन तत्परः ।३४ 

महामाया प्रभावेन षट्त्रिशद्वषंजीवतस्‌ । 

षट्तिशाब्दसहत्नाणि नुपायुवद्धित तथा ।३५ 


प्रत'स नामक तुप घा पुत्र परान्तस उत्पन्न हुआ था । पराण्तस के 
अयन्तस ओर इसका पुत्र समान्तस हुआ; उसके पुत्र का नाम अनुत'स 
था एंगसे फिर अधित'स नामधारी पुत्र उत्पन्न हुआ । इसके पुत्र का 
नाम अशितंस था और अभितन्स का पुत्र समुतस्स हुआ । इसके यहाँ तंस 
नामक पुश्र ने जन्म लिया था । तन्स के यहाँ दुष्यन्त पुत्र की. उत्पत्ति 
हुई थी । इन सपने अपने पिताओं के समान ही 'राजकाल के सुख का 
का उपयोग किया था । दुष्यन्त तूप से शकुन्तला में भरत नाम वाला 
प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ था । दुष्यन्त ने पितृ राज भोगकर स्वगं की 
प्राप्ति की थी । भरत नामधारी. जो दुष्यन्त का पुत्र था। वह सबेदा 
देवों के यजमाचंन में तत्पर रह! करता या । महामाया के प्रभाव से 
छत्तीस वर्ष के जीवन को छत्तीस हजार तरपं की आयु वाला बढ़ा दिया 
गया था ।२३।३५। 
तस्या नाम्ना स्मृतः खण्डो भरतोनाम विश्रू त: । 
तेन भूमेविभागरुच क.तं राज्य पृथक चिरम्‌ ।३६ 
दिव्य वर्ष शत राज्य तस्माजातो महाबलः । 
दिव्य बषणतं राज्यः भरद्वाजस्ततोऽभवत्‌ ।३७ 
दिव्य वर्षशतं राज्य तस्माड्वनमन्युमान्‌ । 
अष्टादशसहस्राणि समा राज्य :प्रकोतितम्‌ ।३८ 
बृहत्क्षत्रस्ततो ह्यासी त्पितुस्तुल्य कतं पदम्‌ । 
सुहोत्रस्तनयस्तस्य पितुस्तुल्य' कतं पंदम्र ।३५ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. * 


हापि भप्तीन रः ०१।०१ Chennai and CA ३०३ 
वीतिहोत्रस्तस्य सुतो राज्य' दशसहस्रकम्‌ । 
यज्ञहोत्रस्ततो$प्यासी त्पितस्त ल्य कतं पदम्‌ ।४० 
शक्रहोत्रस्ततो जातः पितुस्तूल्य' क.तं पदम्‌ । 
प्रसन्नो भगवानिद्रस्तं नृपं स्वगमाप्तवान्‌ ।४१ 

, तदयोध्यापति: श्रीमान्प्रतापेन्दो महाबलः । 

` भारत वषभदधद्वष दणसहस्रकम्‌ ।8२ 

उस भारत नृप के नाम से ही खण्ड कहा गया है जितको भारत 
कहा जाता है। उसने भूमि का विभाग किया धा और चिरकाल तक 
पृथक्‌ राज धना दिया था ।३६। दिव्य वर्ष शत राज था उससे भहा 
बल उत्पन्न हुआ । यह दिव्य वर्ष शत राज था जिगसे भरद्वाज हये । 
यह दिव्य वर्षं शत राज था जिससे भवन मन्युम!न्‌ हुआ । इस तरह 
अठारह सहस्र वर्ष राज फहा गया है ।३६।३८। इससे वृहस्क्षेत्र था 
जिसने पिता के तुल्य पद किया था। उसका तनय सुहोत्र था । इसने 
भी पिता के तुल्य पद किया था । उसका पुत्र वीतहोत्र हुआ था जिसने 
दस सहस्न उषं तक शासन किया था । उसका पुत्र यज्ञहोत्र था । इसने 
भी पिता के समान ही पद ग्रहण किया था | इसके घाद उस यज्ञ होत्र 
के चक्र होत्र उत्पन्न हुआ जो कि पितृ तुल्य पद को पाने चाला था | 
इन्द्र ने परम प्रसन्न होकर उस राजा को स्वर्ग प्राप्त करा दिया था तथ 
अयोध्या के पति श्रीमान्‌ महाबल प्रतापेन््र ने शारतंदषं देश सहस्र वषं 

तक धारण किया था ।३४।४२। 
मण्डलकस्तस्य सूतः पितस्तल्य क.तं पद्‌. 
विजयेन्दुस्तस्य सतः पितूस्तूल्य क तं पदस्‌ ।४३ 
धनुर्दीप्तस्तस्य सतः पितुस्तूल्य कतं प॒दस्‌। ` 
इन्दृज्ञया शक्रहोत्रो घुताच्या सह भूतले ।४४ 
्राप्तवान्सधनुर्दीप्त जित्वा राज्यमचीकरत्‌ । 
हस्तीनाग ततो जात छेरावतसृतं गज़म्‌ ।४५ 
आरुह्य पड्चिमे देशे पस्तिनानागरी कता । 


दशयोजनविस्तीणां स्वगङ्गायास्तटे शुभा !४६ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


हम - ८ अविषः 
३०४ Dhitized by Arya Samaj Foundation Chennai afd Dns र 


राज्यं दशसहस्र च तत्र वासाँ चकार सः। 
तत्पुत्रस्त्वजमोढाख्य: पितुस्तुल्यं कतं पदस्‌ ।४७ 
तस्माजजातो रक्षपालः पितुस्तुल्यं क.तं पद्‌ । 
सुशम्यणेस्तस्य सुत पितुस्तुल्यं कतं पदस (४८ 
तस्य पुत्र: कुरुनाँम पितुरद्ध क.तं पदम । ` 
इन्द्रस्य वरदानेन संदेह: स्वर्ग मागत: ।४च 


उसके पुत्र का नोम मण्डलीक था जिसने पिता के तुल्य पद किया 
था । उसका पुत्र विजवेस्द्र हुआ था जिसने भी पिता के समान ही पद 


को किया था ।४३। धनुर्दीप्त उसका पुत्र हुआ जिसने पितृतुल्य पद . 


किया था। इन्द्र की आज्ञा से शक्रहोत्र भूमण्डल में छुताची के साथ 
' रहा था उसने घनुर्दीप्त को जीतकर राज्य के सुख का उपभोग किया 
था । उसके सस्ती नाम वाला पुत्र हुआ जिसने ऐरावत के पुत्र गज पर 


आरोहण करके पश्चिम देश में हस्तिना नगरी को थी । यह नगरी दश | 


योजन के विस्तार वाली थो और स्वगङ्का के तट पर स्थित यह परम 
शुभ थी ।४४।४६। उसने वहाँ पर निवास करके दश सहल बर्ण तक 
राज शासन किया था । उसका पुत्र अजमीढ़ हुआ था जिसने पिता के 
तुल्य ही.पद किया था ।४७ उससे फिर रक्षात की उत्पत्ति हुई थी 
जो कि पितृ तुल्य पद के करने वाला था उसका पुत्र सुशब्यर्ण हुंभा 
(जिसने पिता के समान ही पद किया था १४८ उसका पुत्र कुर 
समुत्पन्न हुआ था । उसने पिता का आधा ही पद किया था। यह 
इन्द्र देव के वरदान से देह अथात्‌ इसी शरीर से स्वर्गे को F 
हुआ था ।४६्‌। ! द 
तदा सात्वतबंशेऽस्तिन्ब्रुषिणर्नाम महाबलः । 
मथृरायां स्थितो राज सर्व स्ववशमाप्तवाच्‌ ।५० 
भगवतो वरदानेन हरेरद्भुतकमंणः। ` | 
. पञ्चवषंसहत्त च सर्वे राज वशीक तम्‌ ।५१ 


__ Ccc-0:Paniri Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


परयुगुम अप वास्त वण ९० 
णी Fe Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


निरावृत्तिस्तस्थ सुतः पिसुस्तुल्यं कृत पदम्‌ । 
दारी तस्य सनयः पितुस्तुल्य कृत पदम ।५२ 
वियामुन्नस्त॑स्य सुतः पितुस्तुल्यः इतं पदम्‌ । | 
जीमतस्तस्यं तनयः पितस्तुल्यं कृतं पदम्‌ ५.३ 
विकृति स्तस्य तनयः पितूस्तुर्य कृत पदभ । 
तस्माज्जातो भीमस्थ: पितुस्तल्यं कृतं पदम्‌ ।५४ 
तस्माज्जातो नवरथः पितुस्तुल्थ कृत्त पदम्‌ । 
तस्माज्जातो दशरथ: पितुस्तुल्यं कृत पदभ ।५५ 
तस्माज्जातरख शकुनिः पितृस्तल्श ळत पष्‌ । 


थ्या । इसने अपसी स्थिति मथुरा भे ब्राई थी नोर समस्त राज को 
अपने बश में कर लिया था !५० अदभुत कामों के करने वाले भगवान 
इरि के वरदान से इससे पाव सहज साल पर्यत सम्पूर्ण राज को वशी- 


-दात बर रखा शा !४५.१। उसके यहाँ निरावृत्ति नामक पुश ने सन्स लिया 


था | इमने पिता के तुल्य पद किया था । उसका उच दशारी हुभा और 
दणारी का वियामुन हुआ। उसका पूत्र जीमूत हुआ भौर जीमूत का 
पूत्र विकृति नामक उत्पन्न हुआ थः। विक्रति के भीमरथ और भीमरथ 
के लवरथ पत्र हुआ । नवरथ से वणरय नामधारी पुत्र ने जन्म लिया 
पैर इससे शकुनि उत्पन्न हुआ 'कुनि से कुंशुम्भ नमक उत समुत्पन्न 
हुआ था इन सभी ते अपने पिला के तुल्य पद का किया था ।५२।५६। 

तस्माज्जातो देवरश्रः पितुस्तुल्य पद्य । 

देवक्षेत्रस्तस्य सृतः पित्स्तुल्यं कृतं पदम्‌ ।५७ 

तस्म पुत्रो मधुर्नाम पितुस्तुल्य कृतं पद्‌ । 

ततो नवरघः पत्र: 'पयस्तल्य क्रत पंदन शय 

कुरुवत्सस्तस्प सुत: पितुस्तल्य छते पदथ । 

'तस्मादनुरथ पुत्र पितुस्तुत्य क पष्‌ (४३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३०६ 


पुरुहोत्रः सुतस्तस्य पितुस्तुल्यं कृतं पदस । 

विचित्राङ्ग गस्तस्य सुत पितुस्तुल्यं कृतं पदम्‌ ।६० 

तस्मात्सात्वतवान्पुत्रः पितुस्तुल्यं कृतं पदम्‌ । 

अजमानस्तस्यसुतः पितृस्तल्यं कृतं पदम्‌ ।६१ 

विदूरथस्तस्य सुतः पितृस्तृल्यं कृतां पदम्‌ । 

सुरभक्तस्तस्यः सुतः पितुस्तुल्पं कृतं पदम्‌ ।६२ 

कुशुम्म के देवरथ पुत्र पैदा हुआ था ओर इसका पुत्र देवक्षेत्र नाग 
वाला हुआ। इसका पुत्र मधु हुआ इसका पूत्र नवरथ उत्पन्न हुआ ॥ नव- 
रथ का पुत्र कुख्वत्स हुआ ओर उससे अनुरथ नामं वाले पुत्र की. उत्पत्ति 


हुई । अनुरथ का पुत्र पुरुहोत्र हुआ ओर उसका पुत्र बिचिन्नाद्ग नाम 


वाला उत्पन्न हुआ था। उससे.सात्वतवाम्‌ नामधारी पुत्र की उत्पत्ति 


हई और उसका पुत्र भजमान संज्ञा वाला उत्पन्न हुआ था। भजमान , 


का पुत्र विदूरय हुआ और विदूरथ के यहाँ सुरभक्त नामधारी पुत्र ने जन्म 
` लिया था। ये मभी पिता के समान पद के करने वाले हुए हैं ।५७।६२। 
तस्माच्चा यमुना: पुत्र: पितुस्तुल्यं कृतं पदम्‌ । 
ततिक्षेत्रस्तस्य सुतः पितुस्तुल्यं कृतं पदस्‌ ।६३ 
स्वायंभुवस्तस्य सुतः पितृस्तुल्यं कृतं पदम्‌ । 

हरिदीपक एवासौ तस्य राज्यं पितुस्समस्‌ ।६४ 
देतरमेधास्सृतस्तस्य पितृस्तुल्यं कृतं पदम्‌ । ` 
सरपालस्तदा जातः पितृस्तुल्यं कृतं पदम्‌ ।६५ 

शक्राज्ञया कुरूश्चेव द्वापर त्रितये पदे । 

व्यतीते च सूकेश्यास्स स्ववश्याया: पतिः प्रभु ।६६ 

आगतो भ।रते खण्डे कुरुक्षेत्र तबा कृतम्‌ । 
विशद्योजनविस्तीणं पुण्य क्षेत्र स्मृत बुधे: !६७ 
द्वादशाब्दसह्न च कुरुणा राज्यसात्कृतम्‌ । 
तस्माञ्जाह॒नुस्सुतो जातः पितुस्तृल्यं कृतं पदम्‌ ।६८ ` 


तस्माच्च सुरथो: जात पितुस्तुल्यं कृतं पदम्‌ । 
रॅ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


3) by Arya Samaj Foundation Chennai and ९० पुराण 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ह्ापरयुगाय भूपचृत्तान्त बर्णनम्‌ [ ° 


विदूरथस्तस्य सृतः पित्स्तृल्यं कृतं पदम्‌ ।६९ 
सावंभोमस्तस्य सृतः पितुस्तुल्यं कृतं पदम्‌ । 
जयसेनस्तस्य सृतः पितुस्तुल्थं कृता पदम्‌ ।७० 


सुरभबत से सुना नामक पुत्र ने जन्म ग्रहण किया था। जिसने द 
पिता के तुल्य पद को किया था। उसका पुत्र ततिक्षेत्र उत्पन्न हुआ . 
जिसने पद को पिता के ममान हो रखा था । स्वायम्भुव उसका आत्मज 
हुआ जो जिसका कि राज पिता के ही समान था ।६३।६४। उसका पु 
सुरपाल हुआ था इन दोनों ने पितृतुल्य पद किया था ।६५। इन्ददेव की 
आशा से द्वापर फे तीमरे चरण फे व्यतीत होने पर कृष र4गं की अप्सरा 
सुरेशी का पत्ति हुआ था और यह यहाँ भारत खण्ड में आया तथा उसने 
यहाँ आकर कुरुक्षेत्र की रचना की थी। यह कुछक्षेत्र बीस योजन के 
बिस्तार वाला था जिसको महा मनीषियों ने परम पुण्य का क्षेत्र बत- 
लाया ।६६।६७। बारह सहस्न वर्ष पथ्थन्त इसे कुरु ने राज्य सात्‌ किया 
था अर्थात्‌ अपना राज जैसा ही वना लिया था । उससे फिर जहनु नामक 
` पुत्र उत्पन्न हुआ था, जिसने पिता के समान ही पद को किया था। 
उमसे सुरथ हुआ और' सुरथ से विदूरथ तथा विदूरथ से सावंभोम एव 
सार्वभौम से जयसेन पुत्र उत्पन्न हुआ था। इन सभी ने पिता के समान 
ही पद को किया था ।६८।७०। 


तस्मादर्णव एवासो पितुस्तुल्यं कृतं पदम्‌ । - 
चतुस्सागरगामी च पितुस्तुल्य कृतं पदम्‌ ।॥७१ 
अयुतायुस्तस्य सुतो राज्यं दशसह॑ल्रकम्‌ । 
अक्नोधनस्त सृतः पितुस्तुल्यं कृतं पदम्‌ ।७२ 
तस्माहक्षस्सतों जातः पितुस्तृल्यं कृतं पदम्‌ । 
भीमसेनस्तस्य सृतः पिस्तुतुल्यं कृतं पदम्‌ ।७३ 
दिलीपस्तस्य तनय पितुस्तुल्यं कृतं पदम्‌ । 


प्रतीपस्त्रय तनया राज्यंपञचसह्रकम्‌ ।७४ 
C-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


ks ३० gO ized by Arya Samaj Foundation Chennai भावू €९७ब्रल्किष्ये पुराण 


शंतनुस्तस्य पुत्रश्च राज्यमेव सहस्रकम्‌ । 

` चिचित्रवीयंस्तत्पु्ो राज वे हिशतं समाः ।७४ 

पांडुरुच तनयो यस्मिन्राज पंचशरां कृतं । 

युधिष्ठिरस्तस्य सुतो राज पंचाशदव्दकस्‌ ।७६ 

` सुयोधनेन षष्टययब्दंकृतं राज ततः परम्‌ । 

युधिष्टिरेण निधन तस्य प्राप्त कुरुस्थले ।७७ 

जयसेन का पुत्र अणंव हुआ ओर चतुस्सागर गामी हुआ । इसका 


पुत्र अयुत्तायु उपयुत्त दोनों ने पिता के समान: पद किया था बोर | 


अयुतायु मे दश सहस्र दर्ष संक राज्य किया थां । इसका पुत्र अक्रोधन 
हुंआ,. उपका पूत्र ऋक्ष नाम वाला हुआ, ऋक्ष का पुत्र भीमसेन हुआ 


भीमसेन का ढिजीप पुत्र उत्पन्न हुआ था, इन सबने पिता के समान ही | 


पद को बनाया था, दिलीप का पुद प्रतीप हुआ था जिसने पाँच सहस्र 
वर्ष पर्गन्त राज्य के सुख का भोग किया ।७१।७४। प्रतीप के यहाँ 
भम्तनु नाभ वाले पुत्र ने जन्म लिगा था जिसने एक सहस्र वर्ष पयंन्त 
राज्य का शामन किया या । इसका पुत्र विचित्र सौर्य नाभ वाला हुआ 
था जिसने केवल दो सौ साल तक्र ही राज किया.) इसका पुत्र पाडु 
हुआ था जिसने पाँच सौ साल तक राज्य किया था । उसका पुत्र युधि- 
ष्डिर हुआ था जिसने पचास साल तक राज किया था। इसके बाद 


~ 


सुयोधन ने साठ साल तक राज्य का शाइन किया.था । युधिष्ठिर . 


के द्वारा उसका विधन कुरुक्षेत्र में हुआ था ।७६।७७। 


पूर्वे देवासुरे युद्ध ये देत्याइच सुरहेता: । 

ते सवें शंतनो राजे अन्मवंतः प्रतस्थिरे ।७८ 
लक्षमक्षौहिणी तेषां तद्भारेण बसुन्धरा । 
शक्रस्य शरणं प्राप्तावतारं च ततो हरे: !७९ 
स सौरेवस्‌ देवस्य देवक्याँ जन्मनाविशत्‌ । . 
. एवं कृष्णो महावीर्यो रों हिणी निलयं गतः ।८० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Sr by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 4 
द्वापरयुगाय भूपवृत्तान्त वणनम्‌ ¦ { ३०६ 


पंचत्रिशदुत्तरं च शतं वर्ण च भूतले। 
उषित्वा कृष्णचन्द्रशच ततो गोलोकमागतः ८१ 
_ चतुर्थ चरणान्ते च हरेजन्म स्मृतं बुधः । 
हस्तिनापुरमध्यस्याभिमन्योस्तनयस्ततः ।८२ 
राजमेळकसहस्र च ततोऽभूज्जनमेजयः । 
त्रिसहस्र कृतं राज शतानीकस्ततोऽभवत्‌ ।८३ 
पितस्तृल्यं कृतं राज यज्चदत्तस्ततः सृतः। 
राज पंचसहल्न च निशचक्रस्तनयो$भवत्‌ ।८४ 


पहले होने वाले देवों और असुरों के युद्ध में जो असुर देवों के 
द्वारा मारे गए थे उन सबने. राजा शन्तनु के राज्य में आकर जन्म 
घारण कर सिया था ।७८। उनकी एक लक्ष अक्षौहिणी सेन थी । 
जिसके भार से यह पृथ्वी एकदम दबकर परम उत्पीडित हुई थां नौर 
इश्द्रदेव की शरणागति में पहुँची थी । इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ हार का 
अवतारं हो गया था ।७२। भगवान्‌ हृरि ने सौरि बतुदेव कां पत्नी 
देवकी में जन्म के द्वारा प्रवेश किया था। इस प्रकार महान्‌ वीय वाल 
भगवान्‌ कृष्ण रोहिणी के निलय में गये थे.।८०। भगवान्‌, श्रीकृष्ण ने 
इस भूतल में एक सौ पतीस वर्ष तक निवास करके अन्त में गोलीक 
धाम में चले गये ये ।८१। विद्वानों ने चतुर्थं चरण के अन्त मे भगवान्‌ 
हरि का जन्म वतलाया है । हस्तिनापुर के मध्य में अभिमन्यु के पुत्र 
जनमेजय का राज्यकास एक सहख वर्ष तक रहता था जो कि मरिसहेख 
वर्षे राज्य किया गया । इसके पश्चात्‌ शतानिक हुआ था । इसने पिता 
के तुल्य ही राज्य किया था । इसका पुत्र यज्ञदत्त हुआ जिसने पांच 
सहस्र वषं पर्यन्त राज्य किया था.। इसके पश्चात्‌ निश्चक्र हुआ 
था ।८२।८४। ज 


सह्रमक राज तदुष्टपालस्ततोऽभवत्‌ । 


पितुस्तुल्युं य in Ra इसन रस + 


३१ ० by Arya Samaj Foundation Chennai and £००शुथिंष्य पुराण 


पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं धतिमानस्तनय स्ततः । 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं सुषेणस्तनयोऽभवत्‌ ।८६ 
पितुस्तूल्यं कृतं राज्यं सुनीथस्ततयोऽभवत्‌ । 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं मखपालः सुतोऽभवत्‌ ।८७ 
पितुस्तृल्यं कृतं राज्यं नचक्षुस्तनयस्ततः । 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं सुखवंतस्ततो$भवत्‌ ।८८ 
` पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं तस्मात्पारिप्लवस्सृतः । 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं सुनयस्तत्सुतोऽभवत्‌ ।८२ 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं मेधावी तस्सुतोऽभवत्‌ । 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं तस्माञ्जातो कृपंजय: ।2० 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं मृदुस्तत्तनयोऽभवत्‌ । 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्य तिग्मइयोतिस्तु तत्सुतः ।2१ 
_निश्चक्र ने एक सहुत्त वषं पर्यन्त राज्य किया । इससे तदुष्टपाल 
हुमा उसका पुत्र चित्ररथ उत्पन्न हुंमा चित्ररथ का पुत्र धृतिमाद्‌ उत्पन्न 
हुआ इसका पुत्र सुषेण हुआ था । सुषेण का पुत्र सुनीथ हुआ । इसका 
पुत्र मखपाल नाम बाला उत्पन्न हुआ था । इसका पुत्र नचक्षु हुमा था 


इन सभी ने अपने-अपने पिताओं के समान ही राज्य के सुख का उपयोग 
किया था । फिर नचक्षु का पुत्र सुखवन्त पैदा हुआ।८५।८८। इसने पिता 


के तुल्य ही राज्य किया था । इसका पुत्र परिप्लव नामधारी समुत्पन्न 
हुआ था. जिसने पिता के समान ही राज्य किया घा। परिप्लव का पुत 
सुनष उत्पन्न हुआ था | इसका पुत्र मेधावी नामक हुआ । इससे फिर | 
कृपञङ्जय नामधारी पूत्र ने जन्म ग्रहण किया । इसके मृदु नामक आत्मज , 
उत्पन्न हुआ ओर मृद्रु से तिग्मज्योति संज्ञा वाले आत्मज ने जन्म धारण 
किया था। ये सभी ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने. पिता के तुल्य ही सब 
प्रकार से राज के सुख का उपभोग किया या ।८६।४१। 
परतुस्तुल्यं कतं राज्यं तस्मान्जातो बृहद्रथः। 
पितुस्तुल्यं कृतं राज्यं वंसुदान्नस्ततोऽभवत्‌ ।€२ « 
CC-0.Panini Kanya Maa Vidyalaya Collection. 


म्लेच्छयशाबृव्तात् वर्णन पु किक हिपयुस्तु दि; .०970 eGangkn ३११ 


पितुस्तुल्यं क.तं राज्यं शतानीकस्ततोऽभवत्‌ । 

पितुस्तुल्यं क_तं राज्यं तस्मादुद्यान्‌ उच्यते (2३ 

पितुस्तुल्यं क.तं शाज्यं तस्माजातो ह्यहींनर: । 

पिदुस्तुल्यं कृतं राज्यं निमित्रस्तनयोऽभवत्‌ ।द४ 

पितुस्तुल्यं कतं राज्यं क्षेमकस्तत्सुतोऽभवत्‌ । 

राज त्यक्वा स मेघावों कलापग्रामवाश्रितः ।३५ 
` ` उन्लेच्छेशच मरणं प्राप्तों यमलोकमतो गतः। 

नारदस्योपदेशेन प्रद्योतस्तनयस्ततः । ८६ 

म्लेच्छयज्ञ कृतस्तेन म्लेच्छा हननम़ागता: ।५७ 

(तर्म ज्योति राजाफे बृहद्रथ नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई थी । इसने 
पिता के समान राज के समस्त कार्य किए थे । उसके पुत्र का नाम वसु- 
दान था जिसने अपने राज का शासन बिल्कुल पिता के ही तुल्य किया 
था । वसुदान के पुत्र का नाम शतनीक हुआ था। इसने भी राज का 
कार्य अपने पिता ही समान किया था । शतानीक से उद्यान की उत्पत्ति 
हुई थी । उद्यान ने भी अपने पिता के नीति नियमानुसार रोज्य-शासन 
क्रिया था| उद्यान के पुत्र अहीनर हुए जो कि पितृतुल्य ही राज्य के 
कार्य करने दाले थे । इनके पुत्र का नाम निमित्र था। इसने भी पिता 
के ही अनुसार राज्य किया था । इसके पुत्र का नाम क्षेमक था जिसने 
_ राज्य का त्याग कर दिया था और यह मेधावी कलाप ग्राम में आश्रित 
होकर रहने लगा था ।5२।६५। म्लेच्छों ने इसको मार डाला था ओर 
यह यमलोक को चला गया।, इसके पुत्र का नाम प्रद्योत 'था जिसने 
देसि नारदजी के उपदेश से म्लेच्छ यज्ञ किया था और इसका परिणाम 
यह हुआ कि समस्त म्लेच्छ मारे गये थे ।६६।६७। 


॥ स्लेच्छयज्ञबृत्तान्तवरगंनसूं कलिकृतविष्णुस्तुतिः ॥ 
कथं यज्ञ: कृतस्तेन प्रद्योतेन विचक्षण: । 
सवे कथय मे तात त्रिकालज्ञ महामुने ।१ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangofri * 
३१२ $ § { भविष्य पुराण 


एकदा हस्तिनगरे प्रद्योतः क्षेभकात्मजः। 
आस्थितः स कथामध्ये नारदो$भ्यागमत्तदा ।२ 
तं. इष्ट्वा हषिती राजा पूजयामास धर्मवित्‌ । 
सुखोपविष्टः स मुनिः नुपमप्रवीत्‌ ।३ 
म्लेच्छहतस्तन पिता यमलोकमतो गतः । 
म्लेच्छयज्ञप्रभावेण स्वर्गतिर्भवता हिं सः।४ . 
तच्छुत्वा क्रोधता म्राक्षो राह्मणान्वेदवित्तमान्‌ । 
आहूय स कुरुक्षेने म्लेच्छ्यज्ञं ससारभूत १ 
यज्ञकुण्ड चतुष्कोणं योजनान्येव षोडश । 
रचित्वा देवता ध्यात्वा म्लेच्छांश्च जुहुयान्मृपः।६ 
हारहूणान्बवंरश्च गुरुण्डांइच शकांखसानन्‌ । 
यावनान्पल्‍लवांइचव रसजा न्खरसम्भवान ।७ 
ठ्वीपस्थिताच्कामरुइच चीनान्सागरमध्यभान्‌ । 
प्राहूयभस्मतात्कुवन्वेदमत्त्रप्रभावत: ।८ 
इस अध्याय मे म्लेच्छों के हनन के लिए किए गए यज्ञ का वृत्तान्त 
तथा कलि के द्वारा की गई स्तुति का वंन किया जाता है । शोनकजी 
, ने कहा--हे विचक्षण ! उस राआ प्रद्योत ने यज्ञ क्यों किया था ? हे 


तात्‌ ! तीनों कालों के हाल को आग्ने वाले | हें महा मुनिवर ! मुझे | 


बह सब वृत्तान्त बतलाने को कृपा करें ! क्ली सुतजी ने कहा---एक वार 
हस्तिनगर में क्षेमरक के पुत्र प्रद्योत बैठे हुए थे और वे कथा के मध्य 
में उस समय आस्थित हो रहे थें कि उसी समय वहाँ देवधि नारदेजी 
आ गए थे ।१।२। उस समय श्रीमारद मुनि को देखकर राजा परम 
हृषित हुएं ओर कर्म के निधमो फे ज्ञाता राजा ने विधिवत्‌ उनका पूजन 
किया था सुखपुवेक बैठकर उस मूनिदेव ने राजा प्रद्योत से कहा--देखों 
म्लेच्छों ने तुम्हारे पिता क्षेमक तूण को भार्‌ दिया था और वह यमलोक 
` यासी हो गये थे । इसलिए भ्लेच्छ यज्ञ अवश्य करना चाहिए जिसके 
प्रभाव से बहू तुम्हारे पिला मरी सथ कही गति हो जावेगी ।३।४। इस 


Kanya Maha ction 


दू 


Digitizedby Arya Samaj Foundation Chennaiand. eGangotri 
म्लेउ्छयज्ञवृ्तन्तवर्णत म्‌ कलित विष्णुस्तुति i i 
वृत्तान्त को प्रद्योत ने सुनकर क्रोध से लाल आँखें कर ली थी और उससे 
तुरन्त ही वेद ज्ञाता विद्वान्‌ ब्राह्मणों को बुलाकर कुरुक्षेत्र में म्लेच्छों 
के हनन करने कें लिये यज्ञ का आरम्भ करा दिया था ।५। चार्‌ कानों 
चाला अह कुण्ड जो कि पोडश योजन का था बनाकर देवों का ध्यान 


“किया गया था और राजा ने म्लेच्छों की आहूर्तियाँ देना आरम्भ कर 


दिया था ।६। म्लेच्छ कितने ही प्रकार के थे, उसमें हार, हुण, वर्बर 
गुरुण्ड, शक, खस, यवन, पल्लव रोमच और खरसंभव इन सव जाति- 


भेद वाले म्लेच्छों का तथा जो द्वीपों में स्थित थे एवं कामरू में थे 
चीन और सागरो के भध्य में निवास करते थे । उन सबको आहूत करके 
वेद के मन्त्रों के प्रभाव से भस्म-सात कर दिया था ।७।प। 
- ब्राह्मणान्दक्षिणां दत्तवा अभिषेकमकारयतू । 
क्षेमको नाम नपपिः स्वर्गलोक ततो गतः।& 
स्लेच्छहुंता नाम तस्य विख्यातं भूवि सर्वत्र: । 
राज दशासहन्नांन्दं कृतं तेन महात्मना ।१० 
स्वगे लोक' गतो राजा तत्पुत्रो वेदवान्स्मृतः । 
द्विसहस्र कृतं राज तद।म्लेच्छः कलिःस्वयम्‌। 
नारायणं पूजयित्वा दिव्य स्तृतिमथाकरोत्‌ ११ 
नमोऽनंताय: सवकालप्रवतिने ।१२ 
'चतुयुगकृते तुभ्यं वासुदेवाय साक्षिणे । 
दशावताराय हरे नमस्तुभ्यं नमोनमः ।१३ 
नमः शक्त्यवताराय रामकृष्णाय ते नमः। 
नमो मत्स्यावतराय महते गौरवासिने ।१४ 
नमो भक्तावतारायं कल्पक्षेत्रनिवासिने । 
राजा वेदंवता नाथ मम स्थान विनाशितस्‌ । 
अम प्रियस्य म्लेच्छस्य तत्पित्रा बंशनाशनस्‌।१५ 
इसके प्रश्चात्‌ राजा ने ब्राह्मणों को दक्षिणा दी और अभिषेक कराया 


था। इसका यह द्या कि म्लेच्छ तो नष्ठ हो गए थे थोर उसका 
anini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


३१४ 02०० by Arya Samal Foundation Chennai anh २० पुराण 


पिंता क्षेमक भी स्वगंवास के निवासी हो गए।६। तष से उस राजा का 
नाम इस भू-मण्डल में सर्गत्र म्लेण्छ हन्ता यह नाम प्रसिद्ध हो गया । 
उस महात्‌ आत्मा बाले ने यह दश सहस्र वष तक राज किया था फिर 
अन्त में राजा प्रद्योत स्वलोक में चला गया था । उपका पुत्र वेदवामू 
कहा गया है दो वषं राज किया था।. उस समम कलि स्वयं म्लेच्छ 
था । इसने भगवान नारायण का पूजन किया मर स्तुति करना आरम्भ 
कर दिया था।-कलि ने कहा-समस्त कालों के प्रवर्तक, महान्‌ अनन्त | 
स्वरूप, चारों युगों के करने वाले साक्षीरूप वासुदेव भगत्रानु आपके 
लिए मेरा नमस्कार है।७।१२। हे हरे! दश अवतार घारण करने वाले 
आपके लिए बार-बार नमस्कार है । शक्ति के अवतार राम एव कृष्ण 
के रूप बाले आपके लिए प्रणाम है । मत्स्य का अवतार धारण करने 
बाले महान्‌ ओर गोरवासी आपके लिए नमस्कार है ।१३।१४। भक्तों 
के लिए अबतार सेमे वाले अथवा भक्तों के रूप में अवतार धारण करने 
बाले तथा कल्पक्षेत्र के निवास करने वाले आपके लिए नमस्कार है। 
हे नाथ ! वेदवान राजा ने मेरा स्थान विनाश कर दिया है और मेरे 
परम प्रिय म्लेच्छ का उसके पिता ने गांश ही नष्ट कर दिया है।१५। 

इति स्तुतस्तु कलिना म्लेच्छस्य सह भार्यया ।१६ 

प्राप्तवान्स हरिः साक्षाद्भगवान्भक्तवत्सलः । 

' कलि प्रोवाच स हरियुष्मदथ युगोत्तमम्‌ ।१७ 

बहुरूपम्हं कृत्वा तवेच्छां पूरयाम्यहृम्‌ । 

आदमो नाम पुरुषः पत्नी हृव्यवत्ती तथा ।१८ 

विष्णुकदंमतो जातौ म्लेच्छवंश प्रवर्धनो । 

हरित्स्वन्तदधे तत्र कलिरानं दस कुलः ।१८ 

गिरि नीलाचल प्राप्य किचित्कालमवासयत्‌ । 

पुत्रो वेदवतो जातः सनन्दो नाम भूपतिः ।२० 

पितुस्तुल्यं क.तं राज्यमतपत्यो मृति गतः। 

आयदेशाः क्षीणवंतो म्लेच्छवंशा बलान्विताः ।२१. 


CC-0.Panini Kanya MahaVidyalaya Collection. 
है 5 


म्लेच्छककषृ्तातबर्धरवू"रुलिकृतबिष्णुस्ुत्ति0१५ ]॥० ०५०१००६ ३१५ 
सूतजी ने कहा--इस प्रकार से म्लेच्छों को भार्या के साथ कलि के 
द्वारा भगवान्‌ की स्तुति की गई थी । तब तो भक्तों पर प्यार करने 


वाले भगवान्‌ हरि वहाँ साक्षात्‌ प्राप्त हुए और उन्होंने कलि से कहा- 
देखो तुम्हारी भलाई के लिए युगोत्तम बहुत से रूप मैं धारण करके 


तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करू गा । आदम नाम वाला पुरुष तथा हव्यवती 
नाम वांली पत्नी थी।१६।१८। विष्णू कद म से म्लेच्छों के अंश के प्रव- 


धन करने वाले उत्पन्न हुए थे। भगवान्‌ हरि वहाँ अन्तर्धान हो गए 
ओर कलि आनन्द से संकुल हो गया था।१६। नीलाचल नामक पर्वत 


पर जाकर कुछ समय तक वास कराया था। वेदवान्‌ का सुन्द नाम 


बाला पुत्र उत्पन्न हुआ जो कि राजा हुआ था । उसने पिता के समान 
राज का शासन किया था किन्तु उसके कोई सन्तान नहीं हुई थी और 


वह निस्सम्तान मृत हो गथा था । आयं देश उस समय क्षोणता से युक्‍त 
हो गए थे तथा म्लेच्छ देश बलवान्‌ हो रहे थे ।२०।२१। 
` भविष्यति भृगुअ्न छ तस्माच्च तुहिनाचलम । 
गत्वा विष्णु समाराध्य नमिष्यामो हरेः पदम्‌ ।२२ 
इति श्रुत्वा हिजाः सवं नॅमिषारण्यवासिनः।' 
अष्टाशीतसहस्राण गतास्ते तृहिनाचलम्‌ ।२३ 
विशालायां समासाद्य विष्णुगाथां प्रचक्षिरे । 
इति व्यासेन कथियं वाक्यं कलिविशारदम्‌ । 
श्रोतारं सः मन कृत्वा भविष्यं समुदी रयत्‌ ।२४ `. 
मनः श्युणु ततो गाथां भावीं सूतेन वणिताम्‌। 
कलेयु गस्य पूर्णा तां तच्छ ,त्त्रा तृप्तिमावह युगे ।२५ 
षोडशाब्दसहस्ने च शेषे तद्वापरे। 
बहुकीतिमतो भूमि रायंदेशस्य कोतिता ।२६ 
: क्वचिद्विप्राः स्मृता भूपा कवचिद्राजन्यवंशजाः । 
\ क्वचिद्र श्या: क्वचिच्छूद्राः कुत्र चिद्वणंस करा ।२७ 
द्विशताष्टसहस्न द्व शेषे तु द्वापरे युगे। . 
म्लेच्छदेशस्य या भूमिभ॑विता कीतिमालिनी ।२८ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ष्या 
३१६ | ; । भविष्य पुराण 


: हे भृगुश्रेष्ठः! उस स्थान से तुहिनाचल पर जाकर विष्णु की आरा- 
घना करके हरि के पद प्राप्त करेंगे । यह समस्त द्विज सुनकर जो फि 
नैमिष अरण्य में वास कर रहे थे, अस्सी हजार ऋषिगण तुहिनाचल 
पर चले गये थे । विशाला में पहुँचकर ते भगवान विष्णु की गाथा करने 
लगे । यह व्यास ने कलिपिशारद ने वाक्य कहा था । वहाँ उन्होंने इस 
प्रसंग में मन को श्रोता बनाकर भविष्य कहना आरम्भ किया था। 
व्यासजी ने कहा--हे मन ! .तू अव श्रवण कर जो 'मावी गाथा सूत ने 
वर्णित को है। यह कलियुग की पूर्ण गाथा है । उसे सुनकर अपनी तृप्ति 
प्राप्त कर ।२२।२५। सूतजी ने कहा---हापर युग के सहस्र वषं शेष रहने 
पर आर्य देश की भुमि बहुत अधिक को वाली कही गई है ।२६। कहीं 
तो विप्र भूप कहे गए हैं और कहीं पर क्षत्रिय वंश में उत्पन्न राजा कहे 
` गए हैं। कहीं पर वैश्य वर्ण वाले शूष थे तो कहीं पर शूद्र राजा थे। 
कहीं पर वर्ण संकर भी भूप ये ।२७। आठ हजार दो सो वर्ष द्वापर के 
जब शेष रहें थे जो यह भूमि म्लेच्छ देश की कीतिमालिनी हो 
जायगी ।२८। 

इन्द्रियाणि दमित्वा यो ह्यात्मध्यानपरायणः।- 
तस्मांदादमनामासो पत्नी. हव्यवती स्मृता ।२८ 

' प्रदानगरस्यंव पूर्वंभागे महावनम्‌ । _ 
ईदवरेण कृतं रम्य चतुक्कोशायतं स्मृतस्र ।३० 
पापवृक्षतले गत्वा पत्नीदर्शानतत्परः । 
कलिंस्तत्रा गतस्तूर्ण सपंरुपत हिकृतम्‌ ।३१ 

- बंचिता तेन धूर्तन बिष्ण्व्षा भङ्गता गता। 

` खादित्वा तत्फलं रम्यं लोकमार्ग प्रदं पतिः ।३२ 
उदुम्बरस्य पत्रं ₹च ताभ्यां वाटवशनं कृतम्‌ । 
सुताः पुत्रस्ततो जातः सवंम्लेच्छा वभूविरे ।३३ 
त्रिशेत्त र नवशतं तस्यायुः परिकीतितस्‌। ˆ 


| | फलनां उवं म दिव दत. 


म्लेच्छेंचयारव्युसाण्ता वर्णर्‍वार १] किकत्तविष्णस्तुत्ति and eGangofri ३१७ 


तस्माज्जातः सुतः शर ष्ठः शवेतनामेति विक्षुतः । 
द्वादशोत्तरवयं च तस्यायुः परिकीतितम ।३५ 


ळे 


जो आत्मा के ध्यान में ही परायण है उममे इन्द्रियों का दमन 
करके उसंसे यह आदम नाम वाला पुष्प हुआ और उसकी पत्नी हृव्य- 
वती नामू बाली कही गई है। प्रदान नगर के. ही पूर्व भाग में महावन 
ईश्वर के द्वारा किया गया परम सुन्दर और चार कोस दिस्तार वाला. 
कहा गया है ।२३॥३० वहाँ पाप वृक्ष के नीचें जाकर पत्नी के दर्शन में 
तत्पर था । कलि वहाँ शीघ्र आ गया जो कि सर्प का रूप किए हुए 
था ।ऐ१। उस धूत ने विष्णु को आज्ञा को यंशित कर दिया था और 
वह भंगता को प्राप्त हो गई । पति ने लोक मागं प्रथ रम्य फल खाये । 
उन दोनों ने उदुम्बर के पत्तों से वायु का अगत किया था'। इसके 


` अनन्तर सुताव पुत्र हुए जो कि सथके सय म्लेच्छ हो गए थे ।३२।३३। 


नौ-सो तीस वष उसकी आयु बधाई गई थी । फलों का हुबन करता 
हुआ वह पत्नी के साथ दिव्य लोक'को चला गया था । उससे श्वेत 
नाम वाला श्रेष्ठ पुश्च उत्पन्न हुआ था जो कि परम प्रसिद्ध बा ओर 
उसकी आयु द्वादशोत्तर वर्ष बताई गई हैँ ।३४।३४। 

अनुहस्तस्य तनयः शतहीनं कृतं पदस्‌। 

कीनाशस्तस्य तनयः पितामहसमं पदम ।३६ 

महल्ललस्तस्य सुतः पञ्चहीनं शत नेव । 

तेन राज्यं कृतं तत्र तस्मान्मानगरं स्मृतस्‌ ।३७ 

तस्माच्च विरदो जातो राज्यं षष्ट्य्‌ त्तरं समाः । 

ज्ञेयं नवशतं तस्य स्वनाम्ना नगरं कृतम्‌ ।३८ 

इनुंकस्तस्य तनयो विष्णु भक्तिपरायणः । 

फलानां हवनं कुवेस्तत्व ह्यसि जयन्सदा ।३ेद 

श्रिशत पञ्चपिषुश्च राज्यं वर्षाणि तत्स्मृतस्‌ । 

सदेहः स्वगं मायातो म्लेच्छधरमेपरायणः ।४० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGapgotri 


३१८ । [ भविष्य पुराण 


आचारश्च विवेकइच हिजता देवपूजनम्‌। 

कृतान्येतानि तेनेव'तस्मान्म्लेच्छः वुध: ।४१ 

विष्णुभक्स्यार्निपूजां च छाहिंसा च तपो दमः। 

घर्माण्येतानि मुनिभिम्लेच्छानां हि स्मृतानिव ।४२ 

उसके पुत्र का नाम अनुह था जिसने शतहीन पद किया था। 
उसका पृत्र कीनाश हुआ जिसने अपने पितामह के तुल्य पद किया था। 
।3६। महल्ललं उसका पुत्र हुआ पाँच कम नो सो वर्ष तक जिसने यहाँ 
राज किया था। इममे मानगर कहा गया है।३७। और फिर उससे 
विरव उत्पन्न हुआ था । इममे षष्टयुत्तर बंषें पर्यन्त राज्य किया था। 
अर्थात्‌ नौ मौ आठ समझना चाहिए । इमने अपने नाम से नगर किया 
था ।३८। उसका पुत्र हंशुक नामधारी हुआ जो विष्णु की भक्ति में 
परायण रहता था । यह फलों का हवन करता हुआ सदा सत्व को 
उत्पन्न किया करता था।३६। उसका राज करने का काल तीन सौं 
पैंसठ वर्ष कहा गया है। यह इसी देह के साथ स्वगं में आया था जो 
कि म्लेच्छ घमं परायण था ।४०। आचार और विवेक, हिजता ओर 
* देव पूजन ये सब उसने ही की थी । इसलिए बुधों के द्वारा म्लेच्छ कहा 
गया है।४१। विष्णू की भक्ति, अग्नि पूजा, अहिंसा, तप, दम यं धर्म 
मुनियों ने म्लेच्छों के बताए हैं ।४२। 

मतोच्छिलस्तस्य- सृतो हनु कस्येव भागव। 

राज्यं नवशतं तस्य सप्ततिश्च स्मृत समः ।४३ 

लोमकस्तस्ंय तनयो राज्यं सप्तशतं समाः। 

सप्तसपततिरेवास्य तत्पर्चात्स्वर्गति गतः ।४४ 

तस्माजातः सुतो न्यूहो-निगं तस्तु एव सः। 

तस्मान्न्यृहः स्मृतः प्राज्ञ राज्य पळ्जशत क्रत्तस्‌ ।४५ 

सीम: शमश्च भावदच त्रयः पुत्रा वभूविरे। 

नयहः स्मृतो विष्णुभक्तस्सोऽहं ध्यानपरायणः ।४६ 


एकदा अगवा[न्वि्णा, सतव, तु. समा ४७ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangofri 


म्लच्छयश वृत्तान्तः वर्णनम्‌, कलिकृतविष्णु स्तुतिः | 

वत्स न्यूह्‌ शृणुष्वेदं प्रलयः सप्तमेऽहनि | 

भविता त्वं जनेस्सार्घं नावमारुह्य सत्वरम्‌ ।४८ 

जीवनं कुरु भक्तेंद्र सबंश्रे छो भविष्यसि । 

तथेति मत्वा स मुनिर्नावं कृत्वा सुपुष्टिताम्‌ ।४९ 

हस्तत्रिशतलम्बां पञ्चाशद्ध स्तविस्तृताम्‌। 

त्रिशद्ध स्तोच्छितां रम्यां सवंजीवसमन्वितास्‌ ।५० 

इसका पुत्र मतोच्छिल हुआ था जो कि हनुक का ही था। हे 
भार्गव | उसका राज्य करने का समय नो सो सत्तर वषं कहा गया है 


।४३। उसका पुत्र लोमक नामधारी उत्पन्न हुआ था। उसका राजकाज 
सात सो वर्ष कहा गया है। सतत्तर ही वर्ष ऊपर थे। इसके पश्चात 


वह स्वर्गगति को प्राप्त हो गया था।४४। उससे न्युह.नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ था । बह श्यूह ही निर्गत हुआ था । इसके प्राज्ञों के द्वारा कहा गया 


है । इसने पाँच सो वर्ष तक राज किया था।४५। सीम, शाम, ओर 
भाव ये तीन पूत्र हुए थे । न्यूह विष्णु का भकत कहा गंया है जोकि 


` सोऽहं के ब्यान में परायण रहा करता था ।४६। एक बार भगवान ' 


विष्णु उसके स्वप्न में आ गए थे । और स्वप्न में ही विष्णू ने कह्ा-- 
है वत्स न्यूह्‌ ! यह मेरा वचन श्रत्रणु करलो आज से सातवे दिन में 
प्रलय होगा। तुम मनुष्यों के साथ नाव में शीघ्र समारोहरण करके : 
जीवन की रक्ष करना। हे भक्तेन्द्र ! तू सवंश्रेष्ठ हो जायगा। उस स्वप्न 
में दी गई आज्ञा को स्वीकार करके उसने सुपुष्टित नाव बनवाई थी जो: 
तीन सौ हाथ लम्बी ओर पचास हाथ विस्तृत (चोड़ी) थी । यह तीस 


हाथ ऊँचीथी एव बहुत रम्ये थी कि समस्त नीवोंसे समन्वित थी।४७।५० 


आरुह्यस्वकुलस्साद्धं विष्णृध्यानपरोऽभवतू । 
सांवर्तको मेघगणो महेन्द्र ण समन्वितः ।५१ 
चत्वारिशद्दिनान्येव महाबृष्टिमकारयतू । 
सवे तु भारत वषं जलेःप्लाव्य तु सिधवः ।५२ 
चत्वारो मिलिताः सवं विकालायां न चागताः । 
अष्टाशीतिसहस्नाणि मुनियो ब्रह्मवादिनः ।५३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


प्राण 
३२१ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and मठि ऱ्य ४ 


, न्यूह॒रुच स्वकुलस्साधं शेषास्सवे विनाशिता: 

तदा च मुनयस्सव विष्णुमायां प्रतुष्ट्वु ।५४ 

उस नौका पर अपने कुलों के साथ उसमे समरोहण किया और 
ष्ण के ध्यान में तत्पर हो गया था । महेर के हारा समन्वित सांव- 
तंक मेघों के गण ने चालीस दिन में ही वहाँ महा दृष्टि कराई थी । यह्‌ 
सम्पूर्ण भारतवैषं जलों से प्लावित होकर सिन्धु बन गया था ।५१।५२। 
चारों सागर मिल गये और विशाला में नहीं आये थे । अट्टासी हजार . 
मुनिगण वहाँ पर ब्रह्मवादको करने वाले उपस्थित थे।१३।और न्यूह अपने 
कुलों के साथ वहाँ था बाकी अन्य सव विनाशित हो गये थे । तब सब 
मुनिगण ने विष्णु भगवान को साया का स्तवन किया घा ।५४। 


नमो देव्ये महाकाव्ये देवाबयं च नमोनमः। , 
महालक्ष्म्ये विष्णमांत्र राधा देव्य नमोनमः ।५५ 
: रेवत्ये पुष्षवत्ये च स्वर्णवत्ये नमोनमः । 
कामाक्षाये च सायाय नमो सात्रं नभोनमः ।५६- 
महावातप्रभावेण महा मेघरवेण च । 
जलधाराभिरुग्राभिभेयं जातं हि दारुणस्‌ ।५७ 
तस्माङ्भयादभरवि त्वमास्मान्संरक्ष किकराच्‌ । 
तदा प्रसन्ना सा देदी जलं शातं तथा कृतश शम 
अब्दांतरे मही सर्वा स्थला भूत्वा प्रहश्यते । . 
` आराच्च शिषिणा नांत हिमाद्र स्तटभूमय: ।५८ . 
न्य स्तत्र स्थितो नाव मारूह्य स्वकुलस्स 
जलांते भूमिमागत्य तत्र वास करोति सः !६० 
मुनिगण ने कहा--“हाकाली के लिये हम /सवका नमस्कार है 
और देवकी के लिए नमस्कार है, व!रम्भार नसस्कार हे । महालक्ष्मी 
विष्ण की माता, राधा देवी के लिए ध[र-बार हमारा सबका नमस्कार 
है । ५५। रेवतो, पुःपबती, इशगंदसी फे लिए नमस्कार है।. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
MS 


ब्ले च्छ बशरक्र्णेचे १५] Samaj Foundation Chennai and Cane ३२१ 


कामाक्षा, माया माता के सिये बार-बार नमस्कार है ।५६। महाम्‌ वायु 
के प्रभाव से मोर इस महान्‌ मेघों के गजेन से तथा इन परम उग्र जल 
की धाराओं से दारणंभय' उत्पन्न हो गया है हे भैरवि ! इस भय से 
तु हम फिकरों को रक्षा कर । उप समध देवी प्रसन्न हो गई और उसने 
जल की वर्षा को शान्त कर.दिया था ।५७।५८। एक ही वष के अन्दर 
समस्त पृथ्वी स्थली होकर दिखाई देने लगी और शीघ्र ही हिमाद्रि को 


| तटशूमि में शिषिणा नाम का एक स्थल है वहाँ पर अनेक कुलों के साथ 


नाव पर सबार होकर न्युड वहाँ पर स्थित था । जल के अन्त में वह ' 
भूमि पर उतर आया था और निवात करता है ।५६।६०। 


---:090:-- 
॥ स्लेच्छ बंश वर्णन ॥॥ 

साम्प्रतं वर्तते यो वे प्रलयांते मुनीदवर । 
दिव्यदृष्टिप्रभावेन प्र हि ततः परम्‌।१ | 
न्यूहो नाम स्मृतो म्लेच्छो विष्णुमोहं तदाकरोत्‌ । 
तदा प्रसन्नो भगवान्स्तस्य वंशः प्रवद्धितः।२ 
म्लेच्छभाषा कृता तेन वेदवाक्यप रा ङ्गमुखा । 
कलेश्च बुद्धये ब्राह्मीं भाषां कृत्वाऽपशब्दगास्‌ ।३ 
न्यहाय दत्तवान्देवो वुद्धिणो बुद्धिगः स्वयम्‌ । 
विलोम च कृतं नाम थहेल त्रिसतस्य व ° 
सिंमएच हामझ्च तथा याकृतो नाम विश्व तः। 
ताकूतः सप्षपुत्र₹च जुम्रो माजूज एव सः।५ 
मादी तथा यनानस्तूवलोमसकस्तथा। 

तीरासदच तथा तेषां नाभभिदश उच्यते ।६ 
तन्नाम्ना च स्मृता देशा यनाद्या. य सुताः स्मृताः ।७ 
इलीशस्तरलीशए्च कित्तीहृदानि रुच्यते । 
चतुभिर्धामदशास्तेषां तेषां प्रचक्रिरे ८ 

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitged by Arya Samaj Foundation Chennai and ७००फ्ायिं ु 
३२२ ec) 


इस अध्याय में भ्यूहू राजा के वंश का वर्णन है, म्लेच्छों को भाषा 
फा विधान है और सिम, हाम, याकूल, जुत्र माजुल, मादि युनान 
इलीशतरलीश, कित्ती हुदावि प्रभृति राज्य करने वाले म्लेच्छों का वर्णन 
किया जाता है! शोनकजी ने कहा--हे मुनीश्वर | इस प्रलय जल के | 
अन्त में इस समय जो वत्तं मान है। आप अपनी दिव्य दृष्टि के प्रभाव 
से जो ज्ञात है उसे इससे आगे वतलाइये ।१! सूतजो ने कद्दा, न्यूह के 
नाम वाले म्लेच्छ ने उस समय में बिष्णु से मोंह फिया था । तव भगवान 
ते प्रसन्न होकर उसके बंश को घढ़ा दिया था ।२। उसने घेदों के वाफ्यो 
फे पराङमुख म्लेच्छों की भाषा की थी । और कसि की वृद्धि के लिये 
अपशाब्दों के गमन करने वाली ब्राह्मी भाषा की थी ।३। स्वयं बुद्धि 
और बुद्धि के ईश देव ने वह भाषा व्यूह को दी थी। न्यूह ने तीनों पत्र 
के नाम को विलोम-किया था ।४। सिम हाम तथा याकूत नाम विश्रुत 
` चे। याकूत, सत्यपुत्र, जुञ्र माजुद भी वही थे । मादी तथा युनान तथा 
स्तुवलोम तक, तीरात उनके इस प्रकार से नामों का निर्देश किया गया 
था ।५।६। जुन्नादश, कनाव्जश्व, रिफत, तजरु साये उनके नामों से देश 
कहे गये थे और यूनादि सुन कहे गये हैं ।७। इली्ष, तरलीक्ष, किती 
गौर हुत इन चार-चार नामों से उनके देश बनाये गये थे अर्थात्‌ उनके 
ˆ देशों के नाम रखे गये थे ।८। 


द्वितीयतनयाद्मात्सुताइचस्वार एव ते । 

कुशो मिश्रश्च कूजश्च कनआस्तश्च नामाभिः।3 
देशा प्रसिद्धा म्सेछानाँ कुशात्षट्‌ तनयाः स्मृताः । 
स वा चेव हवीलर्च सर्वतोरगमस्तथा ।१० ` 
सतथाबतिका नाम निमरुहो महाबलः । 

तेषां पुत्राइच कलनः सिनारोरक उच्यते ।११ 
अवदो बावुनरचेव रसनादेशकाइच ते। 
थावयिस्वा मुनीत्सुतो योगनिद्रावशं गत: ।१२ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
क = Cord 


ESET IE) १ २०४१ ० ४ 


छ ६260 byArya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
म्लेच्छ वश वर्णन ° 


द्विसहन्ने शतान्दान्ते बुद्धा पुनरथाब्रवीत्‌ । 
.. सिमवंश प्रवभ्यामि सिमो ज्येष्ठः स भूपतिः ।१३ 
राज्यं पंचशत वर्ष तेन म्लेच्छेन सत्कृतम्‌ । 
अकन्सदस्तस्य सुतश्चतु स्त्रिशच्च राज्यकम्‌ ।१४ 
चतुरशत पुनश्च यं सिहलस्तत्तनयोऽभवत्‌^ 
राज तस्य स्मृतं तत्र षष्टयुत्तरचतुः शतम ।१५ 
द्वितीय तनय धाम से वे ही चार पुत्र हुये थे। कुश, मिश्र, कूज 
ओर कनआं-ये उनके नाम थे ।8। इस तरह से म्लेच्छों के देश परसिद्ध 


हुए थे । कृश के छः पुत्र कहे गये हैं । वह अथवा हवोल, सर्वे तोरगम, ' 
सथतिका, निमरुह. महाल ये नाम उनके हुए थे । उनके पुत्र कलन 


और सिना रोरक कहे जाते हैं ।१०।११। अकव, ब।बुन, रसना देशक 
ये उनके नाम थे । इस प्रकार से सूतजी मुनिगण को सुना कर योग 


निद्रा के वशीभूत हो गये थे।१२। दो हजार सो वपो के अन्त में ड 
हुये और इसके अनन्तर फिर उन्होने कहा अब मैं सिम के वंश का 


करूँगा सिम सबसे कडा था अतएव बही राजा हुआ था ।१३। उस 


म्लेज्छ ने पाँच सो वर्ष पर्यन्स राज्य किया था। अकन्सद उसका पृथ्र 
हुआ: था । इसने चार सौ थीस वर्ष तक राज्य का शासन अपने हाथ में 


रखा था इसका एक पुत्र था जिसका नाम मिहल हुआ था । इसका राज 
काल चार सौ साठ वपं पर्यन्त बताया हे ।१४।१४। 

इब्रतस्य सुतोज्ञेयः पितुस्तुत्यं कृत पदम्‌ । 

फलजस्तस्य तनयश्चत्वारिशहूय शतम्‌ ।१६ 

राज कृतं तु तस्माच्च रऊ नाम सुतः स्मृतः। 

सप्तत्रिशच्च द्विशतं तस्य राज प्रकीतितम्‌।१७ 

तस्माच्च जुज: उत्पन्नः पितुस्तुल्यं कृतं पदस । 

नहुरस्तस्य तनयो वयः पष्टयुत्तर शतस्‌। 

राज चकार नृपतिवनशत्र्‌ न्विहिंसयन ।१८ 

ताहरस्तस्य तनयः पितुस्तुल्यं कृत पदस्‌। 


तस्मात्पुत्रोऽविरामह्च नहुरो हारनस्त्रयः ।१६ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai ang eGa hd र 


३२४ ] | -भविष्य पुराण 


एवं तेषां स्मृतां वंशा नाममात्रेण कीतिता:। . 

सरस्वत्याश्च शापेन म्लेच्छभाषा महाधमाः ।२० 

तेषां वृद्धिः कलौ चासीत्संक्षेपेण प्रकीतिता । 

सांस्कृतस्यैव वाणी तु भारतं वर्षमृह्यतास्‌ ।२१ 

अन्यखण्डे गता सौव म्लेच्छा ह्यानंदिनोऽभवन्‌ । 

एवं ते विप्र कथितं विष्णुभक्तद्विजेस्सह ।२२ 

इसके पुत्र का नाम इवतस्य था जिसने अपने पिता के समान ही, 
पद किया था । उसका पुत्र फजल हुआ था जिसने दो सी चालीस ही 


वर्षे तक राज किया था। उसके रऊममाधारी पुत्र की उत्पत्ति हुई थी 
उसके राज करने का समय दो सो सँतीस वषं छताया गया है ।१६।१७। 


उससे फिर शूजनामक पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसने अपने पिता के समान . 
ही अपना सब काम पूर्ण किया था! नहूर पुत्र हुआ जिसकी आयु एक सौ 
साठ की थी । इसमे अपने बहुत सारे शत्रुओं का विनाश करते हुये राज 


, का शासन चलाया था ।१८। ताहर नाम. वाला उंसका पुत्र उत्पन्न हुआ 
था जिसने अपने पिता के ही समान समी कुछ कार्य करके पद को संभाला 


था । इससे अविराम नामधारी पुत्र उत्पन्न हुआ था और दूसरे नहूर एंव 
'हरान हुये थे । इस तरह तीन पुत्र थे ।१८। इस प्रकार से उनके वंश. 
बताये गये हैं और उनके नाम मात्र से ही कहे गये हैं म्लेण्छों की भाषा _ 
को भगवती सरस्वती का शाप हो गया । इसीलिये यह भाषा महा अधम 
भाषा कही जाती है । २० । उनकी वृद्धि कलियुग में थी जो कि रति 
संक्षेप से कही गई है । संस्कृत ही की एक वाणो है जिससे भारतवर्ष 
प्रफुल्लित हो रहा है ।२१। अन्य खण्ड में गई वही भाषा म्लेच्छा हो गई 
क्योंकि म्लेच्छ लोगों ने ही उसका आनन्द लिया था । इस प्रकार से है 
विप्र ! तुम्हारे आगे मैंने संघ वर्णन कर दिया है जो कि विष्णु भगवान 
के परम भक्त द्विज हैं उनके साथ सबका पूण वर्णेन हुआ है।२२। . 
तच्छत्वा मनुयस्सर्वं विशालायां निवासिनः। 
` नर नारायण देवसम्पूज्य विनयान्वित।ः ।२३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. * 
A SS 


) चि 


म्लेड्छ विश्वत Saméj Foundation Chennai and eGangptr ३२५ 


ध्यान चक्रमु दा मुक्ता द्विशतं परिवत्सरान्‌ । 
` . तत्पस्चाब्दोधितास्सर्व शौनकाद्या मुनीदवरा: ।२४ 
सांघ्यातपेणदेवार्चाः कत्वा ध्यान्वान्जना दूर्देनस्‌ । 
लोमहर्षणमासीन पप्रच्छुषिनयान्विता ।२५ 
व्यासशिष्य महाभाग चिरं जीव महामते। - 
सांप्रतं वर्तते यो वे राजा तन्मे वद प्रभो ।२६ ` 
त्रिसस्प्ाब्दसं प्राप्ते कलौ भार्गवदन। 
आवन्ते शह्भुनामाउस्रो सांप्रतं वर्तते नृप: ।२७ 
म्लेच्च्छदेशे शकपतिरथ राज्यं करोति व। 
शृणु तत्कारणं सब यथा यस्य विवर्धेनभ्‌।२८ ` 
. श्री व्यासजी ने कहा-विशाला में निवास करने वाले समस्त मुनियों 
यह्‌ श्रवण करके नर-नारायण . देव की पूजा की और परम विनय से 


अन्वित हुये ।२३। उन समस्त भुनियों ने परम आनन्द के साथ दो सो 


वर्ष पर्यन्त ध्मान किया था इसके अनन्तर शौनफादि समस्त मुनीशवरों 
को बोध प्राप्त हुआ था ।२४ संध्या, तर्पण और देवताओं की अर्चा 


करके तथा भगवान जनार्दन का ध्यान करके विनय से युक्‍त होकर उन 


मुनियों ने बैठे हुये सूतजी से पूछा था ।२५। हे व्यासजी के शिष्य !हे 
महान्‌ भाग्य वाले | हे महामते ! आप चिरकाल तक जीवित रहे । हे 


प्रभो ! इस समय में जो राजा विद्यमान हो उसके विषय में हमको बताने | 
की कृपा करें ।२६। सूतजी ने कहा-हे भार्गवनन्दन ! तीन सहस्न वर्ष 
कलियुग के सम्प्राप्त होने पर इस समय में आगन्त में शंख नाम वाला 
वर्तमान है ।२७। म्लेच्छ देश में शकों का पति राज्यशासन कर रहा है। 
आप सब लोग उसके .कारण का श्रवंण फरो जिस प्रकार से जिसकी 
वृद्धि है ।२८। 

द्विसहस्मे कलो प्राप्त स्लेच्छवंशविवद्धिता । 

भूमिम्लेच्छमयो सर्वा नानापॅथविवद्विता.।२९ 

ब्रह्मावर्तमृते तत्र सरस्वत्यास्तटं शुभम्‌ । 

म्लेच्छाचार्यश्चमूशाख्यस्तन्मरौः परितः जगत्‌ ।३० 

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


य 


Digitized by Arya Samaj F ion (५ i ज्व्रक्ष्इंधं 
३२६ g y Ary, maj Foundation Chennai a! e पुराणं 


देवार्चनं वेदभाषा नष्टा प्राप्त कलौ यु गे । 

तल्लक्षणं शु मुने म्लेच्छभाषाइचतुविधाः ।३१ 

्रजभाषा महाराष्ट्री यावनो च गुइण्डिका । 

तासां चतु्लक्षविधा भाषाइचान्यास्तथव च ।३२ 

पानीयं च स्मृतं पानो वुभुक्षा भूख उच्यते । 

पानीयं पापडीभाषा भोजनं कवकनं स्मृतस्र ।३३ 

इष्टिशुद्ध रवा प्रोक्त इस्तिनी मसपावनी। ` 

. आहुतिवं आजु इति ददाति च दधाति च !३४ 
पितृपेतरश्राता च बादरः पतिरेव च । 
` सेति सा यावनी भाषा ह्यश्‍वरचास्पस्तथा पुनः ।३५ 

जानेस्याते जैनु शब्द: सप्तसिंधुस्तथेव च । 

सप्तहिन्दुर्यावनी च पुनज्ञया गुरुण्डिका ।३६ 

जब दो सहस्न वर्ष कलियुग के प्राप्त हो गये तो यहाँ म्लेच्छों के 
बंश की वृद्धि हुई है । यह समस्त भूमण्डल म्लेच्छो से परिपूर्णे हो गया 
था और इस वृद्धि के अनेक भार्ग थे ।२६। ब्रह्मावतं में जहाँ पर सर" 
स्वती नदी का परम शुभ तट है वह! पर ही सूसा नाम बाला म्लेच्छों 
का आचाय रहता था । उसके मत से समस्त जगत्‌ पूरित हो गया था. 
. ।३०। कलियुग के प्राप्त होने पर देवों का अर्चन और वेदों की भाषा 
यह सब नष्ट हो गये थे। हे मुने ! उसका लक्षण सुनो । म्लेच्छों की भाषा 
चार प्रकार की है।३१। ब्रजभाषा, महाराष्ट्री भावा, यावगी भाषा भोर 
गुरुण्डिका भाषा ये चार भाषाये है । उन चारों की चार लाख प्रकार 
की भाषायें हैं और उसी भांति अस्य भाषायें भो हैं ।३२। पनीय को 
पानी भोर बुमुक्षा को भूख कहा जाता है । पानीय पापड़ी भाषा ओर 
भोजन को कककन कहा गया है ।३३। इष्टि शुद्धरव कहा गया है और 
इस्तिनी. का मस पावनी, काहुति को आजु ओर ददासि को दधाति कहा 
जाता है ।३४। पितृ कों पेतर, घ्राता को विरादर ओर पति ही कहा 
जाता है । वह यावनी भाषा है इसमें अश्व को आस्प कहा जाता है 


८८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
ह ` न 4 


[260 by | a Samaj Foundation Chennai and eGangotri. . 
श्लेज्छ वंश वणेन] { ३२७ 


।३५। जने के स्थाम में जमु शब्द तथा सप्त सिन्धु को सप्त हिन्दू यह 
याथभो भाषा में कहा जाता है । अब गुरुण्डिका भाषा के विषय में कुछ 
ज्ञान प्राप्त करना चाहिये ।३६। 

रविवारे च सण्डे च फाल्गुन चेव फवेरी । 

बष्टिरच सिक्सटी तदुदाहारमीइशस्‌ ।३७ 

या पवित्रा सक्षपुरा तासु हिंसा प्रवत्तं ते । 

दस्यवः शबरा भिल्ला भूर्खा आये स्थिता नराः।३८ 

म्लेच्छदेशे बुद्धि मंतो नश वे म्लेच्छ घार्मिणः। 

्लेच्छाघोना गुणाः सर्वोडवगुणा आार्यदेशके । ३८ 

म्लेच्छराज्यस्‌ भारते च तद्वीपेषु स्मृतम्‌ तथा । 

एवं ज्ञात्वा मुनि-थे छ हरि भज महामते ।४० | 

तच्छ त्वा मुनयः सर्वे रोदनं चक्रिरे बहु ।४१ 

गुरुण्डिका भाषा में रविवार के स्थान पर 'सण्डे' का प्रयोग होता 
हे ओर फाल्गुन के स्थात पर 'ऋर्वरी' प्रयुक्त किया करते हैँ । षष्ट 
के स्थान में “सिकसटी' होता है । इसी प्रकार के उसके उदाहरण होते 
हैं सो जान लेने चाहिये ।३७। रे तात परम पबित्र पुरियाँ मानी यई हैं 
उनमें अब हिसा की प्रवृति दिखाई देती है । इस आयाँ के देश में 
दह्गुलोग, शवर, भिल्ल, मुखे भनुष्म स्थित रहते हैं ।३८। देश में बुि- 
मान मनुष्य भी म्लेच्छों के जेसे घर्मो का आचरण करने वाले होते हैं । 
समस्त गुण म्लेच्छों के ही वहाँ अधीन होते हैं और इस आये देश में 
अघ अवगुण भरे हुये हैं ।३६। भारत में म्लेच्छों का राज्य फैला हुआ 
हे! हे मुनियों में श्रेष्ठ | इस प्रकार से समझकर, हे महामते ! हरि 
भगवान का भजन करना चाहिये ।४०। यह सूतजी का कथन सुनकर 
मुनियों ते अत्यधिक रुदन किया था ।४१। 


य्य § oT 
‘> £) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३२४५९ by Arya Samaj Foundation Chennai and हैहय पुराण 


॥ आर्यावतं में स्लेच्छों का आगमत ॥ 

ब्रह्मावर्ते कथं म्लेच्छा न प्राप्ताः कोरण वद । 

सृतः प्राह्‌ श्गणुष्वेद सरस्वत्याः भ्रभावतः।१ 

म्लेच्छाःगोप्ता न तत्स्थाने काइयपो नाम वद्विज: । 

कलौ प्राप्ते सहस्याब्दे स्वर्याप्राप्तः सु राञ्ञयाः।२ ` 

आर्यावती च तत्पत्नीं दश पुत्रानकल्यपाच्‌ । 

काइ्यपात्सा लब्धवती तेषां नामानि ये श्युणु ।३ 

उपाध्यायो दीक्षितश्च पाठकः शुक्ला मिश्षकौ । 

अग्निहोत्री द्विवेदि च त्रिवेदी पाण्डध एव च ।४ 

चतुर्वेदीति कथिता नामतुल्यगुणाः स्मृतः । 

तेषां मध्ये काश्यपश्च सर्वज्ञानसमन्वित: ।४ 

काइमीरे प्राप्तवान्सोऽपि जगदम्बाँ सरस्वतीम्‌ । 

- तुष्टाव पूजनं कृत्वा रक्तपुष्पेस्तथाक्षतः ।६ 

श्रूपर्दोपेश्‍च नेवेद्य :पुष्पांजलिसमन्वितः ।७ | 

इस अध्याय में आर्यावर्त में म्लेच्छों के आगमन का कारण ओर 
काश्यप. ब्राह्मणों के वृत्ताभ्त का वणन किया जाता है। शौनक जीने 
कहा--ब्रह्मावस में म्लेच्छ लोग केसे युक्त नहीं हुये, इसका क्या कारण 
था, इसे कृपा कर बताइये । सूतजी ने कहा--सुनो, यह सरस्वती नदी 
के प्रभाव से ही ऐसा हुआ था।१। उस स्थान मे म्लेच्छ लोग नहीं पहुंचे 
थे क्योंकि कश्यप नामधारी द्विज वहाँ पर कलियुग के सहत वषं हो 


जाने पर सुरों को आज्ञा से स्वगं से प्राप्त हो गया था ।२। उस हिज 
को पत्नी का नाम आर्यावतौ था ।उसने काश्यप से दशः निष्पाप पुत्र को « 


प्राप्त किया था । अब उन दश पुत्रों के नामों का तुम श्रवण करो ।३। 
उपाध्याय, दीक्षित, पाठक, शुक्ल, मिश्र, अग्निहोत्री, द्विवेदी, त्रिवेदी और 
पाण्डेय ये उन दशों के नाम ये ।४। चतुर्वेदी भी एक नाम था जोकि नामों 
के तुल्य ही गुण वाले थे । उन सब में काश्यप परमज्ञान वाला बुद्धिमान 
था ।५। वह भी फिर काश्मीर में प्राप्त हो गया वहाँ उसने जगदम्बा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
लिट a 


मारावे में ब्लैक को भवन है Chennai and Sand i ३२४. 


सरस्वती का रक्तपुष्प और अक्षतों द्वारा पूजन करके उसे संतुष्ट किया 
धूप और दीप तथा नेवेद्य के साथ पुष्पांजसि से वह समन्वित था ।६।७। 
मातः शङ्कुरदयि ते मथिते करुणा कुतो नास्ति। 
भोऽसि त्वं जगदम्ब! जगत कि मां बहिने यसि ।८ 
देवि त्वं सुरहेतोर्धेमंद्रोहिणमाशु हंसि मातः। 
उत्तमसंस्कृतभाषा वं कुर म्लेच्छांश्च मोहयेःशी घ्रम्‌ ।2 
अम्वा त्वं बहुरूपा हुँ कास धूम्रलोचनं हंसि । 
भीमं दुर्गा देत्यं हत्दा जगतां सुखं नयसि ।१० 
दम्भ मोह घोरं गवे हत्वा सदा सुखं शेषे । 
चोथय मातजंगतो दुष्टन्नषटन्कुरु त्वं वे, 
तदा प्रसन्ना मा देवो भो मुनेस्तस्य मानसे ।११ 
वासं कृत्वा ददो ज्ञानं मिश्रदेशे मुनिर्गतः । 
सर्वान्म्लेच्छान्मोहयित्वा कृत्वार्थ तार्द्रिजन्मनः ।१२ | 
संख्यादशसहस्र च नरवृन्दन द्विजन्मनाम्‌ । 
दिसहस्र' स्मृता वेश्याः शेषाः शूद्रसुता: स्मृताः १२ 
_ तः साड मार्थदेशे स सरस्वत्याः प्रसादतः । 
अवसह मुनि शरेष्ठो मुनिकायेरतः सदा ।१४ 
काश्यप ने कहा-हे माता, हे शङ्कर की पत्नी ! मेरे ऊपर आपको 
करुणा क्यों नहीं होती है? आप तो इस समय जगतू की अम्या हैं कपा 
इस जगत्‌ से भी मुझे कहीं थाहर रखना चाहती हैं ? ।८। हे देवी । हे 
माता | आप देवों के त सम्पादन करने के लिये धम के द्रोह करने 
वाले को शीघ्र ही मार देती हैं। आप सर्वोत्तम संस्कृत भाषा का विस्तार 
करो ओर इन म्लेच्छों को शीघ्र ही मोहित कर दो ।दै। आप तो एक 
हुंकार से ही भ्र.मलोचन दैत्य का बंध कर देती हैं दुर्गा भीम देत्य का. 
हनन कर जगत्‌ को सुख किया करती हुं.।१०। दम्भ, मोह; घोर गवं - 
का हनन करके सदा सुख {वंक शयन करती हैं । हे माता ! जगत्‌ को 
ज्ञान प्रदान करो ओर आप इन समस्त दुष्टों को नष्ट करो इस प्रकार 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३६० Reed by Arya Samaj Foundation Chennai a ०९१६९४ पुरासं ग 
से स्तवम करने पर उस समय वह देवी परम प्रास हुई जोर उसमे फिर 
उसी मुनि के मानस में वास करके - शान प्रदान किया था । वह सुणि 
मिश्र देश को चले गये । समस्त म्लेच्छों को मोहित कर उन्हें दविजन्मा 
किया था ।११।१२। दस सहस्र नरों का वृषग्व था उनमें दिजन्माओं की 
संख्या दो सहस्र थी शेष वश्य थे ओर शुद्र सुत षताये गये हैं ।१३। उनके 
साथ उस आर्य देश में वहं सरस्वती के प्रसाद से वहां बसा था। यह 
मुनियों में शे ष्ठ सदा मुनियों के कार्यों में ही रत रहा करता था ।१४। 
` तेषामाये समूहाना देव्याइच वरदानतः। ; 
वृद्धि भवति बहुल चष्कोटितराः स्त्रियः ।१५ ` 
तेषां पुत्राइच तद्रभूपः काण्यपो सुनिः। 
विशोत्तरशतं वर्ष तस्य राज्यं प्रकीतितम्‌ ।१६ 
राज्यपुत्रा ख्यदेशे च शुद्राश्‍चाष्टसहस्रकाः । 
तेषां भूपश्चार्थं पृथ॒स्तस्माञ्जातरस मागधः ।१७ 
मागधं नाम तत्पुत्रमभिषिच्य ययौ सुनिः। 
इति घ्‌ त्वा भृगृथ्ष्ठाः शोतको हषंमागतः ।१८ 
सूतं पौराणिक नत्वा विष्णुध्यानपरोऽभवत्‌ । 
' पुनदच.अ्रू तिवर्षान्ते बोधिता मुनयस्तथा ।१६ 
नित्यनेमित्तकं कृत्वा पप्रच्छुरिदमादरात्‌ । 
` लोमहर्षण मे ब्रूहि के राजानश्च मागधात्‌ । 
कलौ राज्यं यैस्तु कृतं येस्तू व्यासशिष्य वदस्यनः ।२० 
उन आयो के समूहों में देवो के वरदान से बृद्धि बहुत अधिक हुई 
ओर चार करोड़ पुरुष तथा स्त्रियाँ थे ।१५। उन स्त्री और पुरुषों के 


पुत्र तथा पौत्र भी थे । उन सवका भूप काश्यप मुनि हुआ था । एक-सौ 
बीस वर्ष तक उस काश्यप का राज्य शासन करने का काल कहा गया है 


॥१६। राज्य पुत्र नाम वाले देश. में आठ सहन्न शूद्र थे और उनका राजा . 


आये पृथु था। उससे मागध उत्पन्न हुआ था।१७। उसके पुत्र मागध 
` का राजगद्दी पर अभिषेक करके मुनि चला गया था। यह श्रवण कर 


भुगु भे ष्ठ शोनक को परम हुषं उत्पन्न हुआ था ।१५ फिर उसके 
CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
me 


CODERS SNAPS RCT: 


जायावतें म स्लिव्छ कषः अमिन ०५[५ation Chennai and eCarfotr ३१. 
पौराणिक सूतजी को प्रणाम करके बेह विष्णु के ध्याम में परायण ठो 
गया था और फिर श्.ति वपं के अन्त में मुमियों को बोधित किया था 
।१४। मुनियों ने अपना तित्य किये जाना वाला ओर निमित्त कों लेकर 
किये जाने वाला समस्त फर्म पूर्ण करके सूतजी से परम आदर के साथ 
पूछा था--हे लोमहर्षण ! मागध से कोन राजाओं ने कलियुग में राज्य 
किया था हे व्यासजी के शिष्य ! आप यह सब वताइए ।२०। 

मागधो मागधे देशे प्रातवान्काइयपात्मजः।२१ 

पितृराज्यं स्पृतं तेत न्वायदेशः परथकक्ृतः । 

पांचालात्पूर्वेतो देशो मागधः परिकीतितः।२२ 

आग्नेय्यां च कलिंगशच तथावान्नस्तु दक्षिणे । 

आलनतंदेशो नेऋत्यां सिंधुदेशस्तु पश्चिमे ।२३ 

वायव्यां केकयो देशो मद्रदेशस्तथोत्तरे । 

ईशाने चेव कोणिः्दश्चायेदेशश्च तर्कतः ।२४ 

देशनाम्ना तस्य सुता मगधस्य महात्मन: । 

तेभ्योंशानि प्रदत्तानि तत्पश्चात्क्रतु मुद्वहनु ।२५ 

बलभद्रस्तदा तुष्टो यज्ञमावेन भावितः। 

शिशुनागः क्रतो््जातो बलभद्रांशसम्भव: २६ 

शतवषं कृतं राज्यं काकवर्मा सुतो$भवत्‌ । 

तद्राज्यं नवतिबषं क्षेमधर्मा ततोऽभवत्‌ ।२७ 

दशहीनं कृतं राज्यं ततक्षेत्रोजास्तंत्सुतोऽभवत्‌ । 

दशहीन कृतं राज्यं वेदमिश्रस्ततोऽमवत्‌ ।२५ 

श्री सूतजी ने कहा--काश्यप का पुत्र मांगघ, मागध देश में प्राप्त 
हुआ था । उसने पिता के राज्य का स्मरण किया ओर आयें देश को 
पृथक्‌ किया था ।२१। पांचाल से पूर्व का देश ही मागध देश कहा गया 


है ।२२। कलिंग देश दक्षिण दिशा में है और अवन्त देश दक्षिण दिशा 
भें है आनत्त देश नेतत कोण मे है और सिन्धु देश पश्चिम दिशा में 


हैं ।२३। घायव्य कोण में कैकण नाम वाला देश स्थित है तथा मद्र 
देश उत्तर दिशा में है । ईशान दिशा में कोधिन्द देश स्थित है 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Di ] ized 0 j ion © i ष दर 
३ ३२ पिर y Arya Samaj Foundation Chennai | ००क्षत्रि पुराण 


ओर मार्य दश तत्कृत है।२४। उस महात्मा मगध के देश के नाम वाणे 
पुत्र ये । उनके लिये अंश दिये गये थे । इसके पश्चात्‌ उन्होंने क्रतु का 
उद्वहन किया था ।२५। यज्ञ भाव से परम'भावित होकर भगवान बल- 
भद्र सन्तुष्ट हो गये थे क्रतु से बलभद्र के अंश से सम्भव शिशु नाग 
उत्पन्न हुआ था ।२६। उसने एक सो वर्ष तक राज का शासन किया 
था । उसका पुत्र काकवर्मा ने जन्म ग्रहण किया । उसका राज्य काल 
नब्वे वर्ष का था। इसके पश्चात्‌ उसका पुत्र क्षेमधर्मा उत्पन्न हुआ ।२७। 
इसने अस्सी वर्ष पर्यन्त राज़ शासन किया था फिर उसका क्षेत्रजा 
: नामधारी पुत्र उत्पन्न हुआ या । इसने अपने पिता के राज काल से दश 
वर्ष कभ राज किया था । इसका पुत्र वेदमिश्र उत्पन्न हुआ था रेव! 
दशहोनं कृतं राज्यं तयोऽजातीरिपुस्सृतः। 
दशहीनं कृतं राज्यं दर्भ कस्तनयोऽभवत्‌ ।२६ 
. दशहीनं कृतं राज्यं मुदयाशवस्ततोऽभवत्‌ । 
दशहोनं कृतं राज नन्दवधन एव तत्‌ ।३० 
दशहीनं कृतं राज तस्मान्नंदसुतोऽभवत्‌। 
पित॒स्त॒ल्यं कृतं राज शूद्री गर्भसमुःद्वः।३१ 
नन्दाज्जातः प्रनन्दषच दशवष कृतँ पद्म । 
तस्माज्जातः परानन्द पितृस्तल्यं कृतं पदस ।३२ 
तस्माज्जातः समानन्के विशोशद्दष कृतं पदम्‌ । 
- तस्माञ्जातः प्रियानन्दः पितस्तल्यं कृतं पदम्‌ ।३३ 
देवानन्दस्तस्त सतः पित॒स्तल्यं कृतं पदम्‌ । ; 
यज्ञ भङ्गः सुतरस्मात्पितुरद्ध पदस्‌ ।३४ 
मोर्यानन्दस्तस्य सतः पितुस्तल्यं कृतं पदम्‌ । 
महानन्दर्ततो जातः पितृस्तुत्यं कृतं पदम्‌ (३५ 
वेदमिश्च ने भी पिता से दश वर्ष होन राज किया था । इसके 
पश्चात्‌ इसका पुत्र अजाती रिपु हुआ । इनका राज काल दशहीन था। 
फिर इसके दर्भक नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई इसने दशहीन राज किया 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Bares ree 


मार्या में औलेरछ अति अग्मि [0 Chennai and er ३३३ 
वी ; ३ 


था । फिर इससे उदयाश्‍त्र का जन्म हुमा । इसका भी. दशहीन राज 
काल था । फिर नश्दवधंन उत्पन्न हुआ। इसका दश वपं कम राज 
काल था । इससे नन्द सुत की उत्पत्ति हुई जिसने अपने पिता के सभान 
ही राज किया था । यह शूद्री के गर्भ से सम्भूत हुआ था ।२६।३१। 
नन्द से प्रनन्द की उत्पत्ति हुई थी । इसने दश वर्ष ही पदे किया था। 
इससे परानन्द समुत्पक्न हुआ था जिसने कि अपने पिता के समान ही 
पद किया था अर्थात्‌ राज शासन किया था ।३२। इससे समानन्द का 
जन्म हुआ। या जिसने विशोशद्वपं पर्यस्त राज किया था । इससे प्रिया- 
नस्द ने जन्म ग्रहण किया था जिसने अपने पिता के बराबर ही पद 


* क्या था ।३३। फिर देवानन्द उसका पुत्र उत्पन्न हुआ था । इसने पिता 


के तुल्य ही राज किया था । उसका आत्मज यज्ञ भंग नामक हुआ था 
जिसने अपने पिता से आधे समय तक पद सम्भाला था।१४। इसके 
मौर्वानन्द नामधारी पुत्र ने जन्म ग्रहण किया था जिसने थिल्कुल अपने 
पिता के तुल्य ही पद किया । उससे फिर महानन्द सयुत्पन्न हुआ 
जिसका राज काल अपने पिता के तुल्य ही हुआ था ।३५। * 
एतस्मिन्नेव काले तु कलिना सांस्मृतो हरिः। 
काइ्यपादुद्भवो देवो गोतमो नाम विश्ञूतः।३६ 
बौद्धधर्म च सांस्कृत्य पंटिटणे प्राप्तवाह्नरिः। 
` दशवष कृतं राज्यं तस्माच्छाक्यमुनिः स्मृतः ।३७ 
विशद्वषं कृतं राज्यं तस्माच्छुदधदनोऽभवत्‌। 
श्रिशद्ठयं कृतं राज्यं शाक्यांसहस्ततोऽभवत्‌ ।३८ ` 
- शताद्रो द्विसहस्मर ऽब्दे व्यतीते सोऽभवन्नृपः। ` 
कलेः प्रथमचरणे वेदमार्गो विनाशितः ।३८ 
षष्ठिवर्ष कृतां राज्यं संव बौद्धा नराः स्मृताः। 
नरेषु बिषणुन्‌ पतियेथा राजा तथा प्रजा: ।४० 
विष्णौवीर्यानुसारेण जगद्धभंः प्रवत्तं ते । 
तस्मिह्वरी ये शरणं प्राप्ता माया पतो नरा :४१ 


“~ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


igitged by Arya Samaj’ ion © | ण्य 
३ ३४) gi f y Arya Samaj'Foundation Chennai and [९8 पुराण 


` अपि पापसमाचारा मोक्षयंतः प्रकोतिता: । 
शक्यसिंहाद्बुद्धसिहः पितुरद्धे कृतं पदस ४२. 
इसी काल में कलि ने हरि का स्मरण किया । काश्यप से उद्धाव 
देव गौतम नाम से प्रसिद्ध हुये ।३६। ये बौद्ध धर्म का संस्कार करके 
हरिपट्टण में प्राप्त हुये । दश वर्ष पर्यन्त वहाँ राज किया और फिर्‌ 
उनसे शाक्य मुनि स्मृत हुये ।३७। इन्होंने बीस देष तक राज किया था 
इनसे शुद्धोदन हुये। इभ्होंने तीस वर्ष तक राज़ किया था । इनसे शाक्य 
सिंह समुद्भूत हुए ।३८। शताद्रि रें दो सहस्र वर्ष व्यतीत हो जाने पर 
बह भुपति हुए ये । कलि के प्रथम चरण भें ही वेद फा जो भागं था 
वह विनाशित हो गया था ।३४। इस-तरह इम रामस्त षौद्ध नरों ने साठ 
वेष तक राज किया था और ये नर कहे गए हैं। नरों में विष्णु ऐसे 
बुपति थे कि जैसे राजा थे वैसी ही प्रजा भी थी ।४०। विष्णु के वीयं 
, के अनुसार से ही जगदूघमं परवृत्ति होती हे)! उस हरि के जो शरण ' 
में प्राप्त हुए हैं जो कि हरि माया के प्रति हैं, वे नर पापाचरण करने 
. वाले भी हैं तो भी हरि को शरणगति के प्रभाव से भोक्ष वाले कहे गए 
हैं । शाक्य सिह से वुधसिह हुआ जिसने अपने पिता से आधे समय तक 
ही राज किया था ।४१।४२। - 
चन्द्रगुप्तस्तस्य सुता पौरसाधिपतेः सुताम्‌ । 
सुलुवस्य तथोद्वाह्य यावनीबो द तत्पर: ।४३ 
षष्ठिवषं कृं राज्यं विन्दुसारस्ततोऽभवत्‌ । 
` पितुस्तुल्यं कृतं शज्यमशोकस्तनयोऽभवत्‌ ।४४ 
एतस्मिन्नेव काले तु कान्यकुब्जो हिजोतमः । 
अबु दं शिखरं प्राप्य ब्रह्महोममथाक'ोत्‌ ।४५ 
वेदमंत्रप्रभावच्च जातारचत्वा रिक्षश्चिया । 
` प्रमरस्सामंवेदी च चपहानियजुविदः ।४६ 
त्रिवेदी च तथा शुक्लोथर्वा स परिहारक:। 
शैरावतकुले जातान्गजाना इह्मते पृथक्‌ ।४७ 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कळ 


आग्राह्नित व्चें लिफ ककिर घा)०३०7 Chennai and eGangoif ३ ३५्‌ 


अशोक' स्ववश चक्र स्सवं बोद्धा विनाशिताः। 

चतुर्सक्षाः स्मृता बौद्धा: दिव्यशस्त्रे: प्रहारिताः ।४५ 

अवन्ते प्रमरो भूपरचतुर्योजनविस्तृताम्‌ । 

अइबावतीं नाम तुरीमध्यास्य सुखितोऽभवत्‌ ४९ 

इसके पुत्रों का नाम चन्द्रगुप्त था जिसने पौरसाधिपति सुलूव को 
पुच्ची के साथ विवाह किया था और यावनी वोध 'तत्पर हो गयां था । 
इसने साठ वर्ष पर्यन्त राज का शासन किया था । इसके विन्दुसार 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था । इसने पिता के तुल्य ही राज किया था। 
इसके अशोक सयुत्पन्न हुआ था ।४३।४४। इसी समय में कान्यकुब्ज 
द्विज श्रेष्ठ ने अबु फे शिखर पर जाकर ब्रह्म होम किया था ।४% 
येदों में भन्त्रो के प्रभाव से चार क्षमिय उत्पन्न हुए थे। प्रमर, साम 
वेदी, चपहानि और यजुर्वेदि । ओर त्रिवेदी तथा शुक्ल अथवा बह 
परिहारक था । इनके द्वारा ऐरावत के कुल में उत्पन्न गजों पर 
पृथक्‌ आरोहण किया जाता था ।४६।४७। इन्होंने अशोक को अपने 
चश में कर लिया था और समस्त विनाशित कर दिए थे | चार लाख 
की संख्या में वोध बताए गए हैं। ये सभी दिव्य शस्त्रो के द्वारा प्रहा- 
रित कर दिये थे ।४८। अवन्ति देश में प्रमर भूप था जो चार योजन 
के विस्तार वाली अम्थावती नाम की पुरीं में अधिष्ठित होकर बहुत 
ही सुखित हुआ था ।४८। 


र 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३३६ ०७९१ by Arya Samaj Foundation Chennai था ९०भ्रज्िफिप पुराण 


॥ कॉलिजर अजमरपुर आदि वर्णन ॥ 


.चित्रकूटगिरेदेंशे परिहारो महीपतिः । 
` कलिजरपुरं रम्यमक्रोशायतनं स्मृतम्‌ ।१ 
अध्यास्य बौद्हता सुखितोमबद्जितः। 
रोजपुत्राख्यदेशे च चपहानिर्महीपति ।२ 
अजमरपुरं रम्यं विधिशोभासमस्वितस्‌ । 
चतुर्वण्मयुतं दिव्यम ध्यास्य सुख्तो$भवत्‌ ।३ 
शुक्लो नाम महिपालो गत आनर्तमण्डले । 
ढारकां नाम नगरीमध्यास्य सुखितोऽभवत्‌ ।४ 
- तेषामन्न्यु द्भवानां च ये भूपा राञ्यसत्कृताः। 
तान्मे ब्र्‌ हि महाभाग सूतो वाक्यथाम्नवीत्‌ ।५ 
गच्छध्वं ब्राह्मणाः सवं योगनिद्रावशो ह्महम। ` 
तच्छू त्वा नुनयः सर्वे विष्णोर्ध्यानं प्रचकिरे (६ 
पूर्ण द्दे च सहसान्ते सूतोवचनमत्रवीत्‌ । 
सप्तत्रिशशते वर्ष दशाब्दे चाधिके कलो ।७ 
इस अध्याय में कालिजपुर, आजमपुर ओर द्वारिका नगरियों में 
प्रमर चपहानि तथा _शुक्लों की स्थित का वर्णन किया.जाता है। श्री 
सूतजी ने कहा-चित्नकूट गिरि के देश में परिहार नाम वाला राजा था। 


वहाँ कालिजपुर गस रम्य और बक्रोशायतन कहा गया है ।१। वह 
बौद्धों का हनन करने वाला वहाँ निवास करके ऊजित सुखित हुआ 


'था। और राजपुत्र नामक देश में चपहानि महीपति हुआ था ।२। 
अजमपुर अत्यन्त रमणीक था जो विधि शोभा से पूर्णं तथा समन्वित. 
यह पुर चारों वर्णो से युक्त एव दिव्य था । इसमें निवास करके परम 
सुखित हुआ था ।३। शुक्ल नामधारी राजा आनर्त्त॑मण्डल में चला गयां 
था । वह द्वारका नाम मगरी में निवास करके परम सुखित हुआ था 
।४। शौनक ने कहा--उस अग्नि से उद्भूबों के राजा राज्य सत्छृत थे, 
हवे भहामाग्र ! भाप उनके विषय में हमको पतलाइये । सूत जी ते यह 


८८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
र 


Digitized by'Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
कलिजर अजमरपुर आदि वर्णन | [ ३३७ 


वचन कहा--हे ब्राह्मणो ! अव आप चले जाओ। मैं योगनिन्द्रा के 
वशीभूत हो गया हुँ । यह सुनकर समस्त मुनियों ने भगवान्‌ विष्णु का 
ध्यान किया था ।५-६। पूर्ण दो सहत्र वर्ष के अन्त हो जानें पर सूतजी 
ने यह वचन कहे-सँतीस.सौ दस कलियुग के अधिक हो जाने पर 
प्रवर नामक राजा ने छै: वर्ष तक राज्य किया था ।७। 


प्रभरो नाम भूपालः कृतः राज्यं च षट्समाः। 
महामंदस्ततो जातः पितुरधे कृत पदम्‌ ।८ 
देवापिस्तनयस्तस्य पितुस्तुल्यं कृतं पदम्‌ 
देवदुतस्तस्य सुतः पितुस्तुल्यं स्मृत पदम्‌ ।£ 
तस्माद्गन्धर्वसेनङ्च पंचाशन्दभूपदम्‌ । 

कृत्वा च स्वसुतं शंखमभिषिच्य वनं गत: ।१० 
शंखेन तत्पदं प्राप्तं राज्य" त्रिशत्त्तमाः कृतम्‌ । 
देवांगना बीरमती शक्र ण प्रेषिता तदा । ११ 
गंधरबेसेन सम्प्राप्य पुन्नरत्गमजनत्‌ | 

सुतस्य जन्मकाले तु नभसः पुष्पवृष्टयः । १२ 
पेतुदुदू भयोनेदुर्वाति वाताः सुखप्रदाः । 
शिवदृष्टिद्रिजो माम शिष्येस्साद्ध' वनं गतः । १३ 
बिशद्रभिः कर्मयोग च समाराध्य शिवोऽभवत्‌ । 
पूर्ण त्रिशच्छते वषं कलौ प्राप्ते भयंकरे । १४ 


“इससे महामद नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई जिसने अपने पिता के 
समय से आधे समय तक ही पद किया था ।५। उसका पुत्र देवापि 


. हुआ जिसने अपने पिता के समान ही राज्य किया.था। इसका पुत्र 


देवदूत नामधारी उत्पन्न हुआ था । इसगे पितृतुल्य ही पद किया था । 

इससे गन्धबंसेन की उत्पत्ति हुई थी। इसका राज्यकाज पचास वर्षे 

पर्यन्त रहा था । इस राजा ने अपने पुत्र शंख का राज्यासन पर अभि- 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


' ३३८ | [ भविष्य पुराण 


देक किया ।तथावनमें प्रस्थान किया था ।९।१०।राजा शंख ने तीस वर्ष 
पर्यन्त राज्य किया था ! उस समय दीरमती नाम वाली पुक देवांगना 
. - इन्द्र के द्वारा वहां प्रेषित की गई थी ।११। उसने गन्धवंसेन के साथ 
| रहकर एक पुत्ररत्न को जन्म दिया था । इस पुत्र का जिस समय जन्म 
भूमण्डल में हुआ था उस.समय आकाश में पुष्पों की वर्षा हुई थी ।१२ 
दुन्दुभियाँ वजने लगी थी और परम सुख प्रदान करने बाली वायु बह 
रही थी । इसका ताम शिवहष्टि हिज था जोकि अपने शिष्यों के साथ 
बन में चला गया था ।१३। वहां वीस वर्ष पर्यन्त इसने. कर्म योग का 
साधन किया था। इस समय तीन हजार वर्ष भयंकर कलियुग के प्राप्त 
हो गये थे ।१४। 


शकानां च विनाशार्थमायंधर्म विवृद्धये । 
जांतश्शिवाज्ञया सोऽपि केलासादगृह्यकालयत्‌ । १५ = 
विक्रमादित्पनामानं पिता कुत्वा मुमोदह्‌ । 
स वालोंऽपि महाप्राज्ञः पितृमातृप्रियंकरः । १६ 
पञ्न्चवर्षे वयः प्राप्ते तपसोऽथं वनं गतः । 
द्वादशाब्दं प्रयत्नेन विक्रमेण कृतः तपः । १७ 
पश्चादस्बावती दिव्य: पुरीं यात्त: श्रियान्वित । 
दिव्यं सिहासन' रम्यं द्वात्रिशन्मूतिसंयुतम्‌ । १८ 
शिवरैन प्रो षितं तस्मे सोपि तत्पदमग्रहीत्‌ । 
बैतालस्तस्य रक्षार्थ पावत्या निमितो गतः । १९ 
'एकदा स नृपों वीरो महाकालेःवरस्थलम्‌ । 
गत्वा संपूजयामास देवदेवं पिनाकिनम । २० 
सभा धर्ममयी तन्न निमिता व्यूहुविस्तरा । 
नानामतुकूतस्तम्भा नानामणविभूषिता । २१ AF 
, शको के विनाश करने के लिए और आर्यों के धर्म का वृद्धि 
के. लिए वह भी गुह्यकों के आलय कैलाश 3 शिव की भाशा प्राप्त कर 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 
क गा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कलिजर अजमरपुर आदि वर्णन ] [ ३३६ 


ही यहां समुत्पन्न हुआ था ।१५।-पिता ने इसका नाम विक्रमादित्य 
रकखा था और उसे परम हषं हुआ था। वह बाल्य अवस्था में ही 
महान्‌ बुद्धिमान पण्डित हुआ था और अपने माता पिता का अत्यन्त | 
भ्रियरुर था ।१६। जव इसकी पांच वर्ष की आयु हो गई थी तभी वह 
तपस्या करने के लिए बन में चला गया था | वहां इस विक्रमादित्य ने 
बड़े ही प्रयत्न से तप किया था।१७। इसके अनन्तर वह श्रीसे समन्वित 
होकर उस दिव्य अम्वावती पुरी में गया था। एक परम सुन्दर एवं 
दिव्य बत्तीस मूर्तियों से युक्त सिंहासन उसके लिए शिव ने भेजा था 
और उसने उसे ग्रहण किया था । उसकी रक्षा करने के लिए पावती ने 

वेताल को निमित करके प्रेषित किया था ।१८। १९। एक बार वहपरम 

वीर राजा महाकालेश्वर के स्थल पर जाकर देवों के भी देव भगवान 

पिनाकी की पूजा करने को गया था ।२० वहाँ पर ब्यूह विस्तार वाली 

एक धर्ममयी सभा का निर्माण किया था जिनमें अनेक धातुओं के स्त-. 
स्भ बनाये गये थे जो कि विभिन्न तरह की मणियों से विभूषित किए ' 
गये थे ।२१ + 


नानाद्र, मलताकीर्णा पृष्पबल्लीभिरन्विता । 

तन्न सिहासन दिव्य स्थापितं तेन शौनक । २२ 

आहूय ब्राह्मणान्मुख्यान्वेदवेदांगपारगान्‌ । . 

पूजयित्वा विधानेन धमंगाथामथा$श्र.णोत्‌ । २३ 

एतस्मिनन्तरे तनू वेतालो नाम देवता । 

स कृत्वा ब्राह्मण रूपं जयाशीभिः प्रशस्ततम्‌ । २४ 

उपविश्यासने विप्रो राजनमिदमब्रवीत्‌। ` 

यदि ते श्रवणे श्रद्धा विक्रमादित्यभूपते । २५ 

वर्णयामि महाख्यानमितिहाससमुच्चयम्‌ । २६ 

यह सभा अनेक प्रकार के वृक्षों से समाकीणं थी और विभिःन 
पुष्पों से समन्त्रित बल्लियों से युक्त थी । हे शौनक ! वहां पर ही वह 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


“ये i by Arya Samaj EoUndaion a and | पुराण 
दिव्य सिहासन उसने स्थापित किया था २२ वेद्रों और वेद के अग 
शास्त्रो के महामनीषियों एवं पारङ्गत पण्डित मुख्य ब्राह्मणों फा वहां 
समाह्वान करके उनकी पूजा की और विधि-विधान से उसने धमं की 
' गाथाओं का वहां श्रवण किया था।२३। इसी बीच में वहां पर वैताल. 
नाम वाले. देवता ने ब्राह्मण का रूप धारण करके जय के. आर्शीवादों से ` 
उसकी प्रशंसा की थी ।२४। वहं विप्र आसन पर स्थित होकर राजा से 
यह बोला--हे विक्रमादित्य नुप ! यदि आपकी श्रवण करने में बहुत 
'ही श्रद्धा हैं तो मुझसे श्रवण करो, मैं एक इतिहासों के समुच्च स्वरूप 
महान. आख्यान का वर्णन करता हूँ । २४-२६) ; 
पद्मावती कथा वर्णनस्‌ 
इत्युक्तस्स तु वेतालो महाकालेश्वरस्थितः । 
शिव मनसि संस्थाप्य राजानमिदब्रवीत्‌ । १ 
विक्रमादिंत्यभूपाल श्र,णु गाथा मनोरमाम्‌ । 
वाराणसी पुरी रम्या महेशो यत्र तिष्ठति ।.२ 
चातुव प्य॑प्रजा यत्र प्रतापमुकुटो नृपः। 
महादेवी च महिषी धम ज्ञस्य महोपतेः । ३ 
तत्पुत्रो वज्ञमुंकुटो मंत्रिणः सुतबल्लभाः । 
षोडणाव्दे$थ संप्राप्ते हयारूढो वनं गतः ।४ 
अमात्यतनथण्चेव वुद्धिदक्ष इति शृतः ` 
हयारूढो गतः साधं समानवयसा वन्ते ।५ 
स दृष्टवा विपिनं रम्यं मृगपक्षिसमन्वितंम्‌ । ५ 
मुमोद वञ्जमुकुटः कामाशयवशं गतः ।६ 
तत्र दिव्यं सुरो रभ्यं ांनापक्षिनिनादितम्‌ । 
. तस्य कूले शिवस्थानं मुनिवृन्दः प्रपूजितमु ।७ ,_ 
इस अध्याय में पद्मावती. की. कथा का वर्णन किया जाता हैं। भी 
सूतजी न कहा-इस प्रकार से कहे गये बताउ नो जोकि महा कालेएवर 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
x 


RPT 


ig i 268 ७ a Samaj Roundation Chennai and eGangotri 
पद मीरत थी विणेन’ च ३४१ . 


भें स्थित था,' भगवान शिव फो मन में संस्थापित करके राजा से वह 
वचन वोले--।१। हे भूपाल विक्रमादित्य ! अव तुम एक परम मनोरम 
गाथा का श्रवण करो । वाराणसी पुरी बहुत ही रम्य है जहां कि महेश 
स्वयं स्थित रहा करते हैँ ।२। वहाँ प्रजा में चारों चर्णो के लोग हैं भौर 
वहां का प्रताप मुकुट नाम वाला राजा था। इस धमं के ज्ञाता मही- 
पति की मंहादेवी नाम वाली रानी थी ।३। उसके पुत्र का नाम ब्रज- 
मुकुट था और उसके मन्त्रीगण उस सुत के परम प्रिय थे। जव बह 
ब्रत्लमुकुट सोलह वषं की आयु वाला हो गया तो उस समय अश्व पर 
आरोहण करके वत को गया था ।४। अमात्य (मन्त्री) का पुत्र बुद्धिदक्ष 
था, यह भी अश्‍व पर आरूढ होकर साथ ही वन को गया था। ये दोनों 
समान सी उम्र वाले थे।५। उस राजकुमार ने मुग पक्षियों से समन्वित 
सुन्दर वन को देखा ओर परम प्रसन्नता प्राप्त की थी। वहां फिर वह 
वञ्रमुकुट नामक राजकुमार कामाशय वशीभूत हो गया था।६। वहाँ 
चन में एक अत्यन्त रम्य एवं परम दिव्य सरोवर था जोकि विभिन्न 
प्रकार के सुन्दर पक्षियों के निषाद से युक्त हो रहा था । उस सरोवर 
के तट पर एक भगवान शिव का स्थान था जो कि मुनियों के समूहों 
के द्वारा पूजित था । ७ * 

दृष्ट बा तत्र गतौ वीरौ परमानन्दमापतु: । 

एतस्मिन्नन्तरे भूह कर्णाटक भूपतेः (८ 

दंतबकत्रस्य तनया नाम्ना पद्मावती मता । 

कामदेवं नमस्कृत्य कामिनी कामरूपिणी ।९ 

चिक्रीड सखिभिः क्रीडां सरोमध्ये मनोहरा । 

तदा तु वञ्रमुकुटो मन्दिरादागतो बहिः १० 

दुष्ट्वा पद्मावतीं वालां तुल्यरूपणान्विताम्‌ । 

मूछितः पतितो भूमौ सा दृष्ट्वा तु सुमोहव ।११ 

प्रबुद्धो वजूमुकुटो मां पाहि शिवशंकर! 

इत्युक्त्वा भपतनयः पुनर्वालां ददशं ह्‌ ।१२ 

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३४२ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and वु०क्भचिभ्य पुराण 


शिरसः पदुमकुसुम सा गृहीत्वा तु कर्णयो: । 
कृत्वा चखान दशनेः पादयोदेंघती पुनः ।१३ 
पुनगृ हीत्वा त॑त्पुष्प हृदये सम्प्रवेशितम्‌ । 
इति भावं च सा कृत्वाऽऽलिभि साध ययो गृहम्‌ । १४ 
उस शिवालय को देखकर वह दोनों युवक वहां पहुंच गये भौर उन 
बीरों को परम अधिक आनन्द की प्राप्ति हुई थी । हे. भूप ! इसी बीच 
में वहां पर करणाटक के राजा दन्तयकत्र की पदमावती नामवाली पुत्री 
` बहां आई । वह कामिनी कामरूपिणी थी । उसने कामदेवको नमस्कार _ 
किया और परम सुन्दरी वह अपनी सखी-सहेँलियों के साथ उस सरो- 
वर के मध्य में क्रीडा करने लगी । उस समय में राजकुमार वजूमुकुट 
मन्दिर से बाहर आ गया था ।८।१०। उसने गुण और रूप में समान 
उस मदमाबाला को देखा तो चह मूच्छित होकर भूमि पर गिर गया 
था । वह पदमावती भी उसे देखकर अत्यन्त मोहित हो गई थी ।११। 
कुछ क्षण के पश्चात जव वजूमुकुट को होश हुआ तो वह प्रबुद्ध होकर 
कहने लगा-हें शिवशंकर ! मेरी रक्षा करो । इतना कहकर वह फिर 
बाला को देखने लगा ।१२। उस वाला ने शिर से पद्म के पुष्प को 
लेकर फानों में किया और. फिर पादों में करती हुई दशनों में चाखा 
था ओर फिर उस पुष्प को लेकर हृदय में प्रवेशित कर लिया था | 
इस प्रकार के भाव को उसने करके यह फिर अपनी सखियों के साथ 
गृह को चली गई थो ।१३।१४। 
तीर्थार्थे च समं पित्रा संप्राप्ता गिरिजावने । 
. तस्यां गतयां स नृपो मारवाणेत पीडितः ।१५ 
महती मानसौ पीडां प्राप्तवान्मीह्मागतः। 
उन्मादीब ततो भूत्वा खाद्यपानविवर्जित: ।१६ 
ध्यात्वा पद्मावती बालां मौनव्रतमचीकरत्‌ । 
तदा कोलाहलो जातः प्रतापमुकुटांतिके । १७ 


~ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
LS 


४-६; ९-० काता करेना ठ]]5०॥तला Chennai and eGangotri ३४३ 


कुमारः कां दशां प्राप्त इति हाहेति सबंतः । 

त्रिदिनाते मंत्रि सुतो बुद्धि दक्षो विशारदः ।१८ 

अन्नवीद्वञ्जमुकुटं सत्यं कथय भूपते । 

स आह कारणं सबं यथा जातं सरोवरे ।१९ 

तच्छु, त्वा वुद्धिदक्षरच विहस्याह महीपतिम । 

महाकष्टेन स देवी मित्रत्वं हिं गमिष्यिति ।२० 

कर्णाटकभूपस्य दंतवक्त्रस्त सा सुता । 

पदृमावतीति विख्याता दधती त्वां स्वमानसे ।२१ 

फिर तीर्थो के लिये पिता के साथ गिरिजा के वन में प्राप्त हुई थी 
उसके चले जाने के वाद बह नुप काम के वाण से अत्यन्त पीड़ित हो 
गया था ११५। बड़ी भारी मानसिक पीड़ा को वह प्राप्त हो गया और 
उसे मोह हो गया था । इसके पश्चात्‌ एक उन्माद के रोगी की भाति 
हो गया था जिसने अपना खाना-पीना सभी का त्याग कर दिया था। 
।१६। उसे केवल पद्मावती बाला का ही ध्यान रहा करता था और 
उसका ध्यान करके वह अहनिश मीन ब्रत में रहता था। तब तो इस 
बात का प्रताप मुकुट के समीप में बड़ा कोलाहल हो गया था ।१७। 
कुमार की यह क्या दशा हो गई, इसके लिए सभी ओर बड़ा हाहाकार 
मच गया.था। तीन दिन के बाद मन्त्री के पुत्र परम पण्डित बुद्धिधक्ष 
ने बच्ञमुकुट से कहा--हे भूपते ! सत्य-सत्य बताओ क्या कारण है। 
तब तो राजकुमार ने समस्त कारण उसे बता दिया था जो कि यन में 
उस,सरोवर में उपस्थित हुआ था।१८।१९। यह सुनकर बुद्धिदक्ष हँसकर 
महीपति से कहने लंगा--वह महादेवी तो बहुत कष्ट से मित्रता को 
प्राप्त होगी ।२०। वहू करणाटक देश के राजा दन्तवक्र की पुत्री है। 
उसका नाम पद्माबती है । वह तुमको अपने मन में धारण किए हुए है 


।२१। So 
पुष्पभावेन ज्ञात्वाहं त्वां नयामि तद तिके । 


इत्युकत्वा तस्य पितरं प्रतापमुकूटं प्रति ।२२ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


® . { == ° 
३४४ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and [०ञ्रि् पुराण 


आज्ञाहां देहि भूपाल यास्येहं करणाटके । 

त्वत्सुतस्य चिकित्सार्थ स वञ्जमुकुटोऽचि र्‌ ।२३ 

आयामि. नाऽत्र सन्देहो यदि जीवयसे सुतम्‌ । 

तथेति मत्वा नृपः प्रादोपुत्रं च मन्त्रिणं ।२४ 

हयारूढ़ी गतौ शीघ्र दन्तववत्रस्त पत्तन्ते । 

कार्चिद्वृद्धा स्थिता तत्न तस्या गेहं च तो गतौ !२५ 

बहुद्रव्यं ददौ तस्ये बुद्धिदक्षो विशारदः । 

ऊषतुमेदिरे तस्मिच्रात्रि घोरत मोढृतास्‌ ।२६ 

प्रातःकाले तु सा बृद्धा गच्छती राजमन्दिरम । 

तामाह मन्त्रित नयः शु भातवंचो मम ।२७ 

पद्मावतीं च मंप्राप्येकांते मद्वचनं वद । 

ज्येष्ठशुक्लस्य पञ्चम्यायामिन्दुवारे सरोवरे ।२८ 

यो दृष्टः पुरुषो रम्य स्त्वदर्थं समुपागतः । 

इति श्रूत्वा यया वृद्धा पद्मम तस्यै न्यवेदयत्‌ ।२६ 

मैं पुष्पभाव से जानकर तुमको उसके समीप से जाता हुं । इतना 
बुद्धिदक्ष ने कहकर फिर उस राजकुमार के पिता वष्जमुकुट ने कहा 
है भूपाल ! आप आज्ञा दीजिए, मैं करणाटक देश को ज़ाऊंगा | मेरा 
बही नमन आपके पुत्र की चिकित्सा के लिए है । वह वज्वमुकुट भौर 
में शीघ्र ही वहां से आते हैं इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । यदि आप , 
- पुत्र को जीवित रखना चाहते हैं तो वहाँ जाने की आज्ञा दे देवें । इसे 
स्वीकार करके उस राजा ने पुत्र को मन्त्री के सुपुदं कर दिया था ।२२। 
२४। ये दोनों अश्वों पर आरूढ होकर शीघ्र ही राजा दन्तवक्त्र के नगर 
में पहुंचे । वहां पर कोई एक वृद्धा स्त्री थी । वे दोनों उसके घर में चले 
गये थे।२५। -परम पण्डित बुद्धिदक्ष ने बहुत सारा धन उसे बृद्धा को 
दिया था और उस मन्दिर में उस घोर भन्धकार वाली रात्रि में निवास 
किया ।२६। प्रातःकाल जब हुआ तो वह वृद्धा राजमन्दिर में जाने को 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
` ot 


tized by Arya Samaj Foundation (शा and eGangotri 


बइनावती कथा वर्णनम | ( ३४५ 


थी । उस समय मन्त्री के पुत्र वुद्धिदक्ष ने उससे कहा--हे माता ! मेरी 
बात सुनो,' तुम पद्मावती क्र पास जाकर एकान्त में मेरा वचन उससे 
कह देना कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पञ्चमी तिथि में चन्द्रवार 
के दिन सरोवर पर जो रम्य पूरुष तुमने देखा था वह तुम्हारे लिए 
यहां उपस्थित हो गया। यह सुनकर वृद्धा चली गईं थी और उसने यह 
बृत्तान्त उन पद्मावती से कह दिया था ।२७-२६। 


स्पष्टा पद्यवतो प्राह चन्दनाद्रागु लीयिका । 
गच्छ गच्छ महादु तलेनोरस्यताडयेत्‌ ।३० - 
अ'गुलीभि कपोलौ च तस्या स्पष्ट्वा ययौ गृहम्‌ । 
सा तु वृद्धा बुद्धिदक्षं सावं भावं ग्यवदयत्‌ ।३१ 
समित्रं दुःखितं प्राइ श्रुणु मित्र वचं त्य़जा३२ 
` त्नमाह भूपतेः कन्या प्राणप्रिय वचः शुणु ।३२ 
त्वदर्थे ताडितं वक्ष: कदा मित्रं भविष्यसि । 
श्र त्वा तन्मधुरं वःक्यं रजो देहे समागतम्‌ ।३३ 
` रजस्वलांके भो मित्रतवास्क वितास्म्यहम्‌ । - 
इति श्रत्वा भूयसुतः परभानन्दमाययौ ।३४ 
त्रिदिनाते तुसा बृद्धा पदमावत्यं न्यवेदयत । 
त्वामुत्सुकः स भूपलस्तव दशनवालसः ।३५ 
चन्दन से आद्र अगूलीयक वाली पद्मावती रुष्ट होकर बोली--हे 
महादुष्टे ! आ जा, उसने तल से उपःस्थ॑ल में ताइना की णी ।३०। 


अ'गुलियों से उसके कपोलों फो छूकर गृह कों चली.गई थी । फिर उस 
वृद्धा ने आकर बुद्धिदक्ष का उसका सम्पूर्ण भाव निवेदन कर दिया था. 


।३१। वह बुद्धिदक्ष अपने दुःखित मित्र से कहने लगा--हे मित्र ! सुनो 

अब आप चिन्ता का त्याग फर दो राजा की कन्या ने तुमसे कहा है कि 

है प्राणप्रिय ! मेरा वचन श्रवण करो तुम्हारे लिए ही मैंने तेरा वक्षः- 

स्थल ताड़ित किया है कि कव मित्र बगोगे । उसका मधुर वाक्य सुनकर 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


५ Digitized.by Arya Samaj Foundation Chennai and eG कृ भष 
३०६ तृ०भ्रदिष्य पुराण 


देह में रज की प्रवृत्ति की गई थो ।३३। उंसने कहा था कि रजस्दला के 
अन्त हो जाने पर हे मित्र ! में तुम्हारे मुख का चुम्बन करूंगी । यह 
सुनकर राजा के पुत्र को परमाधिक आनन्द प्राप्त हुआ था ।३४। जब 
_ तीनं दिन व्यतीत हो गये तो उस वृद्धा ने पद्मावती के समीप में जाकर 
निवेदन किया फि वह भूपाल तुम्हारे लिए उत्सुक हो रहा है और 
तुम्हारे दर्शन की उसको बहुत अधिक लालसा है ।३५। 
तं भजस्वाद्य सुश्रोणि सफलं जीवनं कृरु । 
इति श्र त्वा महाह्ृष्टा सा मस्यार्द्रागु लीयकम्‌ ।३६ 
गवाक्षद्वारि निस्कास्य तले पृष्ठे च ताडिता । 
तथेव वृद्धा तं प्राप्य मंत्रिणं चाब्रवी टचः ।३७` 
प्रसन्नो बुद्धिदक्षश्च मित्रं प्राह शणुष्वभो: । 
पश्चिचमे दिज्ञि भाः स्वामिन्गवाक्षं तव निमितम्‌ ।३८ 
अद्ध रात्रे तु संप्राप्य भज मां कामविहवलाम्र । 
श्रृत्वा तद्व्रमुकुटः प्रियःदशेनलालसः ।३& 
` ययौ शीध्रं महाकामी रमणो तामरामयत्‌ । 
मासांते कामशिथिलो मित्रदर्शनलालसः ।४० 
पद्मावती प्रियां श्वुणु वाक्यं वरानने । 
थेन प्राप्तवती मह्य त्व सुभ्र: सुरदुलंभा ।४१ 
तन्मित्रं बुद्धिदश्च कि नु तिष्ठिति सांप्रतम्‌ । 
आज्ञां देहि प्रिये मह्य दृष्टवायास्यामि तेऽतिकस्‌ ।४२ 
हे सुश्रोणि ! तुम आज उस राजकुमार का सेवन करो और अपना 
जीवन सफल बनाओ । यह सुनकर वह अत्यधिक हुषित हुई और उसने 
मसी से आद्र अ'गुलीयक को गवाक्ष के द्वार भें निकालकर तल में और 
पृष्ठ में ताडित किया था । उसी प्रकार से वृद्धा ने मन्त्री के पास आकर 
कहा-।३६-३७। तब तो बुद्धिदक्ष परम प्रसन्न होते हुए मित्र से बोला , 
हे राजकुमार ! सुनो, हैं स्वामिन्‌ ! उसने पश्चिम दिशा में तुम्हारा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
न सन रे ._ 


ized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पदमावती कथा वर्णनम्‌ | ३४७ 


गवाक्ष बना दिया है।३८। आधी रात में तुम यहाँ जाकर उस काम 
विह्वला का सेवन करो । यह सुनकर वज्ममुकुट प्रिया के दर्शन की 


'लालसा से पूर्ण हो गया था।३६। बह राजकुमार शीघ्र ही वहाँ गया 


और उस महाकामी ने उस रमणी को खूब रमण कराया था । जब एक 


. मास पूर्ण हो गया तो वह काम से शिथिल हो गया और मित्र के दर्शन 


करने की लालसा वाला हुआ।४०। तब वह राजकुमार वज्ञमुकुट 
पद्मावती से बोला--हे बरानने ! मेरा वचन श्रवण करो जिसके द्वारा 


.तुम देवों की दुलेभा सुम्न, मुझे प्राप्त हुई हो वह मेरा मित्र बुद्धिदक्ष 


है । यह देखना है कि वह अभी तक वहाँ ठहरा है या नहीं, तुम मुझे 
आज्ञा दो, हे प्रिये ! मैं उससे मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे समीप भा 
जाऊँगा ।४१-४२। 

इति श्रूत्वा वचनस्तस्य निष्ठुरं कुलिशोपमम्‌ ! 

मिऽठान्नं सविणं घृत्वा मन्त्रिणो सा न्यबेदयत्‌ ४३ 

तदा तु बुद्धिदक्षक्पं चित्रगुप्तप्रपूजकः । 

ज्ञात्वा तत्कारणं भवं न तु भक्षितवात्स्वयस्‌ ।४४ 

एतस्मिन्नन्तरे प्राप्तो भूपतिस्त्वरयान्बितः। 

विवेकवन्त मित्र तं दृष्टवा प्राह रुषाम्वितः ।४५ 

कस्मास खादितं मित्रं भोजनं मर्त्राकृतम्‌ । 

. विहस्व वुद्धिदक्षरतु सारमेये ददौ हि तत्‌ ।४६ 

भुक्तवा स मरणं प्राप्तः स दृष्टया विस्मितो नृप: । 

स्त्रीचरित्रं विज्ञाय स्नेहं त्यक्तवाऽब्रवीत्त्तस्‌ ।४७ 

मित्रगच्छ गृहं शीघ्र मया त्यक्ता च पापिनी । 

स आह श्ुणुभूपाल गच्छ शीघ्र प्रियांतिकभ्‌ ।४८ 

तदलंपकारमाहुत्य त्रिशूलं कुरु जानुनि । 

प्रसुप्तां त्यज भो मित्र या हि त्वं मा विचारय ।४ 

इति श्रूत्वा ययोईभूपस्तथा कृत्वा समागतः 


स्वमित्रण ययौ साधं इमशाने रुद्रमण्डपे !५० 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ००५१६७ 


३४८ पुराण 


उस राजकुमार का यह बज के समान अत्यन्त कठोर दचन सुनकर 
उसने मिष्ठान्न को विष से युक्त करके मन्त्री पुत्र को निवेदित किया था 


।४३। उस समय में चित्रगुप्त के प्रपूजक वुद्धिदक्षने उसका समस्त कारण - 


. समझ कर स्वयं उसे नहीं खाया था।४४। इसी वीच में शीक्षता से युक्त 
भूपति वहाँ आगया और उसने विवेक वाले मित्र को देखकर क्रोध भें 
भरकर कहा-हे मित्र ! तुमने मेरी प्रिया के द्वारा दिया हुआ भोजन 
क्यों नहीं खाया है ? यह सुनकर हेसते हुए उस बुद्धदक्ष ने उसे कुत्ते को 
दे दिया था । उसे खाकर कुत्ता तुरन्त ही मृत्यु को प्राप्त हो गया था 
यह देखकर नृप वहुत. विस्मित हुआ और सित यों के चरित्र को समझ 
कर उसने पद्मावती से स्नेह छोड़कर उस अपने मित्र से कहा ।४५-४७। 
हे मित्र ! अब शीघ्र ही घर को चलो । मैंने उस पापिनी का त्याग कर 
दिया है । वह बोला--हे भूपाल ! सुनो, तुम शीघ्र ही अपनी.प्रिया'के . 
समीप में जाओ । उसके अलंकारों को लेकर उसके जानु में त्रिशूल कर 
देना । हैं मित्र ! उसे सोती हुई त्याग देना जिससे वह तुझे न बिचार 
सके ।४८-४९। यह सुनकर राजकुमार वहाँ गया और उसी तरह करके 
आगया फिर वह अपने भिन्न के साथ रुद्रमंडल श्मशान में गया था ।५०। 

शिष्यं कृत्वा तपं तं स योगिखूपो हि भूषणम्‌ । 

विक्रयार्थं ददौ तस्मे स्वमिल्राय स बुद्धिमान ।५१ 

स वज्ञमुकुटो मरवा तदाज्ञां नगरं गतः । 

चोरोयमति तं मत्वा वड़ा राज्ञो हि रक्षिणः ।५२ 

शीघ्र निवेदयामासुदेन्तवव्त्रस्तमत्रवीत्‌ ।. 

क्व प्राप्तं भूषण रम्य तव कथय पुरुष ।५३ 

_ जटिलः प्राह भो राजन्दमश्चाने मद्गुरः स्थित: । 
तेन दत्त विक्रयार्थं भूषणं स्वणंगुण्ठितम्‌ ।५४ 
` इति श्रूत्वा स नृपतिस्तूंणंमा हूय तदगुरुस । 
भूषणं पृष्टवान्न,राजा योगी प्राह्‌ श्ड॒एुष्व भो: ५५ 
इमशाने संधितं मन्त्र मया योगस्वरूपिणा ! 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. * 


पद्मावती कया बेन 3 Foundation Chennai and SOON ¥g 
पिशाचो प्रापिता काचित्तस्याश्िन्ह मया कृतम्‌ ।५६ 
_ बामजानुनि शूलेन तया दत्त हि भूषणं । 
ज्ञात्वा तत्कारणं राजा सूता निष्कासिता गृहात्‌ ।५७ 
उसने उस नृप को शिष्य बनाकर योगीरूप बुद्धिमान वृद्ध ने भूषण 
विक्रय के लिए उसने अपने भिन्न को दे दिया था ।५१। उस वस्ममुकुट 


= 


शीघ्र राजा के पास पहुंचाया गया था। राजा दन्तवक़् ने उससे कहा- 


हे पुष ! यह सुन्दर भूषण तुमको कहाँ से मिला है शीघ्र बताओ - 


।५२-५३। उस' जटिल ने कहा-हे राजन्‌ शमशान में मेरे गुरु स्थित हैं । 
उन्होंने इस स्वणेंगुण्ठित भूषण को मुझे बेचने के लिए दिया हे ।५४। 


` यह सुनकर उस राजाने उसके गुरु को शीघ बुलाया भौर राजाने _ 
उस भूषण के विषय भें पूछा था । योगी ने कहा-- सुनिये, योगी के रूप ' 


भें रहने वाले मैंने श्मशान में मन्त्र संधित किया था तो कोई पिशाची 


यहाँ प्राप्त हुई थी । मैंने उसके चिन्ह कर दिया है । वाम जानु में शूल . 


हारा चिन्ह किया है । उसी पिशाचिनी ने यह भूषण मुझे दिया है। 

` राजा उसका कारण मानकर उसको पुत्री पद्मावती को घर से निकाल 

दिया था (५५५७ 
स वज्तरमुकुटस्तां तु गृहीत्वा ग्रृहमाययी । 
विहस्य प्राह वेतालः शवण: तिठ्रापभूपते ।५८ 
क्सः पापं सहत्प्राप्तं चतुर्णा मे वंदाधुना । ` 
इति श्र्‌ त्वा वचस्तस्य विक्रमो नाम भूपतिः ।५६ 
विहस्य भागंवं प्राह प्राप्तं पापं हि भूपतेः । 
मित्रकार्यममात्येन स्वामिकार्य च रक्षिभिः ।६० 
झूपपुत्रेणाणं सिद्ध कृतं तस्माच्च भूपतेः । 
महत्पापं च संप्राप्तं तेनासौ नरक शतः ६१ 

` रजावती सुता दृष्टवा न विवाहेत ग्रो नरः । 

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ने उसकी आज्ञा को मानकर नगर को प्रस्थान किया था । यह चोर . 
है ऐसा मानकर राज! के रक्षा करने वालों ने उसे बाँध लिया और. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


३ ५०११८१ by Arya Samaj Foundation Chennai and “लूक क्धिष्य पुराण 


स पापी नरक याति षष्टिवबंसहल्लकम्‌ ।६२ 
गांधवे च विवाह वे कामिन्या च कृतं यया । 
तस्या विघ्नकरो यो वे स पापी यमपापौ यमपीडितः ।६३ 
अदुष्टदोषां यः कन्यां विवेकेन बिना त्यजेत्‌ । 
स पापी नरक याति लक्षवषं प्रमाणकम्‌ ।६४ 
. इति श्रत्वा स वेतालो धमंगाथा नृपेरिताम्‌ । 
प्रसन्नहृदयं प्राह भूपति धमतत्परम्‌ (६५ 


उस वस्रमुकुट ने उसे ग्रहण कर लिया और वह अपने घर में आ 
गया था । वेताल हँसकर वोला--हें “विक्रम ,भूपते ! सुनो, और उन 
चारों में किसको महान पाप प्राप्त हुआ, वह मुझे अव आप यतलाइये । 
सूतजी ने कहा--इस. प्रकार का उसका वचन सुनकर हँसकर विक्रम 
राजा ने भागव से कहा--कि पाप राजा को प्राप्त हुआ । अमात्य ने 
तो मित्र का कायं किया था, रक्षा करने वालों ने अपने स्वामी का ` 
कायं किया था । राजा के पृत्र ने अपना अर्थ सिद्ध किया मा । इसलिए 
जो महापाप हुआ वह राजा को ही हुआ शर वह इस कारण से नरक 
को गया था ।५८।६१। रजोधमं वाली अपनी पुत्री को देखकर भी जो 
मनुष्य उसका विवाह नहीं करता हैं वह महान पापी होता है और 
साठ-साठ हजार वर्ष तक नरक में रहता है।६२। जिस कामनी ने 
, गान्धर्वं विवाह कर लिया है उसका भी विष्य करने वाला वह पापौ 
होता है. और यम के द्वारा प्रपीड़ित किया जाता है ।६३॥ जो बिना ही 
दोषों से देखे हुए विवेक से रहित होकर कन्या का त्याग कर देता है 
वह पापी मनुष्य नरकगामी होता है और एक वर्ष तक नरक में भोग 
भोगा करता है ।६४। इस प्रकार से उस वैताल के नुप के द्वारां नहीं 
हुई इस धर्मे की गाथा को सुनकर हृदय में परम प्रसन्नता प्राप्त की थी 
-और फिर वष्ट ध्रमं फे तत्पर राजा से बोला ।६५। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


मधूमती “(*निर्णिये थो परेशेन (०) Chennai and eGangotri ३५१ 
. मधुमती वर निर्णय कथा वर्णन ॥ 
प्रसचमनसं भूपं महासिहासने स्थितम्‌ । 
द्विजवर्य; स वैतालो वचः प्रसन्नधीः ।१ 
एकदा ममुनातीरे धर्मस्थलपुरी शुभा । 
धनधान्यसमायुक्ता चतुवंणंसमस्वितां ।२ 
गुणाधिपो महीपालस्तत्र राज्य चकार वे। 
हरिशर्मा पुरोधास्तु स्नानपूजनत(परः ।३ 
तस्य पत्नी सुशीला च पतिब्रतपरायणा । 
सत्यशील: सुतो जातो विध्याध्ययनतत्परः ४. 
तस्यानुजा मधुवतती शीलरूपगुणा न्विता । 
द्वादशाव्द्चयः प्राप्तेः विवाहार्थं पिता यदा।५ 
भ्राता बभ्राम तो सर्वे चिनुतरच सुतावरम्‌ । 
कदाचिद्राजपुत्रस्य विवाहे समतौ द्विज: ।६ | 
पठनार्थं तु कश्यां वे सत्यशील: स्वयं गतः । | 
एतस्मित्रन्तरे राजन्‌द्विजजः कश्चित्समागताः ।७ 
इस अध्याय में मधुमती के वर के निर्णय की कथा का वर्णन किया 
जाता है । श्री सूतजी ने कहा --उम महान सिंहासन पर स्थित प्रसन्न 
मन वाले राजा से प्रसन्न बुद्धि वाले द्विजों में श्रेष्ठ उस बैनाल ने यह 


वचन कहा--।१। एक बार यमुना नेदी के तट पर परम शुभ्र धमंस्थल 
पुरी थी जो कि धन-धोन्यादि सबसे पूर्णतया समायुक्त थी और चारों 


वर्णो के लोग वहां निवास किया करते करते थे ।. वहां पर गुणाधिप 
महीपाल राञ्य-शासन किया करता था। इसका पुरोहित हरिशमा 
नामधारी था जो सदा स्नान एवं पूजा में तत्पर रहा करता था ।२-३। 
उसकी पत्नी का नाम सुशीला था जो पतिव्रत धर्मपरायण रहा करती 
थी । उसके सत्यशील नामक विद्या के अध्ययन में सदा तत्पर रहने 
वाला पुत्र समुत्पन्न हुआ था ।४। उसकी अनुजा (छोटी बहिन) मधुमती 
थी जो शील-रूप और अनेक सद्गुणो से युक्त यी । जब उसकी अवस्था 
‘CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३५ Rigitized by Arya Samaj Foundation Chennal and ९ पहविष्य पुराण 


बारह वर्ष की हो गई तो उसके पिता और भाई उसके विवाह करने 
के लिए भ्रमण करने लगे । वे दोनों ही सुता के वर के लिए चयन 
करते ये. तिसी समय रामपुत्र के विवाह में संगत हिज सत्य शील 
पठन के लिए काशी में स्वयं गया था। हे राजन्‌ ! इसी अस्तर में कोई 
द्विज आया णा ।५।७: ४ 
` वामनोःनाम विख्यातो रूपशीलवयोबूतः । 
-सुता मधुवती तं च तृष्ट्वा का मातुराऽभवत्‌ ।८ 
भोजनं छाजनं पानं स्वप्न त्यक्त्वा विह्वला । 
चकोरी विता चन्द्र कामवाणप्रपीडिता ।९ 
देष्ट्वा सुशीला तं वाला वामनं ब्राह्मण तथा । 
वारयामास तांबूलेः स्वणंद्रव्यसमन्दिते: ।१० 
` हरिशर्मा प्रयोगे च द्विज दुष्ट्वा त्रिविक्रमम्‌ । 
वेदबेदांगतत्वज्ञ सुवार्थेऽवरत्तदा ।११ 
सत्यशीलस्तु काड्या वे गुरुपुचं च केशवस । 
*वरित्वा त भगियन्ये ययौ गेहं मुदानितम्‌ ।१२ 
माघकृष्णत्रयोदश्यां भृगौ लग्न शुभस्मृतस्‌ । 
_ त्रयो विप्रास्तदा प्राप्ताः कन्यार्थं रूप मोहिताः ।१३ 
` तस्मिम्कारे तु सा कन्या भुजंगेनंव दंशिता । 
मृता प्र तावमापन्ना पूर्वकर्मप्रभातः ।१४ 
यह नाम से वामन विख्यात था तथा रूपशील . और अवस्था से 
युक्त था । मधुमती पुत्री ने इसको देखा और वह कामातुर हो गई। 


उसने भोजन, पान, छाजन, निन्द्रा सवका त्याग करके अत्यन्त त्रिह्व॑लत 
की दशा प्राप्त करली । वह चन्द्र के विना चक्ोरी की भांति कामदेव, 


के वाणी से प्रपीड़ित हो गई ।८।६! सुशीला बाला रे उस बामन नामक 
ब्राह्मण को देखकर स्वर्ण द्रव्य से समन्वित ताम्वूलों से वरण किया था. 
।१०। हृरिशर्मा से प्रयोग में, त्रिविक्रम द्विज को देखकर जो किं 
वेद और वेदांगों के तत्वों का ज्ञाता था, उसी समय अपनी पुत्री 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. per 
जी |. 


itized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मधुमती धर निर्णय कथा वर्णन ] । ३५३ 


के लिए वरण कर लिया था ।११। इधर सत्यशील भाता ने काशी में, , 
अपने गुरु के पुत्र केशव को अपनी भगिनी के लिए वरण करके बड़े 
आनन्द से युक्त होकर वह घर को गया या ।१२। माध कुष्ण त्रयोदशी 
भृगुवार का दिन शुभ लगन निश्चित की गई थी । उस समय कन्या के 
लिए रूप से मोहित होते हुए तीन विप्र प्राप्त हुए थे।१३। उसी समय 
` में वह कन्या भुजद्ध के द्वारा दंशित हो गयी और मरकर वह प्रेमत्व 

को प्राप्त हो गई थी वह उसके पूरं कमं का विधान था जिससे उसकी 
यह दशा हुई थी ।१४। 

तदा ते ब्राह्मणा यत्नं कारयामासुरुत्तमस्‌ । 

न जीवनीवती वाला गरेन विमोहिता ।१५ 

हरिशर्मा तु तत्सर्वं कृत्वा वेदविधानत: । 

आययौ मन्दिरं राजन्सुतागुण विमोहिता ।१६ 

त्रिविक्रमस्तु बहुधा दुःख कृत्वा स्मरानुगः । 

कंथाधारी यतिमू त्वा देशाददेशांतरं ययौ ।१७ 

केशवस्तु महादुःखी प्रियास्थीन ग्रहीतवान्न । . 

तीर्थात्तोर्थान्तर प्राप्तः कामवाणेन पीडित: ।१८ 

भस्मग्राही वामनस्तु विरहार्निप्रपी डितः । 

तस्थौ चितायां कामातं: पतनीध्यानपरायणः।१९ 

एकदा सरयूतीर लक्ष्मणाख्यपुरे शुभे । 

त्रिविक्रमस्तु भिक्षाथं संप्रासो द्विजमन्दिरै ।२० 

तस्मिन्दिने रामशर्मा शिवध्यानपरायणः । 

यतिनं वरयामास भोजनार्थं स्वमन्दिरे ।२१ 

उस समय उन ब्राह्मणों ने उम से उत्तम यत्त किया था कितु 
सर्प के विप से विमोहित हो जाने जाली वह जीवनवती नहीं हुई ।१४। 
हरिशर्मा ने वेद के विधान से यह सब कुछ ब.रके हे राजन्‌ ! सुता के 
गुणों से विमोहित होकर वह मन्दिर में आ गया था ।१६। णो त्रिव- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and,eGapgotri 
३५१४ | पुराण 
क्रम था वह स्मरानुग होकर अत्यन्त दुःखित हुआ ओर कन्याधारी 
होकर यति हो गया तथा अन्य देश को वहाँ से चला गया था ।१७। : 
, जो सत्यशील के गुरु का पुत्र केशव था वहं महान्‌ दुःखित हुआ और 
प्रिया की अस्थियों को ग्रहण कर लिया । वह कामदेव के वाणों से 
पीड़ित होकर तीथं से दूसरे तीर्थो में प्राप्त हुआ था ।१८। वामन नामक 
'जो प्रिय था उसको विरह की अग्नि की महा पीड़ा हुई थी । और 
उसकी भस्म को ग्रहण कर लिया था। वह वहीं पर कामातं होकर 
पत्नी के ध्यान में परायण होकर चिन्ता.में स्थित हो गया था (१९ 
एक समय में सरयू नदी के तट परं लक्ष्मण नाम वाले शुभ नगर में 
त्रिविक्रम भिक्षा के लिए द्विज मन्दिर में प्राप्त हुआ था ।२०। उसी दिन 
शिव के ध्यान में पारायण रहने वाले रामशर्मा ने अपने मन्दिर में 
भोजन करने के लिए यती का वरण किया था ।२१। 


तस्य पत्नी विशालाक्षी रचित्वा बहुभोजनम्‌ । 
आहूय यतिनं राजन्पात्रमालभमाकरोत्‌ ।२२ 
तस्मिन्काले च तद्दालो मृत: पापव॒शं गत: । 
अरोदीत्तस्यं सरन्ध्री विशालाक्ष्यपि भत्सिता ।२३ 
न रोदनं त्वक्तवती पुत्रशोकारिनतापिता । 
रामशर्मा तदा प्राप्तो मंत्र संजीवनं शुभम्‌ ।२४ 
जपित्वा मार्जनं कृत्वा जीवयामास बालकम्‌ । 
विनयावनितो विप्रस्तं च संन्यासिनं तदा ।२५ 
भोजनं कारवित्वा तु मंत्रं संजीवनं ददौ । 
त्रिविक्रमस्तु तं मन्त्रं पठित्वा यमुनातटे ।२६ 
प्राप्तावान्यत्र सा नारी दाहिता हरिशर्मणा । 
एतिस्मन्नमरै तत्र राजपुत्रो मृति गतः ।२७ 
दाहितस्तनयः पित्रा शोककर्त्र तदामुना । 


जीवनं प्राप्तवा्वालस्तस्य मन्त्रप्रभावतः ।२८ 
CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
नू 2>++ ८ [| हा ७2 
मधुमती वर निर्णय कथा वर्णन ] ३५४ 


उसकी पत्नी विशालाक्षी ने बहुत प्रकार के उत्तम भोजन तैयार किये 
थे। हे राजन्‌ ! पति को आहवान करने पात्र को आलभ किया ।२२।' 
उसी समय में उसका बालक पाप के वशगत होकर मर गया था। 
उसकी सँरन्ध्री ने रुदन किया यद्यपि वह विशालाक्षी के द्वारां डाँट भी 
दी गई थी ।२३। वह पुत्र के शोक की अग्नि से तप्त होकर अत्यन्त 


दुःखित हुई और उसने रुदन करना बन्द नहीं किया था। उस समय 
रामशर्मा आ गया और उसने संजीवन मन्त्र का जप करके उसका 


माजन किया और बालक को जीवित कर दिया था । तब विनय से 


युक्त श्राह्मण ने उस सन्यासी को भोजन कराकर संजीवन मंत्र उसको 
दे दिया था। त्रिविक्रम ने यमुना के तट पर उस मन्त्र का जाप किया 


` और वह वहाँ पहुंचा जहां वह नारो हरीशर्मा के द्वारा दाहित हुई थी । 


इसी बीच में यहां पर राजा का पुत्र मृत्यु को प्राप्त होगया था ।२४।२७ 
शोक के करने वाले पिता ने अपने पुत्र का दाह किया और उस समय 
उसके द्वारा मन्त्र के प्रभाव से उसके बालक ने जीवन प्राप्त कर सिया 
था ।२८। 
गुणाधिपत्य तनयो राज्ञो धमंस्थलीपते: । 
. त्रिविक्रमं वचः प्राहः वीरबाहुमंहाबल: ।२९ . 
जीवनं दत्तवान्मह्य वरयाय वरं मम। 
स विप्र: प्राह भो राजन्केशवो नाम यो द्विजः ।३० 
` गृहीत्वास्थि गतस्तीर्थं तमन्बेषय मा चिरम्‌ । 
बीरबाहुस्तथा मत्वा दृतमागण तं प्रति ।३२। 
प्राप्तस्तं कथयामास कथा प्राप्तं हि जीवनम्‌ । 
इतिश्च त्वा वचनस्तस्य केशवोऽथिसमनत्तितः ।३२ 
प्रागत्या स्थीनि सर्वाणि ददौ तस्मे द्विजातये । 
पुनः संजीविता बाला केशवादीन्वचोऽब्रबीत्‌ ।३३ 
योग्या घर्मेण यस्याहं तस्मे प्रायामि धर्मिणे । 


इति श्र्‌ तवा बचस्तस्या मोनवतस्त्रय स्थिताः ।३४ 
CC-0.Panini Kanya-Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and esa वेध 
| र निण्य पुराण 


घर्मस्थली के स्वामी राजा गरुगाधिपति का पुत्र त्रिविक्रम से बोला-- : 
बीरबाहु महाबल ने मुझे जीवन प्रदान किया था । अतः मुझसे कोई वर 
दान मांग लो । उस ब्राह्मण ने कहा--हे राजन्‌ ! केशव नामधारी एक 
ब्राह्मण है। वह अस्थियों को लेकर तीर्थो में चला गया है उसका 
खोज करा दो इसमें विलम्व मत करना । वीरवाह. ने इसे मानकर दूतों 
के द्वारा उसको खोज लिया और उसने सब वृतान्त कहा जिस तरह 
जीवन प्राप्त किया था । वह उसका वचन सुनकर केशव ने जो कि 
अस्थियों के सहित था वहाँ आकर समस्त अस्थियाँ उस ब्राह्मण को 
उसने दे दी थी। इससे वह बाला पुनः जीवित कर दी गयी और वह 
केशव आदि सबसे वोली--।२९।३३। मैं धर्म से जिसके भी योग्य हूं 
उसी धमं वाले को प्राप्त होऊँगी । यह सुनकर वे तीनों ही मौन वाले 
स्थित हो गये थे ।३४। 

अतस्त्वं विक्रमादित्य-धर्मज्ञ कथयस्व मे । 

क्रस्मे योग्या च सा वाला नाम्ना मधुमती शुभा ।३५ 

विहस्य विक्रमा दित्यो वेतालं प्राह नम्नधीः । 

. योया मधुमती नारी वामनाय हिजन्मने ।३६ 

प्राणदाता तु यो विप्र: पितेव गुणतत्पर: । 

अस्थिदाता तु यो विप्रो भ्रातृतुल्यस्य वेदवित्‌ ।३७ 

हे घमं के ज्ञाता ! हे विक्रमादित्य !. अब आप मुझे यह बताइये 
कि बह बाला किसके लिए योग्य होती है जो कि नाम से मधुमती शुभा 
कन्या थी ।३५। सूतजी ने कहा--राजा विक्रमादित्य हँसकर नम्र बुद्धि ` 
` वाला होकर बैताल से बोला--मधुमती डो कन्या थी वह हिज वामन 
के लिए ही योग्य थी । जो विप्र प्राणों का दाता होता है | वह तो गुण 
से तत्पर पिता के समान होता है । जो अस्थियों को प्रदान करने वाला 
है वह वेदि भ्राता के समान होता है ।३६।३७। | 


८८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


सत्यम कथ भिन? Foundation SHS eGangotii ठ ३५७ 


॥ सत्यनारायश कथा चर्णन्न ॥ 


एकदा न्‌मिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः । 
पुच्छस्ति विनयेनेव सूतं पौराणिक खलु ।१ 
भगवन्न्नू हि लोकानां हितार्थाय चतुयु गे । 
कः पूज्यः सेवियव्यश्च वाञ्छितार्थं प्रदायकः ।२ 
विनायासेन वे कामं प्राप्नुयर्मानवाः शुभस्‌ । 
सत्यं ब्रह्मान्वदोपायं नराणां कीतिकारकम्‌ ।३ 
नवांभोजनेत्रं रमाकेलिपात्रं चतुर्वाहुचामी- 
काराचारगात्रम्‌ । जगत्राणहेतु रिपौ धूम्रकेतु 
सदा' सत्यनारायण स्तोमि देवम्‌ ।४ | 
श्रीरामं सहलक्ष्मणं सकरुणं सीतान्वितं । 
सात्विकं वेदेहीमुखपद्सलुब्धमधूपं पौलस्त्य 
संहारकम्‌ । वन्दे वन्द्यहदाम्बुज सुरवरं भक्ता 
नुकम्पाकरं श्रुष्तेन हनूमता च 
भरतेनासेवितं राघवम्‌ ।५ 
कलिकलुषविनाशं कामसिद्धिप्रकाशं सुरवर-- 
` मुखभासं भू सुरेण प्रकाशम्‌ । विवुधवुधविलासं 
साधुचर्याविशेष॑ नृपतिवरचरित्र भोः भ्गृणुप्वेतिहासम्‌ ।६३ 
इस अध्याय में सत्य नारायण की कथा का वर्णन और उसमें 
नारायण के द्वारा नारदजी के लिए सत्यनारायण के ब्रत की विधि का 
_ वर्णन किया जाता है। श्री व्यासदेव ने कहा--एक समय नैमिषारण्य 
में शौनक आदि ऋषियों ने वड़े ही विनय के साथ पौराणिक सूत जी 
से पूछा था ।१। हे भगवान ! चतुवु ग में लोकों के हित सम्पादन करने 
के लिए कौन पूजा के योग्य है और कौन सेवा के योग्य है जो मनो- 
बाँछित अर्थं के प्रदान करने वाला हो ।२। मानव बिना ही किसी विशेष 
परिश्रम के अपनी शुभ कामना की प्राप्ति कर लेवे। हे ब्रह्मन्‌ ! नरों 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३३ RBigitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 2००[उती तिष्य पुराण 


की कीति का करने वाला कोई सत्य उपाय बतलाइये ।३। सूत जी ते 
कहा--नवौन कमंल के सहश नेत्रों वाले, रमा की केलि के पात्र, चार 
बाहु वाले तथा सुवर्णे के तुल्य सुन्दर शरीर वाले, इस जगत की रक्षा 
के कारण स्वरूप और शत्रु के लिए धुमकेतु सत्यनारायण देव की मैं 
सदा स्तुति करता हूं ।४। लक्ष्मण के सांथ विद्यमान दया से परिपूर्ण 
सीता के सहित विराजमान, परम सात्विकी, वैदेही के मुखरूपी पद्म | 
के लोभी मरमर के समान स्थिर, पुलस्त्य के नाती रावण का संहार - 
करने वाले वन्दना के करने योग्य चरण-कमल वाले, देवों के श्रेष्ठ 
भक्तों के ऊपर अनुकम्पः करने वाले शत्रुध्न; भरत ओर हनुमान के द्वारा 
सेवित राघवेन्द्र श्रीराम की मैं वन्दना करता हूँ ।५। कलियुग के कलुष के 
बिनाश करने बाले, कामनाओं की सिद्धि फे प्रकाश रूप, सुरवर मुख 
भास और भूसुर के द्वारा प्रकाश युक्त, देव ओर विद्वानों के विलास 
स्वरूप साधुचर्या विशेष नुपति श्रेष्ठ के चरित का इतिहास श्रवण 
करो ।६। 


इतिहासं तथा राज्ञो भिल्लानां वाशजोऽस्य च । 
कथांते प्रणमेनभक्त्वा प्रसादं विभजेत्ततः ।७ 
लब्धं प्रसादं भु जीत मानयन्न विचारयेत्‌ । 
द्रव्यादिभिन मे शांतिभंक्त्या केवलया यथा ।८ 
विधानानेन विप्र न्द्र पूजयन्ति च ये नराः। 
पुत्रपौत्रधनयुक्ता भुक्त्वा भोगाननुत्तमान्‌ ।६ 
अन्ते सान्निघ्यमासाद्य मोदम्ते ते भया संह । 

* ययं कामयते कामं सुब्रती तं तमाप्नुयात्‌ ।१० 
इत्युकत्वान्तद॑ध विष्णुविप्रोपि सुखमाप्तवान्‌ । 
प्रणम्यागाद्यथादिष्टं मनसा कौतुकाकुलः ।११ 
अद्य भक्ष्येण लभ्येन पूज्यो नारायणे मया । 
इति निश्चित्य मनसाभिक्षर्थी नगर' गतः ।१२ 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


> 


सक्गताऱवयाता, करप अच Fbundation Chennai and eGangotri_ .3५& 


बिना देहीति वचनं लब्ध्वा च विपुलं घनम्‌.। 

कौतुकायासमनसा जगाम निजमालयम्‌ ।१३ 

तथा राजा का, भीलों का ओर वणिक का इतिहास श्रवण करो । 
कथा के अन्त में भक्ति भाव के साथ प्रणाम करना चाहिये और प्रसाद 
का वितरण करना चाहिए ।७। जो प्रसाद प्राप्त हुआ है उसे खा लेना 
चाहिए इसमें किसी प्रकार का मान नहीं करे और न कोई विचार ही 
करना चाहिए । द्रव्यादि से मेरी शान्ति नहीं होती है जैसे कि एकमात्र 
भक्ति के भाव से हुआ करती है ।८। हे विपेन्द्र ! जो मानव इस विधि 
विधान से पूजन किया करते हैं वे पुत्र-पौत्र और धन सम्पत्ति से युक्त 
हो जाते हैं वे परम उत्तम सांसारिक भोगों का उपभोग करके कन्त में 
मेरे सान्निध्य की प्राप्ति कर्‌ मेरे साथ ही आनन्द किया करते हैं। सुव्रती 
दिल में जिस-जिस कामना को करता है वह उस-उस को ही निश्चय 
प्राप्त कर लिया करता है ।९-१०। इतना कहकर भगवान अन्तर्धान हो 
गये ये और विप्र ने सुख की प्राप्ति की थी । वह प्रणाम करके यथादिण्ट 
स्थान को मन से कौतुकाकुल होता हुआ चला गया ।११। उस. दिन 
उसने मन में निश्चय किया कि आज जो भी भिक्षा प्राप्त होगी उस 


द्रव्य से मैं भगवान नारायण का पूजनाचंन करूंगा । इतना मन में 
विचार करके भिक्षा करने के लिए वह नगर में चला गया था ।१२। 
कुछ मुझे दो, इन वचन के बिना कहे हुए ही भगवान की. कृपा से उस 


दिन उसे भिक्षा में बहुत अधिक धन प्राप्त हुआ । कौतुक से आयासयुक्त 


मन से वह अपने घर को चला गया था ।१३। 


वृतांतं सवंमाचख्यौ ब्राह्मणी सान्वमोदत । 
सादरं द्रव्यसंभारमाहूत्य भतु राज्ञया ।१४ 
आहूय वान्धुमित्राणि तथा सान्निध्यवतिनः । 
सत्यनारायण देवं यजामि स्वगणंवृंतः।१५ - 
भक्त्वा तुतोष भगवान्सत्यनारायणः स्वयम्‌ | : 
कामं दित्सुः प्रादुरासींत्कथांते भक्तवत्सलः ।१६ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


द ३६० Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai-and (० विषय पुराण 


वत्न विप्रोडभिलषितमिहामुभ्र सुखप्रदम्‌ । 
भक्ति परां भगवति तथा तत्संगिनां ब्रतम्‌ ।१७ 
` रथ कुञ्जरं मंजुलं मन्दिरं च 
. हयं चारु चामीकराललंकृतं । 
`धनं दासदासीगण गा महीं च 
' लुलायाः सदुग्धा हरे देहि दास्यम्‌ । १८ 
तथास्त्विति हरिः प्राह ततश्चांतदंध प्रभु: । 
विप्रोऽपिकृत कृत्योऽभूत्सवं लोका विसिस्मिरे । १६ 
प्रणम्यं भुवि कायेन प्रसाद प्रापुरादरात्‌ । 
स्वंस्वं धाम समाजम्मुर्ध॑न्यधन्येति वादन: ।२०` 
- प्रचचार ततो लोके सत्यनारायणाचंनम्‌ । 
कामसिद्धिप्रदं मुक्ति भुक्तिदं कलुषापहम्‌ ।२१ 


उसने अपने घर में जाकर समस्त वृत्तान्त कहा और उसकी पत्नी 
ब्राह्मणी ने भी उसका प्रसन्नता से अनुमोदन किया था । बड़े आदर के 
साथ स्वामी की आज्ञा से द्रव्य संभारों को लाकर एकत्रित किया था 
।१४। फिर जो भी अपने बन्धु और मित्र थे तथा समीप रहने वालें थे 
उन सयको बुलाकर कहा कि मैं अपने समस्त गणों के साथ आज भग- 
बान सत्यनारायण देव का यजन करता हूँ ।१५। इस प्रकार के भक्ति- 
भाव से भगवान सत्य,नाराण स्वयं बहुत तुष्ट हुए । कामनाओं के देने 
की इच्छा रखने वाले भक्तों पर प्यार करते याले भगवान कथा की 
समाप्ति होने. पर प्रकट हुए थे । ब्राह्मण ने इस लोक और परलोक में 
जो सुखप्रद अभिलषित था उसे मांग लिया था । भगवान की परा” 
भक्ति, सत्संगियों का ब्रत, रथ, हाथी सुन्दर मन्दिर, अश्व, सुन्दर 
सुवणं के अलंकार, धन, दासी वर्ण भूमि, गौ जो दूध देने वाली है हे 
हरे इन सबको प्रदान कर अपना दास्य भी मुझे दीजिये ।१६।१०। विग्र 
के इस याचना के करने पर भगवान ने कहा--ऐसा ही होगा। 


* CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection : 
al 


स्यन टि पे 0000000) ०. and eGangotri ५ १ “डी 
यह कहकर भगवान अन्तर्धान हो गये । बह ब्राह्मण भी कृतछत्य हो 
गया और समस्त लोक विस्मय करने लगे ।१३। सबने शरीर में भूमि 
पर प्रणाम किया और बड़े ही आदर के साथ प्रसाद प्राप्त किया था । 
घन्य-धन्य यह्‌ कहते हुए सब अपने-अपने गृहों को चले गये ये ।२०। 
इसके पश्चात, लोक में भगवान सत्यनारयण देय की अचंना का प्रचार 

. हुआ था कि यह यजन कामनाओं की सिद्धि को प्राप्त करने वाला, 
भोग और मोक्ष के देने वाला तथा समस्त पापों के अपहरण करने 
वाला है ।२१। 


॥ सत्यनारायण ब्रते छत्द्रवूड नुप कथा वर्णनस्‌ ॥ 
राजासीद्धामिकः करिचित्केदारमणिपूरके । 
चन्द्रचू ड़. इतिलयातः प्रजापालनतत्परः ।१ 
शांतो मधुरवाग्धीरो नारायणपरायण: | 
वभूवृः शत्रुवस्तस्य म्लेच्छा विष्यनिवासिनः ।२ | 
तस्य तरवभद्य द्वमतिप्रबलादारुणेः । | 
भुशुडी युद्धनिपुणेः क्षेपणे परिधायुधः ।३ | 
चन्द्रचूडस्य महती सेना यमपुरे गता । | 
शतं रथास्तथा नागा सहस्न तु हयास्तथा ।४ 
पत्तयः पञ्चहाहन्ना मृताः स्वगपुर मयुः । 
'दस्यव्‌ः पञ्चसहस्ना मृताः कंतवयोधिनः ।५ 
आक्रांत: स महाशागस्तेम्लच्छदभयाधिभिः । 

, त्यकत्वा राष्ट्र च नगर संकाकी वनमाययौ ।६ ` 
तीर्थव्याजेन स नृप: पुरीं काशीं समागतः । 
तत्र नारायणं देवं वंद्य सवं गृहेगुहे ।७ . 

- इस अध्याय में सत्यनारायण ब्रत में चन्द्रचूड तुप की कथा का 

' वर्णन किया जाता है । सूतजीने कहा--केदार मणि पूरक में कोई 
४! CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३ &Fgitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 2०0 तिष्य पुराण 


परम क्रामिक राजा था जो प्रजा के पालन करने में सदा तत्पर रहा 
करता था और चन्द्रचूड इस नाम से प्रसिद्ध था ।१। वह राजा अत्यन्त 
शांत स्वभाथ वाला था। उसके विन्ध्याचल में निवास करने वाले 
म्लेच्छ शत्रु हो गये थे।२। अत्यन्त प्रवल और दारण उनके साथ उसका 
युश् हुआ था। वे भुशुण्डी के द्वारा युद्ध करने में निपुण थे तथा 
क्षेपण और परिधियों से उन्होंने राजा चन्द्रचूड़ की बहुत बड़ी सैना को 
'यमपुर भेज दिया था । सैकड़ों रथ, हाथी और अश्व एक सहल एवं 
पाँच सहन पदाति (पैदल सैनिक) उस युद्ध में मरकर स्वर्गपुर को चले 
गये ये । दस्यु लोग पांच सहत थे जो कैतव से युद्ध करने वाले उस 
युद्ध में मर गये थे ।३।५। वह महाभाग राजा चन्द्रचूड दम्भ से गुढ 
करने वाले म्लेच्छों ने आक्रांत कर लिया और वह अपना राष्ट्र तथा 
नगर त्याग कर भकेला ही वन में चला गया था।६। तीर्थाटन के बहाने 
से वह राजा काशीपुरी में आ गया था । वहां पर भगवान्‌ नारायण 
देव को घर-घर में वन्दनीय होते उसने देखा था ।७। 


` ददर्श नगरी चेव धनधान्य समन्वितास्‌ । 
यथा द्वारावती ज्ञेया तथा सा च पुरी शुभा ।८ 
विस्मतदचन्द्रचूडइच इष्ट्वाश्चर्य मनुत्तमम्‌ । 
सत्येन रोधितां लक्ष्मीं शोलधमंसमन्विताम्‌ ।६ 
दुष्ट्वा श्रृत्वा सदानन्द सत्यदेवप्रपूजकम्‌ । 
पतित्वा तच्चरणयोः प्रणनाम मुदा युतः ।१० 
द्विजराज नमस्तुभ्यं सदानन्द महामते । 
भ्रष्टराज्यं च मां ज्ञात्वा कृपया मा समुद्धर: ।११ 
यथा प्रसन्नो भगवांल्लक्ष्मीकांतो जनादंनः । 
तथा तद्वद यद्योग्यं ब्रत पापप्रणाशनम्‌ ।१२ 
दु:खशोकादिशमनं धनधान्यप्रवर्धनम्‌ । 
सौभांग्यंसन्ततिकर सवंत्र विजयप्रदम्‌ ।१३ 


-CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


सत्फप्रासण' वते) च भव तयः कथं? वर्णन]? and eGangotri ३६३ 


सत्यना रायणब्रतं ्रोपतेस्तुष्टिकारकस्‌ । 

यरिमिऱ्कर्मिन्दिने भूप यजेच्चेग निशामुखे ।१४ 

वहां धन-धान्य से पूर्णतया समन्वित उस नगरी को भी देखा था । 
जिस तरह द्वारावती नगरी है उसी तरह की वह परम शुभ नगरी थी 
।८। चन्द्रयुड़ इस परमोत्तम आश्चर्य को देखकर विस्मित हो गया था । 
सत्य के द्वारा अवरुद्ध की हुई शीलधमम से युक्त लक्ष्मी को देखकर और 
सदा आनन्द स्वरूप सप्यदेव के प्रपुजक को सुनकर वह उसके चरणों में 
गिर गया और बहुत ही आनन्द मग्न होते हुए उसको प्रणाम किया था 
।९।१०। हे द्विजराज ! हें महामते ! हे सदानन्द ! आपको मेरा नम- 
स्कार है। मैं अपने राज्य से म्रष्ट हो च्‌ का हुँ आप ऐसा समझकर कृपा 
पूर्वक मेरा उद्धार कीजिये ।११। जिस प्रकार से भगवान लक्ष्मी कान्त 
जनादंन प्रसन्न हो जावे ऐसा कोई पापों के नाश करने वाला योग्य व्रत 
मुझे बतलाइये ।१२। सदानन्द ने कहा--दुःख और शोक आदि के शमन 
करने वाला तथा धनधान्य के बढ़ाने वाला एवं सोभाग्य और सन्तति 
के करने वाला और सवत्र विजय देने वाला भगवान सत्यनारायण देव . 
का ब्रत है जो कि श्रीपति की तुष्टि करने वाला है । हे नुप! चाहे जिस 
किसी दिन निशा के आरम्भ में उसका यजन करना चाहिए ।१३।१४। 

तोरणादि प्रकतंव्यं कदलीस्तम्भमंडितम्‌ । 

पञ्चभिः कलशेय क्त ध्गजपञ्चसम न्वितम्‌ ।१५ 

तम्मध्ये वेदिकां रम्यां कारयेत्स ब्रती द्विज: । 

तत्र स्थाप्यशिलाङ्पं कृषणं स्वणं समन्नितम्‌ ।१६ 

कुर्याद्गंशादिभिः पूजां प्र मभक्तिसमन्वि तूः । 

भूमिशायी हार ध्यांयन्सप्तरात्रं व्यतीतयेत्‌ ।१७ 

इति श्रूत्ञा स नृपतिः कथयां देवमयूजयत्‌ । 

रात्रो प्रसन्नो भगवान्ददौ राज्ञेऽसिमुत्तम्‌ ।१८ 

शत्रु पक्षक्षयकर प्राप्य खंगं नृपोत्तमः । 

प्रणम्य च सदानन्द केदारमणिमाययौ ।१६ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


शर Digitized by Arya Samaj F ign C i च 
३६४ y | Foundation Chennai गा[९९किधिश्यं पुराण 


हत्वा दस्युन्षष्टिशतांस्तेषां लब्ध्या महद्धनम्‌ । 

हारि प्रपूजयामास नमंदायास्तट शुभे ।२० 

पौणेमास्यां गिशानेन मासिमासि नृपोत्तमः । 

प्रपूजयत्सांयदेग प्रे मभक्तिसमन्वितः ।२१ 

तद्ब्रतस्य प्रभावेन लक्षग्रामाशिपोऽभगव्‌ । 

राज्यं कुत्गा स षष्टयब्दमन्ते विष्णुपुरः ययौ ।२२ 

उस दिन तोरण आदि बनाने चाहिये और कदली के स्तम्भों से 
मण्डप को मण्डित करे। पाँच कलशों से उसे बनावे अर्थात पांच कलश 
, वहाँ स्थापित करे। पाँच छ्वजायें भी वहाँ आरोपित करनी चाहिए। 


।१५। उसी ब्रती को द्विजों के द्वारा उस मण्डप के मध्य भाग में अति 
रम्य वेदिका बनवानी चाहिये । वहाँ पर स्वर्ण से समन्वित शिला रूप 


कृष्ण की स्थापना करै और प्रेम तथा भक्ति के भाव से युक्त.होकर 
गस्धाक्षत पुष्पादि उपचारों से उसकी पूजा: करनी चाहिए । भूमि में 


शयत करने वाला होकर उनका ही ध्यान करते हुए सात राचि वहां 


- व्यतीत करनी चाहिए ।१६।१७। यह अ्रबण करके उस राजा ते कांशी 
में देव पूजा की थी । रात्रि में प्रसन्न होकर भगवान ने उस राजा के 


लिए अत्युत्तम तलवार दी थी। तब तो न.पश्चेष्ठ शत्रु के पक्ष का अय 
करने वाला खङ्ग प्राप्त कर सदानन्द को प्रणाम करके केदारमणि को 

चला गया था।१५।१९। साठ सौ दस्युओं को मारकर और उतका 
बहुत-सा घन लेकर उसने इरि का पूजन किया था जोकि नमंदा नवी 
के शुभ तट पर किया था ।२०। प्रत्येक मास की पूर्णिमा सें विधि विधाम 
के साथ बह न,पोत्तम. के भाव से युक्त होकर भगवान सत्यदेव की पूजा 
किया करता था।२१। उस सत्यदेव के व्रत के प्रभाव से वह तो फिर 
एक लाख ग्रामों का स्वामी बन गया था। इस तरह प्रम के साथ 
उसने साठ वर्ष पर्यत वहां राज्य का शासन किया था और अन्त में 
बहू विष्णुपुर को चला गया।रर। , : 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सत्य नारायण व्रते भिल्ल कथा बणंनम्‌ | [ ३६५ 


। सत्यनारायण ब्रते भिल्ल कथा वणनम्‌ । 


अधेतिहासं श्र णुत यथा भिल्लाः कृताथिनः। 
विचर तो वने नित्यं निषादाः काष्ठवाहिनः । १ 
वनात्काष्ठानि विक्र तु पुरो काशी ययुः क्वचित्‌ । 
एकस्तृषाकुलौ यातो विष्ण दासाश्रम तदा । २ 
ददशं विपुलेशवयं सेवितं च हिजेहरिम । 

अलं पीत्वा विस्मतोऽभूद्भिक्षकस्य कुतो धनम्‌ । ३ 
यौ हृष्टो किंचनो विप्रो दश्यतेऽद्यमहाधनः। 

इति संभित्य हदये सपप्रच्छद्विजौ्तमस्‌ ।४ 

ऐश्वर्य ते कुतो ब्रह्मन्दुगं तिस्ते कुतो गताः। 
आज्ञापय महाभाग श्रोतुमिच्छामि तत्वतः । ५ 
सत्यनारायणस्यांग सेवया कि न लभ्यते । 

न किचित्सुखमाप्नोति बिनतसयानु कपया । ६ 
अहो किमिति माहात्म्यं सत्यनारायणाचंने । 
विधानं सोपचार च ह्य पदेष्टु त्वमहेसि । ७ 


इस अध्याय में सत्य नारायण ब्रत में भिल्ल की कथा का वर्णन ` 
किया णाता है । सूतजी ने कहा--इसके अनन्तर अब तुम एक इतिहास 
का श्रवण करो जिसमें कि भिल्लवन में नित्य विचरण करते हुए काष्ठ 
' के वहन करने वाले निषाद क्ृता हुए थे ।१। किसी समय में बन में . 
फाष्ठों को बेचने के लिए ये काशीपुर में गये थे। इनमें एक प्यास से 
बेचैन होकर एक विष्णु दास के आश्रम में उस समय चला गया था।२ 
वहां उसने विपुल ऐश्वयं और ब्राह्मणों के ढारा सेवित हरि का दर्शन 
किया था। इसने जल पिया ओर फिर वह अत्यन्त विस्मित हुआ किः 
विचारे भिक्ष, क के यहां इतना धन कहां से आ गया.है ।३। जो ब्राह्मण 
बिल्कुल गरीब पहिले देखा था. वही आज बहुत धनवान दिखलाई दे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennaiand gGangotri 
३६६ ] [ भविष्य पुराण 


रहा है । यह मन में सोचकर उसने द्विजोत्तम पे पूछा-तुमको यहइतना 
ऐश्वर्य कहां से और कैसे प्राप्त हो गया है? पहिले तो तुम बहुत 
गरीवी में थे। अव गरीबी कहां चली गई ओः कैसे दुर्गेति समाप्त हो 
गई है ? हे महाभाग ! मुझे आप खुलासा बतलाइए । मैं तत्वपूर्वंक उसे 
सुनना. चाहता हूँ ।४।५। सदानन्द ने कहा--हे श्रग ! भगवान सत्य | 
नारायण देव की सेवा से इस संसार में क्या नहीं प्राप्त किया जाता हैं। 
उसकी कृपा के बिना तो प्राणी कुछ भी सुख समृद्धि प्राप्त नहीं किया 
करता है ।६। निषाद ने कहा--अहो ! यह. बताइये कि सत्य नारायण 
'की पुजा का कया माहात्म्य है? उसका उपचारों के सहित पूर्ण विधान 
आप मुझे बताने के लिए योग्य होते हैं ।७। 
` साधनां समचित्तानामुपकारवतां सताम्‌ । 
न गोप्यं विद्यते किचिदार्तानामातिनाशनम्‌ । ८ 
इति पृष्टो विधि वृक्त मितिहासमथाश्नवीत्‌ । 
चन्द्रचूडो महीपाल केदारमणिपुरके ।९ 
ममाश्रमं समायातः सत्यनारायणाचंये । 
विधानं श्रोतुकामोऽसौ मामाह सादर गचः।१० 
मया तेत्कथितं तस्म तन्निवोधत्तिपादज । 
, संकलप्य मनसा कामं निष्कामो गो जनः काचित्‌ । ११ 
गोध मचूणं पातार्ध सेट काद्य: सुचर्णकम । 
सस्कृत मधुगन्शाज्यनवेद्य गिभवेऽपयेत्‌ । १२ 
पंचामृतेन संस्नाप्य चन्दनाद्य शच पूजयेत्‌ । 
पायसापूपसंयागदधिक्षी रमथो हरेत्‌ । १३ 
उच्चागचः फलः पुष्प 'पदींपर्मनौर मेः । 
पुजयेत्परया भक्तया गिभवे सति गिस्तरं: । १४ 
- जो परम साध, वृत्ति वाले और सम चित्त वाले महापुरुष होते हैं 


तथा परोपकार करये वाले सत्य पुरुष हैं उनको. कुछ भो गोप्य रखते 
CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सत्य नारायण ब्रते भिल्ल कथा गणंतम्‌ ] ३६७ 


की वस्तु नहीं होती है, जो कि दुःखियों के दुःख दूर करने वाली वस्तु 
हैं उसे वे कभी छिपाकर नहीं रखते हैं ।८। इस प्रकार से पूछा गया 
वह विधि और इतिहास कहने लगा । केदार मणिपूरक का महीपाल 
चन्द्रचूइ श्रीसत्यनारायण देव की पूजा के समय में मेरे आश्रम आया 
था। इसके विधान के श्रवण करने की कामना वाले उसने आदर के 
साथ मुझसे वचन बोले ।६।१०। हे निषाद पुत्र ! मैंने उससे कहा था 
वह तू भी समझ ले। मन से कुछ कामना का संकल्प करके अथवा 
निष्काम . भाव से मनुष्य किसी भी समय में . पदार्थ गेहूँ के चून की 
अग्नि पर सेक करके संस्कार युक्त मधु और गन्ध तथा धुत से करके 
नैवेद्य बनावे और विभु भगवान सत्यदेव के लिए समादित करे ।११।१२ 
पंचामृत से उनका स्नान कराकर चन्दन आदि से पूजा करनी चाहिए । 
पायस, प्रुआ, संवाव, दघि और क्षीर आदि का करे।१३। छोटे-बड़ो 
फल, पुष्प, छुप, प्रदीप आदि मनोरम पूजनोपचारों से जैसा वैभव हो 
उनके अनुसार विस्तार करके परम भक्ति से सत्य नारायण देव की 
पूजा करनी चाहिए ।१४। : 


न तुष्येद्रव्यसंभा रेभंकस्वा केवलय़ार्‍यथा । 
भगवान्परितः पूर्णो न मानं वृणुयात्क्वचित्‌ ।१५ 
- दुर्योध नकृतां त्यकत्वा राजपूजा जनादन: । 
विदुरस्याश्रमे यासमातिथ्यं जगृहेवि भुः । १६ 
सुदाम्नास्तण्डुल णाञ्जाऽवा मानुष्यदुलंभा । 
सम्पदोप्रदाद्धरिः प्रीत्या भक्तिमात्रमपेक्ष्यते । १७ 
` गोपी गृध्रो वणि!व्याधो हनुमान्सविभीषणः । 
येऽन्ये पापात्मका देत्या वृत्रकायाधवादयः। १८ 
नारायणांन्तिक प्राप्य मोदतेऽद्यापि यद्वशाः । 


इति श्रृत्वा नरपतिः पूजासंभारमादरात्‌ । १६ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३६८ ताज by Arya Samaj Foundation Chennai and *०श्वधिंष्य पुराण 


. छृतवान्स धनं लब्ध्वा मोदते नमंदातटे । 
निषाद त्वमपि प्रीत्य। सत्यनारायण भज । २० 
इह लोके सुखं प्राप्यं चान्ते सन्निष्यमाप्पुयाः । 
कृतकृत्यो निषादोऽभूतप्रणम्य द्विजयु गवस्‌ ।२१ 

रव्य -के अधिक सम्भारों से वे उतने संतुष्ट नहीं होते हैं जैसे कि 
केवल भक्ति के भाव से तुष्ट हुआ करते हैं । भगवान तो सब प्रकार से 
पूर्ण हैं, उनसे कभी भी मान का वरण नहीं करे ।१५। भगवान जनार्दन 
ने दुर्योधन की राजपूंजा का त्याग कर दिया था भोर विदुर के आश्रम 
लाकर प्रेम भाव से आतिथ्य क्रो स्वीकार किया था।१६। सुदामा 
ब्राह्मण की चावलों की कनियों को खाकर मनुष्यो को परम दुलभ 
सम्पत्ति हरि ने प्रीति से उसको दे दी थी। वहाँ तो केवल भक्तिको | 
ही अपेक्षा की जाती है ।१७। गोप, गृध्र, वणिक, व्याघ्र, हनुमान, 
विभीषण और जो अन्य पांपात्मक वृत्त कायाधवादि दैत्य थे वे संब 
` भगवान नारायण की सन्निधि को प्राप्त करके यद्शः आज तक भी 
आनन्द प्राप्त करते हैं । ` यह सुनकर नरपति मे पूजा के सम्भार को. 
बड़े आदर से किया था और धन का लाभ करके नमदा के तट पर | 
` सुख प्राप्त कर रहा है । हे निषाद ! तुम भी प्रीति से नारायण सत्यदेव 
की सेवा करो । १८।२०। वह इस लोक में सुख प्राप्त करके अन्त में 
भगवांत के सान्निध्य को प्राप्त हुआ था । इस तरह से निपाद छृत-फृत्य 
हुआ और उसने द्विज पुगत्र को प्रणाग. किया ।२१। 


. एकदा नारदो योगी परानुग्रहवाळछया । 
` पर्यटन्विविधाल्लोकान्मत्येलोकमुपागमत्‌ ।२२ 
तत्र दृष्ट्वा जनास्सर्वान्नाक्लेशसमन्वितान्‌ । 
आधिव्याधियुतानार्तान्पव्यमानान्स्वकर्मभिः ! २३ 
केनोपायेन चेषां दुःखनाशो भवेदुध्रूदस्‌ । 
इति सञ्जित्य मनसा विष्णुलोक. गतरंतदा । २४ 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection... 


वळ 


स तहारणडाणच्रते' भि ल्लाकः्यचिणेमः2]०॥ Chennai and eGangotri ३६९ 


. तत्र नारायणं देवं शुक्लवणं चतुभु जम्‌ । 

शंखचक्रगदापद्‌मचनमालाविभ्रुषितम्‌ ॥२५ 

प्रसून्नवदन शांत सनकाद्य रभिष्टुतम्‌ । 

दृष्ट्वा तं देवदेवेशं स्तोतु समुपचक्रमे ॥२६ 

नमो वाङ्मनसाती रूपायानंतशक्तये । 

नादि मध्यान्तदेवाय निगु णाय महात्मने ॥२७ 

सवषामादिभूताय लोकानामूपकारिणे । 

अपारपरिणाय तपोधाम्ने नमोनमः ॥२८ 

एक वार देवषि योगराज भगत्रान नारदजी दूसरों पर अनुग्रह करने 
की इच्छा से अनेक लोकों का पर्यंटत करते हुए इस मनुष्य लोक मेंआए. 
थे ।२२। वहाँ मनुष्य लोक में समस्त मनुष्यों की अनेक प्रकार केक्तेशों 
से युक्त देखा था । वे आधि और व्याधियों से पीड़ित चे, परम दुःखी 
और अपने कार्यो से पच्यमान हो रहें थे ऐसे प्राणियों कों देखा था । 
उन्होंने मन में विचार किया कि कौन सा ऐसा उपाय है जिससे इनके ' 


दुःखों का सर्वेनाश हो । यंही मन में सोचकर तव ये विष्णु लोक में गये 
थे ।२३-२४। वहाँ पर-उन ने शुक्ल बणं से. युक्त चार भुजाओं बाले 


- तथा शंख, चक्र, गदा और पद्म आयुधों से सुशोभित एवं वनमाला - 


धारण करने वाले प्रसन्न मुख तथा णान्त स्वरूप और सनकादिक के 
द्वारा अभिष्टत देवों के भी द्वारा भगवान नारायण क्रा दर्शेन किया और 


उनकी स्तुति करने लगे।२५-२६। नारदजी ने कहा--वाणी मन से 
अतीत रूप वाले, अनन्त शक्ति से परिपूर्ण आदि, मध्य और यन्त से 
रहित निगु'ण महान्‌ आत्मा वाले अपार परिमाण वाले तप के धाम 
आपके लिए मेरा वार-बार नमस्कार है ।२७-२८। 

इति श्रत्वा स्तुति विष्णुर्नार्‌द प्रत्यभाषत । 

मागतोऽसि त्व कि ते तनसि वतंते ।।२९ 

थयस्व महांभाग तत्सर्वं कथयामि ते । 
श्रुत्वा तु नारदो विष्णुमुक्ततान्सवेकारणम्‌ ॥३० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३७ टं < by Arya Samaj Foundation Chennai and €डिवभगिषंय पुराण 


“नारदस्य वचः श्र सवा साधुसा ध्वित्यपूजयत्‌ । 
ज्युण नारद वक्ष्यामि व्रतमेकं सनातनम्‌ ॥३१ 
कृते त्रेतायुगे विषणुद्वापरेऽनेकरूपधृक्‌ । 
कलौ प्रत्यक्षफलदः सत्यनारायणो विभुः ॥३२ 
चतुष्पादो हि.धर्मश्च तस्य स॒त्यं प्रसाधनस्‌ । 
सत्येन धायते लोकः सत्ये ब्रह्म प्रतिष्ठतम्‌ ॥३३ 
` सत्यनारायणव्रतंमतः श्र ष्ठतम । | 
इति श्रूत्वा हरेर्वाक्यं नारदः पुन रद्रवीत्‌ ॥३४ 
* “कि फल कि विधानं च सत्यना रायणाचेने । 
` तत्सर्वं कुपया देवं कथयस्व कृपानिध ॥३५ 
सृत जी ने कहा--इस प्रकार भगवान्‌ विष्णु का स्तवन करने के . 
` पश्चात्‌ नारदजी से विष्णु भगवान्‌ ही बोले--हे देवषिवर ! आप यहाँ 
रिस प्रयोजन से आये हैं और आपके मन में क्या बात है?।२९। हे 
महाभागं !. आप मुझसे सव कहें तो मैं आपको वह सभी वतला दू गा। 
यह तात नारदजी ने सुनकर भगवान्‌ विष्णु से समस्त कारण कह दिया 
।३०।, देवेषि नारदजी के यह'वचन सुनकर विष्णु भगवान ने बहुत 


, अच्छा--अह कह कर. उनका सत्कार किया कौर कहा--हे नारद ! 
सुनो, मैं सत्य नारायण देव का एक ब्रत बतलाता हूँ। जो परम सनातन 


. अर्थात्‌ .सवेदा चले आणने वाला है।३१। कृत युग, चेता में और द्वापर 
में अनेकों रूपों के धारण करने वाले भगवान्‌ विष्णु हैं वे ही सत्य 
, नारायण विभु कलियुग में प्रत्यक्ष फल प्रदान करने वाले होते हैं ।३२। 


` धमे के चार चरण हुआ करते हैं और उनका सत्य प्रसाधन होता है। 
सत्य से ही यह लोक धारण किया है और सत्य में ब्रह्मा ही प्रतिष्ठित 


है ।३३। अतएव यह सत्य नारायण देव का ब्रत सबसे. श्रेष्ठ कहा गया 
है । हरि भगवान्‌. के इस वाक्य को सुनकर नारदजी ने फिर कहत 
।३४। सत्य. नारायण के अर्चन में क्या विधान है और उसका कया फल 
` होता है, हेदेव! हे कृपा के निधे! कृपाकर वह;सभी कुछ बतलाइये ।३१ ४ 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
क... 


गत्याजाएख (रत्न जिल्ला] रअ अकम्‌ nai and eGangotri [ ३७१ 


नारायणाचेने बक्तु' फलं नालं चतुमु खः। 

श्युणु संक्षेपतो हयेत्तत््तथयामि तवाग्रतः ॥३६ 

निर्धनोपि धनाढ्यः स्यादपुत्र पुत्रवान्भवेत्‌ । 

भ्रष्ट राज्यो लभेद्राज्यमन्धोऽपि स्यात्सुलोचनः ॥३७ 

मुच्यते बंधनादवद्धौ निभंय: स्यादभयातुरः। | 

मनस' कामयेद्यं लभते तं विधानतः ॥।३८ 

इह जन्मनि भो प्रिय भक्त्या विधिनाच येत । 

लभेत्कामं हि तच्छीघ्र नात्र कार्या विचारणा ॥३६ 

प्रात: सनाया शुत्तिभूत्वा दंतधावनपूर्वकम्‌ । 

तुलसीमंजरी धुत्वा ध्यायेत्सत्थस्थितं हरिम्‌ ॥४० 

नारायणमांद्रघनावदांतं चतु भु जं पोतमहवाससम्‌ । 

प्रसञ्नकत्रं नवकंजलोचनं सनन्दनाद्य रूपसेवित्‌ भजे ॥४१ 

करोमि ते ब्रतं देव सायंकाले त्वदचनम्‌ । 

श्रूत्वा त्वदीयां हि प्रसादं ते भजाम्यहम्‌ ॥४ ` 

इति संकल्प्य मनसा सायंकाले प्रपूजयेत्‌ । 

पञ्चभिः कलशेजु ष्ट कदलींतोर णान्वितम्‌ ॥४३ ` 

श्री भगव्गन ने कहा-सत्पनारागण देव के अर्चेन में जो फल होता 
है उसे तो ब्रह्मा भी पूरा करने में समयं नहीं होते. हैं, तो सैं इसे परम 


संक्षेप में तुम्हारे सामने बतलाता है । इसका तुम थवण करो ।३६। जो 


अत्यन्त निर्धन हो बह भी मत्यमारायण ब्रताचन के प्रभाव से बहुत 
बड़ा धनी हो जाया करता है ओर जो पुत्र विहीन व्यक्ति है उसको 
पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका राज्य भ्रष्ट हो गया. ही वह राज्य पा 
जाता है और एक अस्धा पुरुष भी उन नेत्रों को ज्योति प्राप्त करते 
वाला हो जाया करता है।३७ वद्ध बन्धन से मुक्त हो. जाता है, जो भय 
से आतुर हो उसका भय चला जाता है। मन से जिस-जिस वस्तु का 
भी व्रती कामना करता है उन्हें वह विधि, विद्यान से ब्रताजन 'फरके 


प्राप्त कर लिया करता है (३५ हे विप्र ! इस जन्म में भक्तिभाव पुर्वक 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३७२ Digitized Dae Samal Foundation Chennai and ननि पस पुराण 
विधि विधान से जो अचेना करता है वह बहुत ही शीघ्र कामनाओं का 
लाभ करता है । इसमें कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है 
।३8। प्रात: काल में स्नान करने वाला पवित्र होकर तथा दन्तधावन 
`` आदि समस्त शारीरिक आवश्यक कार्य करके तुलसी की मञ्जरी लेकर. 
सत्य में स्थिति हरि का ध्यान करे ।४०। सघन मेघ के समान अवदात, ` 
भवार भूजाओं से शोभित, पीतं और श्रेष्ठ वस्त्र धारण करने वाले, . 
प्रसन्न मुख, नवीन कमल के तुल्य नेत्रों वाले और सनकादिक के द्वारा 
सेवित नारायण की सेवा करनी चाहिए ।४१। हे देव ! मैं आपका ब्रत 
करता हुँ और सायंकाल में आपका अर्चन करूंगा । आपको गाथा का 
. श्रवण कर मैं आपके प्रसाद का सेवन करूंगा ।४२। इस प्रकार से मन 
में संकल्प करके सायंकाल में पूजा करती चाहिए । मण्डल जो भगवान 
का बनावे वह पाँच कलशो से युक्त हो तथा केला के तोरण से समन्वित 
होना चाहिए ।४३। 
शालग्रामं स्वणयुक्त पूजयेदात्मसूक्तकः 
पंचामृतेन संस्पाप्य चन्दनादिभिरचयेत्‌ ॥४४ 
उ>नमो भगवते नित्यं सत्यदेवाय धीमहि 7 
चतुः पदार्थं दात्रे च नमस्तुभ्यं नमोनमः १५ 
जप्वेत्यष्टोत्तरशतं जुहुयात्तद्दवांशकम्‌ । ` 
तपंणं मा्जेतं क्रत्वं कथां श्रुत्वा हरेरिमास्‌ ॥४६ 
षडध्यायो सत्मुख्यां तत्पश्चत्तत्प्रसा दकम्‌ ! 
सव्प्रग्विभज्यतत्सवं दापपेच्छोतृकाय च ॥४७ 
. आचार्यायादिभागं च द्वितीयं स्वकुलाय सः । 
श्रोतृभ्यशच तृतीयं च चतुर्थं चात्महेतवे ।४5 . 
विप्र भ्यो भोजन दद्यात्स्वयं भुङुजीत वाग्यतः । 
. देवर्षऽनेन विधिना सस्यनरायणाचेनम्‌ ॥४९ ` र 
स्वर्ण से युक्त शालग्र!म की आत्म सूक्तों के द्वारा अर्थात पुरुष सूक्तं 
से पूजा करनी चाहिए । पंचामृत से स्तान कराकर चन्दनादि से अर्चन 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


- 2 


| Parmer STENT 


१३ 


Digitized by.Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सत्यनारायण ब्रते भिललकथा वर्णन ] ३७३ 


करना चाहिए. ।४४। “ओं नमो भगवते नित्य सत्य. देवाय धीमहि। 
चतुः पदार्थं गात्रे च नमस्तुभ्यं नमो नमः'- (अर्थात्‌ भगवान्‌ के लिए | 
नित्य ही नमस्कार है, सत्यदेव का ध्यान करते हैं, इस मन्त्र का एक सौ. 
आठ बार जप,करे ओर उसका दशम भाग हवन करना चाहिए । इस 
हवन का दंशांश तपंण और इसका दशांश मार्जन करे और हरि भग- 
चान्‌ की इस कथा का श्रवण करे । यह कथा छै अभ्यास वाली है जिसमें 
सत्थ दी मुख्य बताया है। इस कथा का श्रवण करके इसके पश्चात्‌ 
अनके प्रसाद का भली-भांति वितरण करे। जो भी श्रोता वहाँ हो सबको 
ही प्रसाद दिलवाना चाहिएं।४५-४७। आदि भाग आवार्य को देवे ओर 
द्वितीय भाग अपने कुल वालों को तथा तीसरा भाग श्रोताओं को देवे । 
थौथा भाग अपने लिए रक्खे।४८। ब्राह्मणों को भोजन करावे और 
वाऱ्यत (मौन) होकर स्वयं भोजन करे। हे देवषि ! इस विधि विधान 
सै सत्य नारायण देव का अचेन किया जाता है ।४६। . 

कारयेद्यदि भक्त्या च श्रद्धया च समन्वितः । 

व्रतो कामानवाप्नोति वांछित्तानिह जन्मनि ॥५० 

इह जन्मकृतं: कमं परिजन्मनि पद्यते । 

परजन्मकृतं कर्म भोक्तव्यं सबंदा नरे ।।५१ 

सत्यनारायण ब्रतमिह सवन्किमान्ददाति हि! 

अद्यैव जगतीमध्ये स्थापयामि त्वदाज्ञया ॥५२ 

इत्युत्वांऽदधे देवो नारदः स्वगंति ययौ । 

स्वयं नारायणो देवः काश्या पुर्या समागमः ॥ ५३ 

यदि इस ब्रत अर्चन को भक्ति और शद्धा से समन्वित होकर ढरेतो 
इस जन्म भें ही व्रत करने वाला अपने अभीष्ट सम्पूणं कामों को प्राप्त 
कर लेता है ।५०। इस जन्म में किए हुए कर्मे को पर जन्म में प्राप्त 
करता है और पर जन्म में किये हुए कर्मों के फल को सर्वदा यहाँ 
भोगना पड़ता है ।५१। यह सत्य नारायण का व्रत यहाँ समस्त कामों 
को दे देता है । मैं तुम्हारी आज्ञा से आज ही जगत, में इसकी स्थापना 

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and §G क्षी्षषध 

३७४ १५ [जश्ीर्थिष्ये पुराण 
करूँगा ।५२। इतना .कहकर देव अन्तर्धान हो गये और देदषि नारद 
जो स्वर्ग को चले गये थे। स्वयं नारायण देव काशीपुरी में आ गये 


थे ।५३। 


॥ झातानन्दत्राह्मणकथावर्णनस्‌ ॥ 


कुपया ब्राह्मणद्वारा प्रकटी कृतवान्स्ट्रकम्‌ । 
इतिहासमिमं वक्ष्ये संवादे हरिविप्रयो: ।१ 
काशीपुरीति विख्याता तत्रासीद्‌ ब्राह्मणो वरः । 
दोनो गहाश्रमो नित्यं भिक्षुः पुत्वकल त्रयान्‌ ।२ 
शतानन्द इति ख्यातो विष्ण वृतपरायणः । 
एकदा.पथि भिक्षार्थे गच्छेतस्तस्य श्रीपत: ।३ 
गीतस्यातिशांतस्य स बभूवाक्षिगोचरः। 
बृद्धब्राह्मणबेषेण पप्रच्छ ब्राह्मण हरिः | 
कव यासीति द्विजश्न ष्ठ बृत्ति: कामेन कथ्यतास्‌ ।४ 
भिक्षाबृत्तिरह्‌ सौम्य कयत्रापत्यहेतवे । ` ` 
याचितु धनिनाँ द्वारि ब्रजामि धनमुत्तमम्‌ ।५ 
भिक्षाबृत्तिस्त्वया दीघंकाल द्विज सदा घृता । 
तह्वारक उपायोयं विशेषेण कलौ किल ।६ 
ममोपदेशतो विप्र सत्यनारायण भज | 
` दारिद्यशोकशमनं संतापहरण. हरे: ! 
चरणं शरणं याहि मोक्षद पद्मलोचनम्‌ [७. 
एवं संबोधितो विप्रोहरिणा करुणात्मना । 
पुन: पप्रच्छ विपौसौ सत्यना रायणो हि कः ।८ ` 
इस अध्याय में सत्य नारायण बताकर काशीस्थ शतानन्द ब्राह्मण की 
कथा का वर्णन किया जाता है । श्री सूतजी ने कहा--सत्यनारायण नें 


छुपा करेके ब्राह्मण द्वारा अपने आपको प्रकट किया था । मैं अब इस 
CC-0.Panini K: Maha Vidyal Collection. 
र anya Mana Vidyalaya ~ollection 


शतर्मिंग्दब्रहीण क्था वर्षम्‌? ]००।० Chennai and eGangotr ३७४ 
इतिहास को जिसमें हरि और विप्र का सम्वाद है कहता हूं ।१। जाई 
पुरी परम विख्यात है। वहाँ पर श्रेष्ठ किन्तु दीन और नित्य ही भिक्षा 
करने वाला पुत्र तथा स्त्री से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण रहता था ।२। इसका 
नाम शतानन्द भ्रसिद्ध था जो कि भगवान्‌ विष्णु कें ब्रत में परायण था । 
एक दिन जब कि यह मागं में भिक्षा करने के लिए जा रहा. था तो 
अत्यन्त शान्त, विनीत उसे श्रीपति आँखों के सामने प्रत्यक्ष दिलाई 
दिए । हरि ने एक वृद्ध ब्राह्मण के वेष में सामने आकर उस शतानन्द 
राह्मण से पूछा हे द्विजश्रेष्ठ ! आप इस समय कहाँ जा रहें हैं ?आप , 
जो भी कुछ बृत्ति करते हों वह भी वतलाइये ।३-४। शतानन्द ने कहा 


` हे सौम्य ! सभी और सन्तति के भरण-पोषण के वास्ते मैं तो ' भिक्षा 


की वृत्ति किया करता हूं । धनियों के द्वारा पर धन की याचना करने 
के लिए कि उत्तम धन मिल जावे, इस समय जा रहा हुँ । नारायण ने 
कहा-हें द्विज ! आपने अपने जींवन में बहुत लम्बे समय से यह भिक्षा : 
की वृत्ति धारण कर खखी है और सदा इसे ही करते रहते हो । अव 
उससे पीछा छुड़ाने का विशेष करके इस कलियुग में एक उपाय है ।५ 
६। अव मेरे उपदेश से हे विप्र ! भगवान्‌ सत्यनारायण की सेवा करो । 
यह हरिका सेवक दारिद्रय, शोक का शमन करने वाला औरःसब 
प्रकार के सन्ताप.का हरण करने बाला है । तुम सत्यनारायण देव -के 
चरणों की शंरण में चले जाओ। उनका पद्म लोचन वपु मोक्ष देने 
बांला है ।७। इस प्रकार से भली-भाँति ज्ञान करुणात्मा हरि के हारा 
उस ब्राह्मणं को दिया गया था। तब उस विप्र ने इस वृद्ध वेषधारी.' 
ब्राह्मण से फिर पूछा कि यह सत्यनारायण कोन हैं।८। ` 5 ५०4 € 20 5६ 
बहु रूपः सत्यसंघः सबंव्यापी निरञ्जनः । 
इदानीं विप्ररूपेण तव प्रत्यक्षमागतः।६ + 
दुःखोदाधिनमग्नाना तरणिद्चरणौ हरेः। 
कुशला: शरणं यंति नेतरे विषयात्मकाः ।१०: 
आहृत्य पूजायसंभा रीन्हियाय.जगतां हिज । 
अचेयंस्तमनुष्य़ा यस्त्मेतनत्रकटी कुरु ।११ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


६७६ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai ०१५०जश्चिषष पुराण Ss 


इति ब्र वंतं बिप्रौसौ ददशं पुरुषोत्तमम्‌ । 
बलदझ्यामल चारुचतुर्वाहुं गदादिभि ।१२ 
पीतांबर नवांभोजलोचन स्यितपूवंकम्‌ । 
बनवाला मधत्रात चु बितांधिस रोरुहम्‌ ।१३ 
` निशम्य तुलकांणीगोसो प्र मपूर्णंसुलोचनः । 
स्तुवनादगदया वाचा डंडवत्पतितौ भुवि ।१४ 
वृद्ध ब्राह्मण ने कहा-- यह सत्यनारायभ बहुत से रूपों वाला है, 
सत्य प्रतिज्ञा करने वाला है, सबमें ब्याप्त रहने वाला है और निरञ्जन 
है और इस समय विप्र के रूप में तुम्हारे ही प्रत्यक्ष में आया हुआ है 
।९। हरि के चरण दुःख रूपी समुद्र में डूबे हुओं को एक नोका के 
समान है । जो कुशल पुरुष होते हैं वे उनकी शरण में चले जाया करते 
हैं दूसरे विषयों में लिप्त रहने वाले व्यक्ति नहीं जात है !१०। पूजा के 
, लिए समस्त सामग्री लाकर हे ढिज ! संसारी योगों के कल्याण के लिए 


` ` उनका. अर्चन ओर उनका'ध्यान करते हुए तुम इस सत्यनारायण के 


ब्रताचंन को प्रकट करो ।११। इस प्रकार से बोलने वाले भगवान्‌ वणं .. 
वाले; सुन्दर चार भुजाओं से विभूषित जिनमें गदा, पद्म आदि आयुध 
धारण किए हुए हूं, पीताम्बर पहनने वाले, नवीन कलम के सहश लोचन 
वाले, स्थित से युक्त, मुख वाले, मुख वाले, बनमाला घारी और मधु 
` ब्रातों से चुम्बित चरण कमल वाले भगवान के स्वरूप का दशन ब्राह्मण 
ने प्रत्यक्ष रूप से किया था ।१२-१३! उस भगवान्‌ के मुख से. यह 
सुनकर इस शतानन्द का शरीर पुलकित हो गया और प्रेमावेश से नेत्रो 
में अश्न, झलक आये थे। तव तो शतामन्द ने भगनान का स्तवन किया 
` और गदुगद बाणी से बहुत कुछ स्त ति की तथा एक दण्ड की भाति 
यह भगवान के चरणों में भूमि पर गिर गया ।१४। | 

प्रणमामि जंगन्नाथं जगत्कारणकारकाम । 

अंनाथनाथ शिवदं शरणृयमनम्‌ शुचिम्‌ ।१५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 2 CN 


शतान+द हिणः? कथे ? बेणेनम |" Chennai and eGangotri a 
अव्यक्त व्यक्ततां यात तापत्रयविमोचनस्‌ ।।१६ 
नम: सत्यनारायणायास्य कत्रनमः शुद्ध सत्वाय विइव्रस्यभव 
करालायनालायविइवस्यहत्र नमस्तेजगन्मम ङ्गला यात्म मूते १७ 
धन्योस्म्यद्यकृती धान्यो भवेद्य सफलो मम । 

.वाङ मनोगोच रो यस्त्वं मम प्रत्यक्षमागतः॥ १८ 
दिष्ट कि वर्णयाम्याहो न जाने कस्य दा फलम्‌ । 
क्रियाहीनस्य मन्दस्य देहोऽयं धलबान्कृतः ॥ १६ 
पूजनं च प्रकतब्य लोकनाथ रमापते । 
विधिना केन कृपया तदाज्ञापय मां विभो ॥ २० 
हरिस्तमाह मधुरं सस्मितं विश्वसोहनः। ` 
पुजयो मम विप्रेन्द्र बहु नापेक्षितं धनम्‌ ॥ २१ 
शतानन्द ने कहा--इस जगत्‌ के कारण को भी करने वाले, समस्त 
विश्व के साथ, जो अनाथ हैं उन सबके नाथ, कल्याण के प्रदांन करने 
वाले, शरण्य, अनघ और शुचि आपको मैं प्रणाम करता हूँ .।१५। तीनों 

(आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक) तापों के विमोचन करने 

याले भाप अव्यक्त स्वरूप वाले होकर भी व्यक्तता को प्राप्त हो 

गये हैं ।१६। सत्यनारायण देव के लिए नमस्कार है। इस जयत, के 
कर्ता आपको नमस्कार है । शुद्ध सत्व और विश्व के भरण करने वाले 
के लिये नमस्कार है। कराल काल स्वरूप एवं विश्‍व के हरण करने वाले 


` आपकेलिये मेरा नमस्कार है। इस जगत. के लिए हे आत्ममूतं! आपको 


मेरा बार-बार नमस्कार है ।१७। आज मैं परम धन्य हूं जिसने कि अब 
तक कुछ भी नहीं किया है । आज मेरा यह जन्म धारण करना भी 
अत्यन्त धन्य एवं सफल हो गया जो आप वाणी और मन से.अगोचर 
रहने वाले मेरे नेत्रों के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हो रहे हैं ।१८। 
बड़ ही सौभाग्य और आनन्द की बात है। मैं क्या वर्णन करू । मैं 


` : नहीं जान पाया हूँ कि यह किसका सुफल मुझे प्राप्त हुआ है । मेरा यह 
« शरीरतो क्रिया से हीन ओर परम मन्द है ।' हे भगवान्‌ ! आपने 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


३७८०/9८०५ by Arya Samaj Foundation Chennai and edn लिष्य पुराण 
आज इस शरीर को फल वाला बना दिया है ।१९। हे रमा के स्वामिन्‌ 
. हे लोकों के नाथ ! पूजन किस विधि से किया जाना चाहिये कृपा 
करके यह मुझे आज्ञा दीजियेगा । तव तो विश्व को मोहित करने वालो 
हरि ने मधुर स्थित के साथ कहा-हे विश्र न्द्र ! मेरी पूजा में बहुत धन 
की अपेक्षा नहीं होती है ।२०-२१। 

अनायामेन लब्धे श्रद्धामात्रेण मां यज । 

ग्राहग्रस्तोजामिलो वा. यथाऽपून्मुक्तसंकटः ॥ २२ 

विधानं श्युणु विप्र न्द्र मनसा कामयेत्फलम्‌ । र. ठी 

पुजासमृतसभारः पूजां कुर्याद्धा विधि ॥ २३ 

गोध मचृणं पादाद्ध सेटका दिप्रमा णतः । 

दुग्छो न तावता युक्त मिश्रित शर्करादिभिः ।।२४ 

' तच्चूर्णं हरये दद्याद्‌ ध,तयुक्त हरिप्रियस्‌ । 

गोदुर्शनेन दधिना गोवृतेन समन्वितम्‌ ।!२५ 

गंगाजलेन मध्य ना युक्त पच्चामृत प्रियम्‌ । 

प॒चामृतेन सस्नाप्य शालग्रामोद्‌भवां शिलास्‌ ॥२६ 

गन्छपुष्पादिनेवेद्यं वेदवादेर्मनोहरः। 

छा पर्दीपेदच नेवेद्य स्तांबूलादिभिरचंतेत्‌ ॥२७. 

मिष्ठान्नपानसन्माने्धक्ष्येभोज्यः फलैस्तथा । 

` ऋतुकालोत्‌भवेः पुष्प : पूजयेदृभ क्तितत्परः ॥२८ 

जो बिनाही किसी आयास के प्राप्त हो जावे उसी घनसे केवलश्द्धा _ 
का संवल लेकरमेरा यजन करो । जैसे ग्राह से ग्रस्त गज अथवा अजामिल'' 
संकटों से युक्त हो गया था वैसे ही सकटों से मुक्त हो जाओगे २२ हैं 
` बिप्रोन्द्र ! अब बिधान का श्रवण करो । पहिले मन से. फल की कामना 
कर लेनी चाहिये. फिर पूजा के सम्भार सम्भूत करके यथाविधि पूजा 
करनी चाहिए ।२३। सेटिका दिसे प्रमाण से पदार्थ गोधूम (गेहूँ) का चून 
उतने ही दुग्धसे युक्त ओर शर्करा आदि से मिश्रित करे और उसचूर्णको 
हरि के सिए सममित करना चाहिये उसे चृत से युक्त भी कर लंबे जी . 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. २00४ अती 


सतानन्द ब्राह्मण कथैः Le Chennai and ७ ३७६ 
कि हरि को अत्यन्तः प्रिय होता है । गोदुग्ध, मधु गोघृत, गोदधि और 
गद्धा जल से युक्य पञ्चामृत बनाये जो कि हरि को प्रिय है। इन 
पञ्चामृत के द्वारा शालग्रामोद्भवशिला का सस्नपन करावे ।२४-२६। 
गन्धाक्षत पुष्प आदि, नैवेद्य और मनोहर वेदवादों से तथा धूप एवं दीप 
से नेवेद्य और ताम्वूल आदिके द्वारा अचना करनी चाहिये ।२७। भक्ति 
भाव में तत्पर होकर मिष्ठान, पान, सम्मान, भक्ष्य, भोज्य, फल जा 
काल के ही और पुष्पों से पूजन करना चाहिये.।२८। 
ब्राह्मणैः स्वजनेरचेव वेष्टितः श्रद्धायान्वितः । 
त्वया साद्ध मम कथां ्पुणूयात्परमादरात्‌ ॥२६ 
स गत्वा स्वगशनाह महात्म्यं हरिसेवने । 
ते हृष्टमनसः सर्वे समय चक्र रादृताः ॥३० 
सत्यनारायण पूजां काष्ठालब्धेन यावता । 
वयं कुलैः करिष्यामः पुण्यबृक्ष विधानत्तः ॥३१ 
इति निश्चत्य मनसा काष्ठ वक्रोय लेभिरे । 
चतुगुण धमं हृष्टा स्व॑स्व भवनामापयुः ॥३२ 
मुदा स्त्रौभ्यस्समाचख्यदृ त्तान्तं सवंमोदितः । 
ताः श्रूत्वा हृष्टमनसः पूजनं चक्र, रादरात्‌ ॥३३ 
कथान्ते प्रणमन्भक्त्वा प्रसाद जगृहुस्ततः। - 
स्वजातिभ्यः परेभ्यश्च ददुस्तच्चृणं मुक्तमम्‌ ॥३४ 
पूजाप्रभावयो भिल्ला, पुत्रदारामिभिये तां । 
लब्ध्वा भूमितले द्रव्य ज्ञानचक्ष मंहोत्तमम्‌ ॥३५ 
भुक्त्वा भोगान्यथेष्टन्ते दरिद्रान्छा हिजोत्तसु । 
जन्मुस्ते वेष्णवं घाम योगिनामपि दुर्लभम्‌ ॥३६ 
ब्राह्मण और स्वजनों से वेष्टित होकर परम श्रद्धा से अन्वितहो परम 


आदर से सबके साथ मेरी कथा का श्रवण करना चाहिये ।२९।यह्‌ सुन- 
` कर वह शतानन्द जाकर अपने लोगों से सबसे हरि के सेवन का महात्म्य 


` = 
कहने लगा । वे सभी परम प्रसन्न हुए और प्रसन्न मन वाले सबने बड़ 


CC-0:Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


यु Digitized by Arya Samaj Foundation Ch i गु 
३८० | ५ | ion Chennai ०7५ 9१["भ्नषिंष्य पुराण र 


आदर से इसके करने की प्रतीज्ञा कीथी ।३०। यहाँ से आगे काठ बेचने 

बालों का वर्णन किया जाता है । सत्यनारायण के ब्रत का वर्णनसुनकर : 
उन्होंने बिचार किया कि आज .काष्ठ के वेचने प्र जितना भी घन 

मिलेगा उससे हम सत्यनारायण की -पूजा करेगे और समस्त कुल के 

साथ पुष्य वृक्ष के विधान से अर्चन करेंगे ।३१। ऐसा सबने मनभें 

निश्चय करके काष्ठ को बेचकर चोगुना धन प्राप्त किया था । तब तो वे 

बहुत हो अधिक प्रसन्न होते हुए अपने-अपने धन को लाये और वड़े ही 

हर्षे से यह समस्त वृतान्त अपनी स्त्रियों से कह दिया जो भो आदि.से 

अब तक हुआ था। वे स्त्रिया भी इस वृत्तान्त को सुनकर पर प्रसन्न 

मन वाली हो गई और बड़े ही आदर से उन्होंने पूजन किया था ।३२- 

३३। कथा के अन्तमें प्रणाम करके फिर भक्त-भाव से सबसे प्रसाद ग्रहण 

किया ! अपनी जाति-वालों के लिए और जो अन्य थे उन सवके लिये | 
. बह उत्तम प्रसाद का चूणं .(पंजीरी) दी। ३४। पूजा के प्रभाव से भिल्ल 
पुत्र और दारा आदि से युक्‍त हो गये थे । इस भूमण्डल में द्रव्य पाकर 
महान्‌ उत्तम ज्ञान चक्षु के पाने का भी लाभ लिया था .।३ यहाँ पर . 
यथेष्ट भोगों का उपभोग करके हे द्विजोत्तम ! वे दरिद्राः योगियों के 
भी ऊपर स्थित वैष्णव धाम को प्राप्त हुए ।३६। 


॥ साधुबरि कक़् णावर्णेसस्‌ ॥ 
अथ ते वर्णयिष्यामि कथा साधूपचारितास्‌। 
नृपोपदेशतः साध: कृतार्थोःभूमिणिग्यथा ॥१ 
मथिपूरपती राजा चन्द्रचूडो महाशया:। 
सह प्रजाभिरानचं सत्यनारायण प्रभुम्‌ ॥२ ५ 
अथ रत्तपुरस्थायो साधुलंक्षपतिर्वणिक्‌ । 
घनेक्रापूर्य तरंणीं: सह गच्छन्नदीतटे ॥।३ 
ददश बहुलं लोक नाभाग्रामविलासिनमु । 
मणिभुक्ताविर चिते वितानेस्मवंक्ृतम्‌ ।४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


साधुवर्णिक'कीथे। बेंणेंनेर्म?! ibe wd Chennai and RE र * 
वेदवादांश्चशुश्चाव गीतवादित्र सङ्गत्तान्‌। * 
रम्म स्थानं मालोक्यं कर्णशार समादिणत्‌ ॥५ 
विश्रा ययइच तरणीरीति पश्यामि कौतुकम्‌ । 
भर्त्रांदिश्स्तथा चक्र कर्णधारः सभूृत्के: ॥६ 
तटसीम्न: समुत्तीये मल्ललीलाविलासिनः । 
कणंधारा नगा वोरा युयुधुम्मेल्ललोलय ॥७ 
इस अध्याय में सत्यनारायण ब्रत में साधु वणिक्‌ की कथा का 


वर्णन किया जाता है । श्री सूतजीने कहा-इसके वाद साधु के द्वारा उप- 
चरित्र कथा का वर्णन तुम्हें सुनाऊंगा कि नुप के उपदेश से वणिक साधु 


जिस तरह से कुताथं हुआ था ।१। मणिपुर का स्वामी महान्‌ यशवाला 
चन्द्र चूड नामधारी राजा था। वह अपनी समस्त प्रजा के जनो के 


साथ प्रभु सत्यनारायण देव की पूजा किया करता था ।२। इसके अन- 
न्तर रत्नपुर में रहने वाला लखपति वणिक साधु था । वह धनस नका 
को भरकर उस नाव के ही साथ नंदी के तट पर जा रहा था ।३। 
उसने अनेक ग्रामों के विलास वाले बहुत से लोगों को देखा था, जो कि 
मणि और मुक्ताओं के द्वारा बनाये विमानों से विभूषित ये ।४ वहाँ 
पर गीत-वादित्र से संयत वेद वादों को उसने श्रवण किया था । उस 
समय पर रम्य स्थान को देखकर कर्णधार से उसने कहा ।५। यहां पर 


हमारी इस नौका को रोक दो । मैं इस कोतुक को देखता हूँ। स्वामी के 
दवारा आज्ञा प्राप्त करके उस कर्णधार ने समस्त भृत्योंके साथ उस नौका 


को वहाँ रोक दिया था । उस तट की सीमा पर उतरकर मल्ल सीलाके 
विलास करने वाले कर्णधार वीर मल्ल लीला से युद्ध करने लगे ।६-७। 

स्वग्रमुत्तीर्थं सामात्या नौकान्यप्रध्ट सादरम्‌ । ` 

यज्ञस्यान समालोक्यं प्रशस्तं समुद्रौ ययौ ॥८ 

किमत्न कियते सम्या भवद्विमिर्लोकपूजितेः। 

सभ्याऊचुश्च ते सर्वे सत्यनारायणा विभुः ॥६ 

पुज्यते बन्ध भिः सार्ध राज्ञा लोकानुकम्पना । 

प्राप्तं किष्कंटकं राज्यं सत्यनारायणाचेनात्‌ ॥१० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


र दिद 
हि ३८२ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai . थविष्प पुराण 


धनार्थी लखते द्रव्यं पुत्रार्थी सुतमुक्तमस । 
ज्ञानार्थी लभते चक्ष तिभयः स्यादभयातुर: ॥११ 
सर्वान्कामानवाप्नीति नरः सत्यसुरार्चनात्‌। | 
विध्यांनं तु ततः श्रुत्वा चेलं वद्धा गलेऽसकुम्‌ ॥१२ = 
दंडवतप्रीणपत्याप कामं सभ्यानमोदयत्‌ । 
अनपत्योऽस्मिभगवन्वृथेरवर्यो वृथाद्यम ॥१३ 
पुत्र वा यदि वा कन्यां लभेयं त्वत्प्रसादतः । 
पताकां कांचनी कृत्वा पूजयिष्ये कपानिधिस्‌ १४ 
चणिक अपने अमात्य के साथ स्वयं नौक से नीचे उतर गया और | 
आदर के द्वारा लोगों से पूछा । उस परम प्रशस्त यज्ञ. स्थान को देख 
कर आनन्द के साथ वहाँ गया था ।८। हे सम्थो लोक पूजित आप. _ 
लोग यहाँ क्या करते हैं? तय उनसमस्त सभ्यों ने कहा-हमारे द्वारा प्रभू , 
सत्य रारायण की अर्चना की जा रही है और लोकोंपर दया करने 
चाले राजा ते वन्धुओं के साथ इसी सत्यनारायण की पूजा के प्रभाव से 
यह निष्कंटक राज्य प्राप्त किया है ।९-१०। सत्यनारायण के अर्चेन से , 
धन के चाहने वाला धन, पुत्र की इच्छा वाला उत्तम पुत्र, ज्ञान प्राप्त 
होने का अभिलाषी ज्ञान चक्ष प्राप्त किया करता है। जो भय से 
. आतुर होता है वह निर्भय हो जाता है ।११। मनुष्य सत्यनारायण देव 
. की पूजा से समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है । इसके पश्चात, 
उसके विधान को सुनकर वार-वार वस्त्र को यते में बांधकर दण्ड की . 
भाँति. भूमि प्रणाम करके उसने बहुत अधिक उन सभ्यों को कियाथा ! 
हे भगवन्‌ मैं सन्तान रहित हूँ, उसने कहा-मेरा यह ऐश्वर्य और च 
उद्यम व्यथे. ही है । १२-१३) उसने सत्यनारायण प्रभु से प्रार्थना की पुत्र 
अथवा एक कन्या ही आपके प्रसाद से मुझे प्राप्स हो आवे तो मैं सुवणं ` 
की पताका बनवाकर कपा निधि की विधि पूर्वक पूजा करूँगा १४ 
श्रूत्वा सभ्या अन्न वस्ते कामानासिद्धिरस्त ते । 
हरि प्रणम्ध सभ्यांरच प्रसाद भुक्तवांस्तदा ॥१५ 


PTA ण. यर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


साधुवशिक्कथा)वणँसर्त्त07॥| Foundation Chennai and ती ३८३ 

जगाम स्वालयं साध्‌ मनसा चितयरन्हरिम्‌ । 

स्वगृहे ह्यागते तस्मिन्नार्यो मंगल: ॥१६ 

मंगलानि बिचित्राणि यथोचितमकारयन्‌ ¡ 

विवेशातः तुरे साधा मेहावौतुकमंगलः !। १७ 

ऋतुस्नाता सती लीलावती पर्यचरापतिम्‌ । 

गर्भ घृतावती साध्वी समये सुषुवे सुता ॥१८ 

कन्यां कमलोलाक्षीं बांधघवमोदकारिणीम्‌ । 

साध्‌ परां मुदलेभ विततार धन बहु १९ 

विप्रानाहुय वेदज्ञान्कारयामास मंगलम्‌ । 

लेखायत्वा जन्मपत्री नाम चक्र कलावतीम्‌ ॥२० 

प्रौढा कालेन तां दुष्ट्वा विवाहार्थममचिन्तयत्‌ ।२१ 

उसकी इस प्रार्थना को सुनकर वे सभ्य लोग बोले तेरी कामना 
की सिद्धि होगी । इसके अनन्तर उस वणिकने हरिऔर सभ्योंको प्रणाम 
करके प्रसाद को खाया था ।१५। फिर वह साधु वणिक मन में हरि का 
चिन्तन करता हुआ .अपने घर को चला गया । उसके घर में आने-पर 
मडल द्रव्य हाथोंमें ग्रहणकरफे,नारियों ने विचित्र मंडल कार्य यथोचित 
किरे थे ! इसके पश्चात महान्‌ कौतूक म'डल वाले उस साधु ने अपन 
अन्तःपुर में प्रवेश किया था ।१६-१७। फिर ऋत काल कास्तवन करने 
वाली उसकी पत्नी सती लीलावती ने अपने पति की परिचर्या की थी। 
तब उसने गभं घारण किया और समय आने पर अर्थात प्रसव काल 
उपस्थित होने पर साध्वी नो कमल क्रे सदुश चञ्चल नेत्रों वालीओर 
बान्धवों को भानन्द करने वाली कन्या को जन्म दिया था। साध, को 
महान्‌ आनन्द हुआ और उसने उस आनन्द के समय में बहुत सा धन 
वितरित किया था । १८-१९) वेद के ज्ञाता महामनीषी विप्रो को बुला- 
कर उस साधु ने मंगल कृत्य कराया था । जन्मपत्री लिखवाकर उसने 
उस कन्या का कलावती नाम रखा था।२०। जव प्रौढ़ा हो गई तो 
उसे देखकर साधु मे उसके विवाह करने के विषय में विचार किया था 
।२१। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३८४ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and [भविष्य पुराण र 


“ शुभे लग्ने बहुविधेमझ्धुलेर ग्निसन्निधी ।:२४ 


नगरे कांचनपुरे वणिक्शंखपति: श्र्‌ व: ॥२२ 
कुलीमों रूपसंपत्तिशी लौदार्योग्रुणान्वित: ॥२३ 
बरयामास तं साधुदु हितु: शदृशं वरस्‌ । 


वेदवादित्रनिनदेदे कन्यां यथाविधि । 
मणिमुक्ताप्रवालानि वसनं भूषणानि च ॥२५ 
महामोदना: साधुमंगलार्थ ददो च ह। 
प्रेस्णा निवासयामास गृहे जामातरं ततः ॥२६ 
तं मेने पुत्रवत्साशः स च त पितृवत्सुध्रीः । 
अतीते भूयसः काले सत्यनारायणाचनम्‌ ॥२७ 
चन पुर नगर में शंखपति नाम वाला एक प्रसिद्ध वणिक्‌ था 


जो परम कुलींन और रूप, सम्पतिशील, थौदायें आदि गुणों से युक्‍त 
था । साधु ने उसे ही पुत्री के. योग्य वर समझकर वरण किया था शुभ 
लग्न.में और अग्नि की सन्निधि में बहुत प्रकारके मङ्गलो के साथ तथः 
वेदमन्त्र और वादित ध्वनि के सहित यथा विधि उसको अपनी कन्या - 
का दान साधु बणिक्‌ ने कर दिया था। उसको. दहेज में मणि, मुक्ता 
प्रवाल बस्त्र और भूषण दिये दे साधु महान्‌ आनन्द मग्न: मन-वाला 
था उसने मङ्गल के. लिये यह सभी कुछ दिया था ळर इसके पश्च 
अपने जमाई को बड़े पम से अपने ही छर रख लिया था ।२२-२६! 
साधु उस अपने जमाता को पुत्र की तरह मानता था । वहुत सा समय 
व्यतीत हो गया और वह सत्यनारायण की पूजा . करने के संकल्प को 
` एकदम भूल गया । फिर वह अपने जमाई के साथ वाणिज्य का कार्य 
करने के लिए वाहर चला गया ।२७। ` 


विस्मत्य सह जामात्रा वाणिज्याय यय पुनः ] 
अथ साथ: समादाय रत्नानि विवधानि च ॥२८ 


"नौकाः संस्थाप्य रा ययौ देशदेशान्तर प्रति । 


नगर गमंदातीरे तत्र वासं चकार सः ।!२९ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya.Collection 


सा घु मोिक्ककी' धैर्णन*११ Foundation पटा and eGangofri SR 

कुरवन्क्रयं च निरः तिस्थौ महानना: । ! ; 

कर्मणा मनसा वाचा न कृतं सत्यसेवनम्‌ ॥३० 

ततः कर्मेब्रिपाकेन तापमापाचिराद्रणिक । 

कडिमश्‍चिहिवसे रात्रौ राज्ो गेहे तमोत्रृत्ते ॥३१ 

जात्वा निद्रागतान्सर्वान्हृतं चौरेमेहा धनय । 

प्रभाते वाचितो राजा' सूतमागधबन्दिभिः ॥३२ , 

प्रात: कृत्यं नृप: कृत्वा सदः संप्राविशच्च सः । 

ततस्तत्र समायातः किकरो राजबल्लभः ।।३३ 

उवाच स तदा वाक्यं श्यृगुष्वं त्वं धरापते ! 

मुक्तामालाशच बहुधा रत्नानि विव्धानि च ।।३४ 

मुमुषृइचौराः गतास्स्षे न जानीमो वयं नृप । 

इति विज्ञापितो. राजा सुन्यश्लोक शिखाममिः॥ ३५ 

उवाच क्रोधताम्राक्षो ययं संतात मा चिरम्‌। 

सचर द्रव्यमादाय मत्पाध्वं त्वमुधानयः ॥३६ 

'सूतजी ने कहा--इसके पश्चात्‌ साधु ने अनेक प्रकार के रत्नों 
को लेकर नौका में रखता और दूसरे देशों को चला गया था। एक 
नगर नमदा नदी के तट पर था । वहाँ पर उसने अपना निवास किया 
था ।२८-२९। वह महान मन वाला साधु बहुत से रत्नों का ग्य और 
विक्रय करके वहाँ पर बहुत' समय तक ठहूरा या किन्तु उस समय 
तक भी उसने कर्म, मन भौर बचत से भी सत्यनारायण. देव का सेवन 
नहीं किया था।३०। इसके पश्चात कर्मों के विपाक होने से शीघ्र टी 


` ` उस वणिक ने ताप की प्राप्ति की । करिसी दिन रानि में राजा के सम - 


में से आवृत्घरमें मवको निद्रा के वशीभूत समझकर चो रों ने महान धन 
का हरण किया था । जब प्रात: काल हुआ तो सूत मागध और बन्दियों 
के द्वारा राजा वंचित किया गया था !३१॥ राजा प्रात:काल का समस्त 
कृत्य समाप्त करके सभा में प्रविष्ट हुआ । वहाँ पर राजबललभ किकर 


आया और उसने तत्र यह वचन कहा--हे धरापते ! आप सुनिये, बहुत 
र CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३८६ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai कैब तुराण 
मी मोतियों और मालायें और अन्य अनेक प्रकार के रत्नों को चोरों 
ने हरण कर लिया है और वे सव चले गये हैं। हे नूप हमको कुछ भी 


पत्ता नहीं है। इस तरह से विज्ञापित किये गये पुण्य श्लोक शिखामणि . 


उस राजा ने क्रोध से लाल नेत्र करके झहा--छुम लोग जाओ और 


विलम्त्र मत करो । तुम चोरों के साथ उस सम्पूर्ण धन को लाकर सेरे. 


पास आओ ।३३-३६। 

नो चेद्वनिष्ये सगणादिति दुतान्समादिशत्‌ । 
नृगवक्य़ा समाकण्ये प्रजग्मुस्ते च किंकराः ।।३७ 
बहुयत्नेन संशोध्य द्रव्यं चोर समन्वितम्‌ । 
एकीभूत्वाः निणि तदा महात्रितातुरोऽभत्रत्‌ ॥३८ 
हन्ता मां सगणं राजा कि करोमि कुतः सुखम । 

- नृपदंडाइच मे मृत्युः प्र तत्वायं भवेदिह ॥२९ 
नमंदायां च मरण शिवलोक प्रदायकम्‌ । 
इत्येत्र संमत कृत्वा नमंदायास्तटः ययुः ४० 
विदेपिनोऽस्य वणिओो ददश विपुलं धनम्‌ । 
मूक्ताहारं गले तस्य लु ठित वणिजोऽस्य च ॥४१ 
चौरोऽप्रमिति निश्चत्य तौ वबंधात्म रक्षणात्‌ । 
सघन सह जामांत्रा नृभान्तिकमुपानयत्‌ ॥८२ 


नहीं तो गणों के महित तुमको मार दिया जागगा। इम तरह मे 


राजा ने दूतों को आज्ञा प्रदान की । राजा के वाक्य को सुनकर ये 
समस्त [ङकरं चोरों की खोज में गये थे ।३७। बहुत से यत्तों के करने 
पर भी चोरों से युक्त धन फा शोध न पा मके और वे सब ह में 
ए*त्रित होकर महान, चिन्ता से आतुरं हो उठे (३८) राजा गण के 


सहित हमको मार देन वाला है अब क्या किया जावे । केस सुख प्राप्त - 


हो । नूप के दण्ड से हमारी मृत्यु होगी तो वह प्रेतत्व के लिए ही होगी 
।३६। अतएव इस नमदा नदी में डूथकर मरना अच्छा है जो शिव 


` लोक को देने बाली मौत है।. इस तरह सब सलाह करके नर्मदा के : 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


साध वणिंकाकिणभ्‌/{ऽ27 Foundation Chennai and eGangotri ३८७ 
तट फर चले गये थे ।४०। वहाँ उन्होंने शस विदेशी बणिक का बहुत-- 
सा धन देखा. मोतियों का हार इस वर्णिफ के गले में पड़ा हुआ उन्होंने 
देखा या । उन्होंने बही चोर यह कह कर अपकी रक्षा के लिए उस 
साधुवणिक को बाँय लिया था. उसको उसके जमाई और समस्त धन के 
साथ ले जारुर राजा के समीप पहुंचा दिया ।४१-४२। 
प्रतिकूले हरी तस्मिन्नाज्ञापि च विचारितम्‌ । 
धनागारे धनं नीत्वार वघ्नति तौ सुदुर्मती ॥४३ 
कारागारे लोहसथः श्र खलै र गपादयो: । 
इति राजाज्ञया दूतास्तथा चक्र, निवन्धरनम्‌ ॥४४ 
` जामात्रा सहितः साधुविललाप भूश मुहुः । 
` हा पुत्र तात नातेति जामात: क्व धनं यतम्‌ ।।४५ 
क्व स्थिता च सुता भार्या पश्य विधातुविपर्ययस्‌ । 
निमग्नौ दुःखजलधौ को वां पास्यति संकटात्‌ ४६ 
मया व तरं धातुविप्रयं हि पुरा छुतम। ` 
तत्कर्मणः प्रभावोऽयं न जाने कस्य का फलम्‌ ॥४७ 
समं श्वसुरजामत्रो द्वादशेषु विषादितो ॥४८ 
भगवान हरि के प्रतिकूल होने पर उस राजा ने भी विचार किया 
कि प्रनागार में धन रखकर इन दोनों दुष्ट बुद्धि वालों को बाँध लिया 
जावे । लोहे की श्रूखलाओं से इसके आङ्ग जौर पैरों फो बाँधक र कारा 
गार मे डःज दिया जावे । इस तरह जव राजा की आज्ञा हुई तो दूतो 
ने तदनुसार उसका लिगन्धन कर दिया था ।४३-४४। जमाई के साथ 
उग साधू ने अत्यधिक वार-वार विलाप किमा। हे पुत्र ! हे तात ! 
हे जमाता ! सारा, धन कहाँ चला गया ?।४५। हाँ तो अब भार्या 
है और कहाँ सुता है । विघाता की इग विपरीता को देखो ! हग दोनों 
इस समय दुख के सागर में निमरन हो गये हैं । कौन. है जो हमको त्स 
महान संकट से रक्षा करेगा ?।४६। मैंने पहिले कभी विधाता का कुछ 


भत्यत्रिक अप्रिय कार्ये किया था आज उगी कमं का यहु प्रभाव दे । में 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३८८ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai afd अमिष्कपुराण 


यह नहीं जानता हूँ यह कौन से कम का फल मिल रहा है ।४७। श्वसुर 
और जमाई दोनों ही द्वादशों में समान विषाद बाल थ ।४५। 


॥ साधुवणिक्‌ कारागन्युत्ति वर्णन. 
तापत्रयहरं विष्णोशचरित तस्य ते शिवम्‌ । 

, श्रण्वति सुधियो नित्यं ते वसन्ति हरेः पदम्‌ ॥१ 
प्रतिकूले हरौ तस्मिन्यास्यस्ति निरयान्बच्‌ । 
तत्प्रिया कमला देवी चत्वारस्तस्त चात्मज़ाः॥२ 

। धर्मो यज्ञो नृपश्चौरः सर्व लक्ष्मी प्रिया 


` पविप्र भ्पवरचातिथिश्यएच यहात्तं धम उच्यते ॥३ 


| मातृभ्यो देवताभ्यर्च स्वधा स्वाहेति.व मख 
धर्मस्यैव मखस्येव रक्षको नृपतिः स्मृतः ।।४ 
हयोहन्ता हिँ चोरः स ते सव धर्मेकिक रा: । 
यत्र सत्यं ततो ध्रमंस्तत्र लक्ष्मीः स्थिरा भवेत्‌ ॥५ 
सत्यं हीनस्य तत्साधोर्धेनं सत्तदगरुहे स्थितत्‌ । 
हृतवानवनीपालः चौरेभार्याविदुःखिता ॥६ 
वासीलन्करणादीनि विक्रीय वुभुजे किल । 
नास्ति तत्पच्यते क्रिचित्तदा कष्टमगाहद ।!७ 
इस अध्याय में साधु .वणिक की भार्या के द्वारा किये :हुए सत्य 


नारायण के ग्रत के प्रभायसे साधुवणिक को कारागार से मुक्ति हो जाने 
का वर्णन किया जाता है । सूतजी ने कहा तीनों तापों के हरने वाले 
उन विष्णू के चरित को जोकि परम शिव हैं जो सुन्दर बुद्धि ई लोग 


सुनते हैं, वे नित्य ही हरि के पद में निवास किया करते हैं ।१। जब वही 
. भगवान विष्णु प्रतिकल हो जाते हैं तो प्राणी बहुत से नरकों में निवास 


करते हैं । उनकी प्रिया तो देवी कमला और उनके चार पुत्र हैँ ' धर्म 
यज्ञ नूप और चोर ये चारों ही लक्ष्मी के प्रियकर होते हैं । विश्रों के 


`, लिए और अतिथियों के किये जो दान किया' जाता है वही धमं इस 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


YP DE SS MS SPN 


id > टीक. PO LS 2५ 5 FY de द 


साधु वणिकक राग 5मुिकार् १०० Chennai and eGangotri ३८९ 
नाम से कहा जाता है ।२-३। माताओं के लिए तथा देवों के लिए 
स्वधा और स्वाहा इससे कमं .किया जाता है वह मख या यज्ञ कहलाता 
है। धर्म का और मख का रक्षक. न.पति कहा गया है। दोनों का जो 
वमन करने वाला है वह चोर होता है । ये सभी धर्म के किद्धूर होते हैं 
जहां सत्य होता है वहीं धमं होता है और वहीं पर लक्ष्मी भी स्थित 
रहा करती है ।४-५। सत्य से हीन साधु का धन और जो उसके घर में 
स्थित था चहू धन अवानिपाल ने हरण करं लिया और चोरों से 
भार्या अति दुखित हुई थी ।६। उसने अपने वस्त्र और अलङ्कार आदि 
बेचकर उदरपूर्ति की थी । वह. कुछ भी परिपाक नहीं होता है । उस 
समय कष्ट का अवगाहन किया था ।७। 

अर्थकस्मिम्दिने काथा भोजनाच्छादनं बिना । 

गत `विप्रगृहेऽपर्यत्सत्यनारायणाकेगम्‌ ॥८ 

्ा्थेयन्तं जगन्नाथं दृष्टवा सा प्रार्थयेद्धरिस्‌। - 

सत्यनारायण हरे पिता भर्ता च मे गृहम्‌ ॥९ 

आगड्छत्वचयिष्मामि भवतमिति याचये । 

तथास्तु ब्राह्मण रुक्ता ततः सा त्वाश्रमं ययौ ॥१० . 

मात्रा निधे त्सिततेथन्तं हाल कुत्र स्थिता शुभे । 

बृत्तातं कथयामास सत्यनारायणाचंने ॥११ 

कलो प्रत्यक्ष फलदः सवेदा क्रियते नर: । 

कलु मिच्छाम्यहं भात रनुज्ञातु त्वमहेसि ॥१२ 

देशमायातु जनकः स्वामी च मम कामचा। 

रात्री निह्चित्य भनमा प्रभाते सा कलावती ॥१३ 

शीलापालस्य गुप्तस्य गेहे प्राप्ता धनाथिनी । 

बन्धो किचिद्धनं देही तेन सत्यार्चनं भवेत्‌ ।१४ 

'एक वार वह कन्या भोजनाच्छ!दन के बिना दी एक विप्र के घरमें 
चली गई और. वहाँ उसने सत्यनारायण की पूजा को देखा ।७। वहां . 
जगन्नाथ की पूजा की जा रही थो. तो उसने भी हरि से प्रार्थना की : 


CC-0.Panini Kanya,Maha Vidyalaya Collection. 


३६० Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai वर्ष ० अनिर पुराण 
हे सत्यमाराथणदेव ! मेरे पिता और स्वामी घर आजावे तो मैं आपका 
अचचन करू गी, में आपसे यही याचना करती हूं । तब उन. ब्राह्मणों ने 
_कहा--ऐसा ही हो जायया । ऐसा कहे जाने के पश्चात वह अपने 
आश्रम को चली गई ।६-१०। तब माता ने कहा उसको फटकार दी कि 
हे शुभे ! तू इतने लम्बे समय तक कहाँ रही थी ! उस समय उन कन्या 
ने सत्यनारायण के अर्चन का सत्र वृतान्त दिया था ।११। यह सत्य- 
नारायण इस कलियुग में .प्रत्यक्ष फल देने वाले हैं और सबेदा नरों 
द्वारा यह किए जाते हैं । मैं भी इसका अर्चन करना चाहती हूँ हे 
मःता ! तुम मुझे इसके करने को आज्ञा देने के योग्य होती हो ।१२। 
मेरे पिता और मेरे स्वामी अपने देश में आंजावे यही मेरी कामना है। 
. इस प्रकार से रात में उस कलावती ने ऐसा मन से निश्चय किया और 
प्रात:क्राल में बह शीलपाल गुप्त के घर में घन के लिए गई थी । वहाँ 
उसने उससे कहा--हे बन्धो ! कुछ धन दो जिससे सत्यनारायण का 
अर्चन कर छू १६-१४ ल 
इति भ्रू ता शीलपालः पंचनिष्क धनं ददौ र 
त्वत्पितुश्व ऋण शेयं मयीत्येषं कलावती !।१५ | 
इत्युवत्वा सोइनृणों भूत्वा गयाश्राद्धाय संययौ ! * 
सुयापि तेन द्रव्येण कृतं सयाचंनं शुभस्‌ ॥१६ | 
लीलावती सह तयां भक्त्याकार्षीतप्रप जनम्‌ । 
पुजनेन विश्ञेषेण तुष्टो नारायणोऽभवत्‌ ॥१७ 
नमंदातीरनगरे नृप सुष्वाप मन्दिरे । 
रात्रिशेषे सुपर्यके निद्रा कुर्वंति राजनि । | 
उवाच विप्ररूपेण वोधञ्छलक्ष्ण्या गिरा ॥१८ 
उतिष्ठौत्तिष्ठ राजेन्द्र तौ साध्‌ परिमोचय । | 
अपराध विना बद्धौ नो चेच्छं न भवेत्तब ।१६ 
इत्येवं भपेतिस्चव विप्ररूपेण बोधितः। . 
तद! हन्सदेधे विष्णतरिमिदो नृपतिस्तदा +२० 


CE-0:Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


PREIS .. 


साबुत कुक या सह पजि-वर्भाह 0 | Chennai and eGangotrr" -3&? 

विस्मित: सहसोत्था दध्यो ब्रह्म सनातनम्‌ । 

सभायां मंत्रिणे राजा स्वप्नहेतु न्यवेदयत्‌ ॥२१ 

यह्‌ सुनकर उस शीलपाल ने पाँच मिनट इसे दे. दिए और कहा 
हे कलावति ! तुम्हारे पिता का इतना ही ऋण मुझ' पर शेप रह गया 
था ।१५। यह कहकर उकऋण हो बर गया श्रद्धा करने के सिए गया 
था । उस पुत्री ने भी उस धन से सत्यनारायण का शुभ अर्चन किया 
था ।१६। उसके साथ लीलावती सें भक्ति पूवक सत्यनारायण देव का 
पूजन किया था । इस बिशेष पूजन से भगवान नारायण तुष्ट हो गये 
थे ।१७। उधर नमदा नदी के किनारे बसे नगर में अपने मन्दिर में 
राजा सो रहा था । अब रात्रि का शेषकाल था उस समय वहाँ राजा 
के पयंडू पर निद्रा करते पर भगवान नारायण एक विप्र के वेश में | 
वहां आकर राजा से बोले-हे राजेन्द्र उठ जाओ ओर दोनों साधुओं 
को कारागार से मुक्त करा दो । ये दोनों बिना ही बिसी अपराध के 
बन्द किए गए हैं । यदि उन्हें मुक्त नहीं किया तो आपकी भलाई नहीं 
होगी ।१८-१९। इस प्रकार से वह राजा विप्र रूप से बोधित किया 
गया थ! .ओऑर फिर भगवान अन्तर्धान हो गये । तब राजा विनिद्र हो 
गया अर्थात्‌ जाय गया था।१०। वह राजा बहुत ही विस्मत होकर उठ 
गया और सहस उसने सनातन ब्रह्म का ध्यान किया राजा ने 
सभा मे जाकर मन्त्रियों से स्वप्न का वर्णन निवेदित किया था ।२१। 

महामन्त्री च भूपाल प्राय सत्येन.भो द्विज। - 

मयापि दशितं स्वप्नं भृद्धदिप्रण वोधितस्‌ : 

अतस्तौ हि समानीय संपृच्छ विधिवन्नृप ॥२२ 

आनीय साक्षुपप्रच्छ संत्यमालं्य भूपतिः । 

कुत्रत्यौ वां कुलं वा बसतिः कस्य वा पुरे ॥२३ 

रम्ये रत्नवुरे वासो वणिग्जातो. जनिम म । 

वाणिज्याथं महाराज वाणिज्यं जीविकावतीः ।।२४ , 

मणिमुक्तादि विक़् तुः क्रे तु वा तव पत्तने । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


d by.Arya Samaj Foudation Ch [भ (रण 
प्राप्ती दृतरच बद्धवा त्वेत्रमीप समागता /२५ 


प्रतिकूले विधौ को वा माप्नोति वे पुमान । 
विनापराधं राजेन्द्र मणिचो रानवादयन्‌ ॥२६ 
आवां न चौरो राजेन्द्र तत्ववस्त्वं विचारय। , 
श्रवा तन्रिइचय ज्ञात्यां तयोवेन्धनका रणस्‌ ॥२७ 
छेदयित्त्रा दृढ पाशं लोमन्तिमकारयत्‌ । 
छेदयित्वा परिष्कारं भोजयामास ती नप: ?।२८ 
हे द्विज ! तब महामन्धरो ने राजा से फहा-सत्यनारायण ने मुझे 
भी ऐसा ही स्वप्न दिया हूँ और एक वृद्ध वित्र ने मुझे भी जगाया है। 
अतएव हे नुप ! उन दोनों को थहाँ लाकर विधिवत्‌ पूछिए ।२२। वहाँ 
बुलाकर राजा ने साधु से पूछा कि तुम सत्य का अवलम्बन करके ठीक 
- बताओ कि आप दोनों कहां के रहने वाले हैं और आपका कुल कौनसा 
तथा किस नगर में निवास स्थान है ।२३। साधु ने कहा---रम्य-रत्न 
पुर में हमारा निवास स्थान है ओर वणिक जाति में हमारा जन्म हुआ 
है! हे महाराज ! वाणिज्य करने के लिए हम यहां आये थे क्योंकि 
वाणिज्य ही हम दोनों.की जीविका है ।२४। मणिमुक्ता आदि को बेचने | 
तथा खरीदने के लिए आपके नगर में ठहरे थें कि आपके दतों द्वारा 
दमको प्राप्तकर बाँध सिया गया और आपके समीप में पहुंचा दिया 
या ।२५। जब विद्याता प्रतिकूल होता है तो यह पुरुष किस दुर्दशा को 
प्त नहीं होता है ? हे राजेन्द्र विना ही किसी अपराध के हमको | 
मणियों का चोर बताया था ।२६। हे राजेन्द्र ! हम दोनों चोर नहीं 
हूँ । अब आप तत्व से स्वयं विचार कर लीजिए । यह श्रवण कर उनके 
निश्चय को समझकर कि उन वीरों के वन्धन का कारण क्या था; 


राजा ने उनका दृढ़ पाण को छेदन कराकर लोभ शांति कराई और 
परिष्कार करके राजा ने उन दोनों को भोजन कराया था | २७-२८! 


नगरे पूजयामास वस्त्राभूषणवाहने: । 
अग्नवीपूजितः साधुभू पति विनयान्विम: ॥२९ 


CC-0.Panini Kan a Maha Vidyalaya Collection. : 2 शी 
ह > ५५ है 


rar Chennai and eGangdh ३९३ 
कारागारे. वहुविध प्राप्तं दुःखमतः परम्‌ । 
आज्ञापय महा राज देश गन्तु कपा निश्च ।।३० 
- श्रूत्वा साधुब्रचौ राजा प्राह कोशाधिकारिणाम्‌ । 
मुदाभिस्तरणीः स्कः परयाशु मदाज्ञया ॥३१ 
जामात्रा सहित: साधुग्रीतवादित्रमंगलः । 
स्वदेशं च लतौऽद्यापि न चक्र हरिसेवनम्‌ ॥३२ 
सत्यनारायणो देवः प्रत्यक्षफलदः कलौ । , 
स एव तापसो भूत्वा चक्र साधुयिडनम्‌ ।।३३ 
धर्म: कि नोषु ते साधो मामनाहत्य यासिभोः। 
व्रत्युत्तर दात्साधुः क्षिप्त नौकाएच सत्वरम्‌ ३४ 
भौ स्वामिन्मे धनं नास्ति लत!पत्रादिपरितम्‌ । - 
नौभिर्गच्छामि स्वस्भानं विरोधे नात्र कि फलम्‌ ॥३५ 
इसके अनन्तर राजा ने नगर में वस्र, भूषण और वाहनादि से पूजा 


सत्कार किया | नव साधु इस तरह पूजित हुआ तो बहु विनय युक्त ही 
भूपति से बोला--हे महाराज ! हमने इस कारागार में अनेक प्रकार का 
दुःख प्राप्त किया था । अव आगे आप हमको आज्ञा प्रदान करें। हे कृपा 
निधे ! क्या अब हम अपने देश. को जा सकते हैं,? ।२६-३० । यह सुन- 
कर साधू के वचनों के उत्तर में राजा ने कोशाधिकारी से कहा मेरी 
आज्ञा से इनकी नौका को मुद्राओं से तुरन्त भर दो ।३१। तब वह साधु 
अपने जमाई के साय गीत-वाद्यादि मङ्गलों से अपने देश को. चल दिया 
या किन्तु अभी तक भी उसने हरि का सेवन नहीं किया था ।३२। सत्य' 
नारायण देव तो इस कलियुग में प्रत्यक्ष फल के प्रदान करने बाले हैं: 


वही सत्यदेव.तापस बनकर आये और उस साधु का निडम्वन किया।३३। 
तापस ने कहा--हे साधो ! आपकी नौका में क्या हैं ? घमं करो.। क्या 


मेरा अनादर करके ही तुम जा रहे हो! तब साधु ने उत्तर दिया नौका 
को शीक्ष क्षिप्त करो । हे स्वामिन्‌ ! मेरे पास धन नहीं है । यह नौका 
तो लता-पत्रादि से भरी हुई हैं। हम तो नौका से अपने स्थांत को जाते 
हैं। विरोध से यहां क्या फल है ।३४-३४। ः 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३६४ Dloiizea by Arya Samaj Foundation Chennai and ४६०१6 पुराण 
इत्युक्तस्तापस. प्राह तथा सित्विति वचः क्षणात्‌ । 
धनमंतदेधे साधर्लतापत्रविशेषितस्‌ ॥ ३६ 
धन नौकासु नास्तीति माधुर्श्चितातुरोऽभवत्‌ । 
किमिदं कस्य जां हेतोधनं कुत्र गत मम ॥३७ 
बञ्पाताहत इव वृशं दुःखितमानसः । 
कव यास्यामि क्व तिष्ठामि कि करोमि धनं कुतः ॥३८ 
इति मूर्छागतः साधुविललाप पुतः पुनः । 
जामात्रा बोधितः पश्चातापस ताजगामह ।।३९ 
गले वसन मादाय प्रणनाम स तापसम्‌ ! 
का भत्रानितीः पप्रच्छ देवी गंधवाईइ4र: ॥४० 
देवदेयोऽथवा कोऽपि न जाने तव विक्रमम्‌ । 
आज्ञापय महाभाग तह्विडम्वनक!रणस ॥४१ 
इस प्रकार से कहे हुए उस तापसं न तुरन्त यह वचन कहा--ऐसा ` 

ही होवे । उस साधु फा सारा धन छिप गया और वहाँ केवल लता-पंत्र 

ही होवे । उस साधु का सारा धन छिप गया और वहां केवल लतापत्र 
आदि ही अवशिष्ट रह गये थे। साधु ने देखा कि नौका में धन नहीं है 
तो वह बहुत ही चिन्तातुरःहो गया । यह क्या हुआ ओर इसका हेतु 
कया है जिससे मेरा सारा धन चला गया यह धन कहां चला गया है 

।३७। यञ्रपात से आहत की भांति वह अत्यन्त दु:खी भन वाला हो 

. मया था । में कहां जाऊ कहां रहुं और अब कया करू ? यह घन कहां 

बया ।३८ा इस प्रकार से मूर्छांगत होकर साध बार-बार विलाप करने 

लमा । तब उसके जमाई ने उसको समझाया और फिर उसी तापस कें 
पास गया ।३६। रले में वस्त्र लगाकर उस साधु ने उस तापस को 
प्रणाम किया ओर पूछा आप कौन हैं? आप कोई देव हैं या गन्धर्व 
तथा ईश्वर हैं।४०। अथवा आप कोई देवदेव हैं। मैं विक्रम को नही 
जानता हूँ । हे महाभाग ! इस विड़म्वना करने के कारण के विंषय में 
अपनी स्पष्ट आज्ञा प्रवाच करें कि एसा किस लिए हुआ ।४१। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


साधुच्यमिळलारामान्मुत्तयक्णंच 3०] Chennai and eGangotr_ ३९६५४ 
_ आत्मा चेवात्मनः शत्रु स्तथात्र च प्रियोऽप्रिय । 
त्यज मौढयमति साधो प्रवादं. मा वृथा कथाः ॥४२ 
इति विज्ञापितः साधुन वुबोध महाधनः। 
पुनः स तापसः प्राह कृपता पूर्वकमत्तः ॥४३ 
चंद्रचूडो यवानच सत्प्रनाराथण नृप: ; 
अनपत्येन सुचिरं पुत्रकन्ताथिना त्वया ।।४४ 
प्राथितं न स्मृतः हयेव इदानीं तप्यसे वृथा । 
सत्यनरायणो देवों विश्वब्यापी फलप्रदः ॥४५ 
तमनादुत्य दुबु द्धः कुय सस्यग्भळेत्तव । 
तुरा सब्धषवरं स्मृत्वां सस्मार जजदीइवरम्‌ ।। ४६ 
सत्यनारायण देवं तापसं तं ददशह । 
प्रणम्य भुवि कायेन परिक्रम्य पुनःपुगः । 
तुशब् तापस तत्र साधु गद्‌गिदागिर!।।४७ 
. तापस ने कहा--आत्मा ही आत्मा का शत्रु है और तथा:वह ही 
उसका प्रिय या अप्रिय हुआ करता है | हे साधो ! मूढ़ता की मति का 
त्याग कर दो । वृथा प्रमाद मत करो ।४२। इस प्रकार से' विज्ञापति 
किया गया भी वह महावन साधु बोध वाला नहीं हुआ फिर उत्त तापस 
ने कहा--और पूर्व क्रम से कृपा करके समझाया, चन्द्रचूड नूप से जब 
सत्यनारायण देव की पुजा की थी तव बहुत समय तक सन्तान रहित 
तूने पूत्र या कन्या का अर्थी होकर प्रार्थना की थी कयां अभी तक तुझे 
उसका स्मरण नहीं आया ? इस समय वृथा ही इतना दुःखित हो' रहा 
हैं । सत्यनारायण देव विश्व व्यापी हैं और फल के प्रदान करने वाले हूं 
।४३-४५। हे दुबु द्ध ! उस सत्यदेव का अनादर करके कैसे तेरा कल्याण 
हो सकता है । पहले प्राप्त बर का स्मरण करके जगदीश्वर का स्मरण 
किया ।४६। उस तापस को ही सत्यनारायण देव देखा था ( तब तो 
उसको भूमि पर शरीर से दण्डवत्‌ प्रणाम करके बार-बार उस तापस 
को गद्गद्‌ नाणी से साधु बणिक्‌ ने सभ्तुष्ट किया था ।४७। 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३६६ di Arya Samaj Foundation Cherinai र्ला सुविण्य पुराण 
सत्यरूपं स न्यसघं सत्यनारायण हारम्‌ । 
` ग्रत्सत्य त्वेन जगतस्त सत्यं त्वां नंमाभ्यहम्‌ ॥४८ 
स्वन्मायामोहितात्मानो न पश्यन्त्यात्मनःशुभस्‌ । 
दुखांधौ सदा मग्ना दुःखे च सुखमानिनः ॥४६ 
ढोहं धनगर्वेण मदांकृतयोचनः। | 
मा जाने स्वात्मनः क्षेम कथं परचामि मूढधीः ५० 
क्षमस्व मम दौरात्म्यं तपो धाम्ने हरेः नेम: । 
आत्रापयात्मदास्य मे येन ते चरथो स्मरे ॥५१. 
इति स्तुत्वा लक्षमुद्राः स्थापिताः स्वपुरोधसि । 
गत्बावासं पूजयिष्यये सत्यनारायण प्र भुस्‌ ॥५२ - 
तुष्टो नारायणः प्राहः वांछा पूर्णा भवेक्त्‌ ते । 
पुत्रपौत्रसमायुक्तो भुक्त्वा भांगांस्त्वघुत्तमान्‌ । 
अन्ते सांनिध्यमासाच्य मोदसे त्वमया सह ॥५३ 
इरयुक्त्वान्तदधे विष्णुश्च स्वाश्चमः ययौ । 
सप्ताहेन गृह प्राप्तः सत्तदेवेनः रक्षित ।।५४ 2 
आगत्य नगराऱ्याशे प्राहिंगोदृद्र, तमाश्रमस्‌। | 
. गृहमागत्य दूतोपि प्राह लीलावती प्रति ॥५५ 
जामात्ना सहितः साधुः कृयक्ृत्यः समागत । 
सत्यनारावणार्चायां स्थिता साध्वी सकन्यका ॥५६ 
साधु वणिक्‌ ने कहा-सत्य प्रतिज्ञा करने वाले, सत्य स्वरूप से युक्त 
सत्यनारायण हारि को जिसके सत्य से इस जगत की स्थिति हैं उस सत्य 


को मैं बार-बार प्रणाम करता हूं।४८। आपकी माया से मोहित आत्मा - 
बाले मानव अपनो आत्मा के शुभ को नहीं देखा करते हैं और सदा 

दुःख, के सागर में निमग्न रहकर दुःख मे ही सुख के मानने वाले हैं।४९ 

मैं महामूढ़ हूं जो धन के गं से मद द्वारा अन्धे नेत्रों वाला हूँ । आप 

मेरी इस दौरात्म्य को क्षमा करे । मैं मुंढबुद्धि वाला अपना क्षेम कीसे 
- देख. सकता हूँ ।५०। तपस्या के घाम आपके लिए हे हरे ! भेरा नमस्कार 

है। अब भाप अपनी दासता की मुझे आज्ञा प्रदान करे जिससे मैं _ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. १ 


साधुविकि की गीगी रन्मुक्ति वैणने [०7 Chennai BR ३९७ 


आपके चरणों का स्मरण करूँ :५१) इस प्रकार से उस साधु ने भगवान . 


की स्तुति करके अपने पुरोहित के आगे एक लाख मुद्रा रख दी थी कि 
मैं अपने आवास में पहुंच कर सत्यनारायण प्रभु को पुजा करूगा ।५२। 
तव तो नारायण परम तुष्ट होकर' बोले-तेरी वाञ्छा पूर्ण होगी । पु 
पौत्र से समायुक्त होकर श्रेष्ठ भोगों को भोगकर तू अन्त में. मेरे 
सानिन्ध्य में पहंच कर मेरे ही साथ थारूरद प्राप्त करेगा ।५३। यह कह 
कर विप्ण भगवान अन्तर्धान हो गये ऑर वह साधु अपने आश्रम को 
चला गया था । सत्यदेव के होरा सुरक्षित होकर एक सप्ताह में वह 
अपने घर पहुंच गया था ॥५४ अपने नगर के समीप में आकर उसने 
शीघ्र ही दूत को आश्रम में भेजा था । वह दूत गृह में जाकर लीलावती 
से बोला--»पने जमाई के साथ कृतकृत्य होकर आ गये हैं ।. उस |समय 
में बोला साध्वी अपत्ती कन्या के साथ भगवान्‌ सत्यनारायण की पूजा में 
स्थित थी ।५५-५६। 6 


पूजाभार सुताये सा दत्वा नौकांतिकं ययौ । 

सखीगणेः परिवृता कृतकौतुकमंगला ॥५७ 

कलावती त्ववज्ञाय प्रसादं सत्वरा ययौ । . 

पातु' पर्तिमुखाम्भोजं चकोरीव दिनात्यये ॥५८ 

अवज्ञानात्प्रसादस्य नौकाशखपते रथ । 

निमग्ना! जलमध्ये तु जामात्रा सह तत्क्षणात्‌ ॥५९ 

मग्नं जामातरः प्रश्यन्विलल!प स मूच्छितः। 

लीलावती तु तदुष्ट वा मूञ्छिता विललाप ह ॥६० 
` ततः कलावती दुष्ट वा पपाता भूवि सूच्छिता । 

रमेव वातविहतः कांतमांतेतिवादिनी ॥६१ 

हा नाथ प्रिय धमन्त करुणाकरकौशल ।. 

त्वया विरहिता पत्या निराशा विधिना कृता । 
"पृत्यरद्ध- गत' कस्पादर्डा ङ्ग जीवनं कथम्‌ ॥६२ . ` ` 

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


RTT RTS sR २... 


re 


३३८ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai EE ic Otri पुराण 


तब. यह समाचार सुनकर उसने समस्त पूजा का भार अपनी सुता 
के सुपुदं कर दिया और वह नीका चली गई थी । वह सखीगण के साथ 
परिवृत होकर कौतुक मद्धल के करने वाली हो रही थी ।५७। कलावती ' 
ने भी सत्यनारायण के प्रसाद की अवज्ञा करके शीघ्रता से वहां गमन 
किया था जिस तरह दिन के अन्त में चकोरी क्री किरणों को प्राप्त 
करने की इच्छा करती है उसी तरह यह भी अपने पति वे मुख कमल 
को देखने के लिए वहां चली थी ।५८। सत्यदेव के प्रसाद की अवज्ञा हो 
जाने से शंखपति को नौका तुरन्त जमाई के साथ कहां उसमें निमग्न हो 
गई ।५६। अपने जमाता को जल में मग्न देखकर वह मूर्छित होकर 
विलाप करने लगा । ओर लीलावती से उसे देखकर मूत होकर 
विलाप झारस्भ फेर दिया था ।६०। इसके अनन्तर कलायली यह देख 
क्र वायु के झोके से बिहता कदली की भांति हा कार्त, कान्त” यह 
. कहती हुई मृछित होकर जमीन पर गिर पड़ी ।६१। हा नाथ! हा 
प्रिय ! हा करुणाक कौशल ! तुम पति के द्वारा विरहित यह निधाता 
के द्वारा निराश कर दी भई थी । जब पति का आधा अङ्क ही चला 
गथा हैं तो फिर इस अर्धाङ्ग का जोमनं कैसे रह सकता है ?।६२। 

कलावती चारकलासु कौशला । 

प्रवालरक्तांश्रितलालिकोमला । , 

स रीजनेत्राँडुकणा न्विमु अत्ती । 
` मुक्ता 'लीशिस्तनक्रडथलांचिता ॥६३ 

हा सत्यनारायण सत्मसिधो । 

मरनं हि स मुलर तहियोगे : . 

श्र्‌ त्वातंशब्द भगवानुवाच । 

वचस्तदाकाशसमुद्‌भवं च दड 

साधो कलावती क्षिप्र मत्प्रसादं हि शोजयेत्‌। _ , 

संलाइचाद्रिह संप्राप्य १ प्राप्स्यति.म शुच: ६५ 

हत्याकाशे वचः श्रूत्वा विस्मिता तच्चकारसा । 

नारायणस्य कूपया पति प्राप्तां कलावती ।६६ 

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


सावृव्णिक्षम्हाशाध सुतिः ५११४० Chennai and eGangotri 3 e६ 


तत्रेब साधु साहादो भक्त्या परमया युतः ! 
पूजन लक्षामुद्राभि सत्यदेवस्य चाकरोत्‌ ।६७ 
- तेन व्रतप्रभावेन पत्रपीत्रसमन्वित: । 
भुक्त्वाभोगान्मुदा युक्तो मृतः स्वरगंपुरं रयौ ।६८ 
इतिहासमिमं भवत्या ऽपुणूयाद्रा हि मानव! 
सोऽपि विपण प्रियसरः कामसिद्धिमराप्नुशात्‌ । ६६ 
रति ते कथित विप्र ब्रतानमुत्तम व्रतम्‌ । 
कलिकाले पर पुण्यं ब्राह्मणस्य मुखोद्‌भवम्‌ !७० 


सूतजी ने कहा--तराइ कलाओं में कुशल प्रत्राल के समान लाल : 


चरणों से अत्यन्त कोमल, कलावती अपने कमलों दे. सदुश नेत्रों से जल 
के कणों को छोड़ती हुई ऐसी प्रतीत होती थी मानो मुक्तावारिसों से 
उसके स्तन कुडमल अचित हो रहे हैं ।६२॥ कलादती ते रुदन करते हुए 
कहा-- हे सत्य के समुद्र सत्यनारायण देय ! पति के वियोग में मग्न मेरा 
उद्धार करो । इस प्रकार के आत्त शब्दों को सुनकर भगवान क्षाकाश- 
वाणी के द्वारा उससे बोले-।६४। हे साधो ! इस कलावती को शीक्र 
ही मेरा प्रसाद खिलादो । इसके पश्चात यह यहां आकर अपने पति को 
प्राप्त कर लेगी कोई थी चिन्ता पत करो ।६१?! इस तरह के आकाश 
से अद्भुत वचन को सुनकर. विस्मि होकर उसने वही सब किया था 
और नारायण की कृपा से उस कनावती म झरने पति को प्राप्त कर 
लिया था ।६६। वहां पर ही बडे आनन्द से.युक्त साधु ने परम भक्ति 
के भाव से समन्वित होकर एक लक्ष मुद्राओं से सत्यनारायण भगवान 


का पुजन किया था ।६७। उस व्रत के प्रभाव से वह पुत्रों और पोत्रो से 


समन्वित हो गया । बड़ ही आनन्द के साथ सांसारिक उत्तम भोगों 
का सुख प्राप्त करने, के पश्चात्‌ वह स्वर्गलोक में चला गय़ा था ।६८। 
इस परम पावन इतिहास को भक्ति-भाव के साथ जो भी मनुष्य श्रवण 
करता है वह भी भगवान विष्णु का अधिक प्रिय होता है और उंसकी 
समस्त कामनाओं की सिद्धि वह प्राप्त व॑र लिया करता है ।६६। हे 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


FRO SN ७.४ ४. (३०५ C PESTA P,P 


. ‘Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and € कूर gtri 
Yoo भाचष्य पुराण 


विप्र ! मैने यह समस्त ब्रतों में. अत्यन्त उत्तम ब्रत का वर्णन तुम्हारे 
आगे कर दिया है । इस कलि काल में ब्राह्मण के मुख से उद्भूत यह 
परम पुण्य होता हे ७०! 
॥। पाशिनिमहुर्थिजतान्तवर्णनय ।, 
भगवन्वेतीर्थानां दानानां कि परं स्मृतम्‌ । 
यत्कृत्व! च कलो धोरे परां निवृतिमाप्नुयात्‌ !१ 
सामानस्य सुत: श्रेष्ठ: पाणिनिर्माम विश्व तः । 
कणभुर्दर शिष्यण्च शास्त्रज्ञ त पराजित 
लल्जित- पाणिनिस्तत्र गतस्तीर्थान्तर प्रति । 
स्नात्वा सर्वानि तीर्थानि संतप्यं पितृदेवताः ।३ 
केदारमुदक पीत्बा शिवध्यानपरोभवत्‌ । 
पर्णाशो सप्तदिवसाञ्जलभक्षस्तसोऽभवत्‌ ।४ 
-ततो दशदिमान्त्‌ स वायुभक्षो दशाहनि । ` 
, अष्टा विशद्दने रुद्रो वर त्र हि वचीऽब्नवीत्‌ ।५ 
श्र त्वाएतमय वादममस्यौटगद्गदया गिरा । 
सवस सबलिगेशं गि£रजावल्लभं हरम्‌ ।६ 
इस अध्याय में सपि पाणिनि के यतान्त का वर्णन किया जाता 
है ।'शौनकादि ऋषियों ने 'कहा--हे भगवन ! समस्त तीर्थो और अनेक _ 
दानों में सबसे परम श्रेष्ठ कौन सा तीर्थ या दान ऊहा गया है | जिसे . 
करके इस महान घोर कलियुग में मानव परम निव'ति को प्राप्त कर 
सेवे ।१। सूतजी ने कहा--सामान ऋषि का पन्न परम श्रेष्ठ पाणिनि 
नाम वाला विश्व त हुआ था । इसे एक गार देणभग्वर के शिष्यों 
, द्वारा जोकि बहुत ऊचे शास्त्रों के ज्ञाता थे, पर'जित कर दिया गया था 
।रा'सब पाणिनि परम लज्जित होकर यहां से मीर्थान्तरों को चला गया 
बा । समस्त तीर्थो में उसने स्नान किया ओर पितुगण तथा . देवगण 
को. संतृप्त किया । फिर उस से क़रेदारउदक का पान कर 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पाणिनि महष वृत्तान्त वणन ]. | [ ४०१ 


शिव के ध्यान में तत्परता की थीं । सात दिन तक पत्तों फा अशन. 
किया और इसके अनन्तर जल का भक्षण करने वाला रहकर समय 
व्यतीत किया । फिर दश दिन के पश्चात दश दिन तक केवल वायु का 
ही भक्षण करके रहा था । अट्ठाईसवे दिन में रद्र देवं सामने जाकर 
पाणिनि से बोले-वर माँग ले ।३,५। ऐसे अमृतमय रुद्र के वचनों को 
सुनकर उसने गद्गद्‌ वाणी से उनका स्तवन: किया , जो कि सबके ईश, 


समस्त लिंगों के स्वामी और गिरजा पार्वती के वल्लभ हर है ।६। 
. “नमो रुद्राम महते सर्वेशाय हितेषिणे । 
नन्दीसेस्थाय देवाय विद्याभयद्भुराय च ।७ `` 
पापान्तकाय भर्गाय नमौनन्ताय वेधसे । 
नमो मायाहरेशाय नमस्ते लोकशंकर ।८ 
यदि प्रसन्नो देवेश विद्यामूलप्रदो भव । 
पर तीथं हि मे देहि र॑ मातुरपितरनंमः ।९ 
इति श्रूत्वा महादेवः सूत्राणि प्रददौ मुदा । 
सर्वेवर्ण मयान्येव अइउणादि शुभानि वे ।१० 
ज्ञानह्नदं सत्यजले राग द्व पमलापहे । 
यः प्राप्तो मानसे तीथे सर्वतीथंभलं भजेत्‌ ।११ ` न 
मानसं हि महत्तीथं ब्रह्मदर्श नकारकम्‌ । प 
ˆ पाणिने ते ददौ विप्र कृतकृत्यो भवान्भव ।१२ 
इत्युक्त्वातदंध रुद्रः पाणिनि स्वगृहं ययो । 
सूत्रपाठं धातुपाठं गण पाठं तथेव च ।१३ 
लिंगसूत्रे तथा कृत्वा पर निर्वाणप्राप्तवान्‌ । 
तस्मात्वं भानव श्र क्षमानसं तीर्थं माचर ।१४ 
यतो याता स्वयं गंगा सवंतीथंमयी वा । 
गंगा ' तोर्थं न भतं भविष्यति ।१५ 
Md Ns ईश भौर हित के बाहन वले महान रुद्रदेव 
के लिए मेरा तसस्ाश है ।(मत्दी फर वरषत  ब्रिद्यः०और॑अभय के करने 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
४०२. ] [ भविष्य पुराण 


द्वेष के लिये मेरा नमस्कार है । पापों के अन्तक, भगं, अनन्त ओर वेधा 
के लिए नमस्कार है। हे लोकों के कल्याण करने वाले ! माया . हरेश 
आपके लिए मेरा वार बार नमस्कार है।७८। हे देवेश ! यदि आप 
मुझ पर पूर्णतया प्रसन्न हैं तो आप विद्या के सूल प्रदान करने वाले हो 
जावे । हे ह मातु के पिता ! मुझे परम तीर्थ प्रदान कीजिए ।६। सूतजी 
ते कठा महादेवजी ने यह सुनकर प्रसन्नता से सूत्रों को प्रदान फिया।' 
थे सूत्र रावे वर्णणय अइउण आदि थे ।१०।ज्ञानके हृदमें सत्य जिसमें जल 
हुँ जो कि राग-ढरेष के मलका अपहरण करने वाला है। जो इस मानस . 
` तीथे से प्राप्त हो गया है उसने समस्त तीर्थो के फल को प्राप्त कर. 
लिया है ।११। मानस सबसे महान्‌ तीर्थ है जो कि ब्रह्म के दर्शन कराने 
चाला है। हे विप्र ! पाणिनि के लिए उन्होंने उसे दे दिया था । और 
कहा अब आप कुतक्रत्य हो जाओ ।१२। यह कहकर रुद्रदेव अन्तर्धान 
हो;गये । अप्टाध्यायी के सूश्रपाट, धोतुप!ठ, गणपाठ लिंग सूत्र की रचना, 
की और पाणिनि अपने घर को चला गथा था । फिर पाणिनि ने 
करके परम निर्वाण की प्राप्ति कौ थो । इसलिए हे भागेवश्वेष्ठ ! तुम 
भानस तीथे का आचरण करो ।१३-१८। क्योंकि जिससे स्वयं ग्धा 
निकली थी जो कि शिवा और सबं तीथेमयी है । गङ्गा एक ऐसी तीथ _ 
है जिससे परम तीर्थ न.तो हुआ भोर न भविष्य में होगा १५। 


॥ तोतादरीस्थ वोपदेव वृतान्त वर्णन ॥। 
तोतादर्या द्विजा करिचद्दोपदेव इति श्रत: । 
“बभव कुषणभक्तश्च व्रेदवेदांगपारगः ।१ 
गत्या वृन्दावनं रम्यं गोपगोपीनिषेवितभ्‌ । 
मनसापुजयामास देवदंबं जनाद्दंतमम्‌ । . | 
. वर्षान्ते च हृरिः साक्षाददौ.ज्ञाममनुत्तमस्‌ |¦, 
- तेत ज्ञानेन'संग्रासःहुदि।आह्गवत्िनक॥१RेH०n. 


तोतादशीश्थ को पेच) वस्ति? वर्धेन 7१7 Chennai and eGangd ४०३ 


शुकेन वणिता या वे विष्णुराताय धीमते । 
`तां कथां वर्णयामास मोक्षमृत्ति सनातनीम्‌ ।४ 
कथान्ते भगवान्विष्णुः प्राहुरासौञ्जना दनः । 
. उवाच स्निग्धया वाचा वर ब्रूहि महामते ।५ 
नमस्ते भगवन्विष्णो लोकानुग्रहका रकः । 
त्वया ततमिदं विश्व देवतियंङः नरादिकम्‌ [६ 
त्वन्नाम्ना नरकार्ताश्च ते कृतार्थाः कलौ युगे: । 
. त्या दत्त भागवत्त' श्रीद्व्यासेन निमितम्‌ । 
माहात्म्य तस्य मे ब्रूहि यदि दत्तो वरस्त्वया ।७ 
इस अध्याय में तोतादरीस्थ वोपदेव के वृत्तान्स का वर्णन किया 
जाता है । सूतजी ने-कहा-तोतादरी में वोपदेव नाम घारी कोई द्विज 
हुआ था। वह श्रीकृष्ण का परम भक्त था और वेदों तथा वेदों के अङ्गों 
में पारंगत था ।१। यह गोपो और गोपियों से निषेवित रम्य बुन्दावन 


में गया और वहाँ उसने देवों के देव जनादन कौ मन से पुजा की थी 
।२। एक वष के अन्त में हरि ने साक्षातः आकर उसे ज्ञात प्रदान 


किया था । उस ज्ञान से संग्राम भगवती कथा हृदय में वणित हुई। 
शुकदेव ने जो पहिले विष्णुरात ( परीक्षित ) से जो कि परम धीमान 

- था, वणित की थी, उसी मोक्ष की मृति सनातम कथा का वर्णन किया 
जा ।३-४। कथा का जब अस्त हो गया तो उसी समय में भगवान्‌ जना- 
दंन बिष्णु प्राडुभू त हुए और परम स्निग्ध वाणी से बोले-महामते ! 
वरदान माँग सो।५। वोपदेव ने कहा-हे भगवान्‌ ! हे विष्णो ! है 


लोकों पर अनुग्रह करने वाले ! आप्रके लिए नमस्कार है। आपने ही 
यह सम्षणं देव, तियंक भौर नर आदि से युक्त विश्व का विस्तार किया 
` है ।६। जो पुरुष नरकों में पीड़ित हो रहे थे वे आपके नाम का स्मरण - 
` क्रमे से इस कलियुग में कृतांथं हो गये हैं। आपने श्रीमद ब्यास. के 
द्वारा निमित भागवत का प्रदान किया है। यदि आपने मुझे वरदान . 
. दिया है तो उस नागवत के माहात्म्य का वर्णेन करिए ।७। 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


४०४)५ा:९० by Arya Samaj Foundation Chennai and ९[०१०१चिष्य पुराण 


एकदा भगवान्हुदो भवान्या सह शंकर ।८ 

` बोद्धराज्ये जगत्प्राप्ते दंभपाखण्डनिमिते। 
इव्ट्टा कास्यां भूतितुङ्ग' प्रणनाम मुदा युतः । 
जय सच्चिदानन्द विभो जगदानन्द कारकः ।€ 
इति श्र्‌ ता शिवा प्राह को देवोऽस्ति तवोत्तम । 
स होवाच महादेवि यज्ञः सप्ताहमख वे। १० 
तस्माद्भूमि पवित्रत्र्वमहि प्राप्तं वरानने । 
सर्वतीर्थ धिकत्वं च स्वयं ब्रह्म सनातनम्‌ ।११ 
इति श्रूत्वा शिवा देवी प्राप्तासीद्गुह्यकालयम्‌ । 
रुद्रो ण सहिता तत्र भूमिशुद्धिमकारयत्‌ ।१२ . 
चण्डोशश्च गणंशइच नन्दिनो गृह एव च। 
रक्षाथेस्थापितास्तत्र देवदेवेन भो द्विज ।१३. 
शुणु देवि कथां रम्या मम मानससंस्थितास्‌। | 
इत्युक्त्वा ध्यानमास्थाय सप्ताहेन स्ववणंयत्‌ ।१४-. ` 
अष्टाहे नेत्र उन्मील्य इष्ठा निद्रागतां शिवास्‌ । 
वोधयामासभगवान्कथांते लोकशंकरः ।१५ . 


श्रीभगवान मे कहा-एक बार भगवान्‌ शङ्कुर रुद्रदेव ने भवानी के 
साथ जगत, के दम्भ और पाखन्ड से रचित वौद्धो के राज्य प्राप्त हो 


' जाने पर काशी में भूमितु ग को देखकर वडे आनन्द के साथ प्रणाम . 


किया था है सच्चिदानन्द ! हे विभो ! हे जगद के आनन्द को करने 
बाले ! आपकी जय हो ।८-९। यह सुनकर शिवा ने शिव से कहा-यह 
आप से भी उत्तम कोन से देव हैं । शङ्कर ने कहा हे महादेवि ! यहाँ पर 
सप्ताह यज्ञ हुआ है ।१२। इस कारण से यहाँ की भूमि में पवित्रता है। 
है बरानने ! स्वयं सनातन ब्रह्म समस्त तीथा से अधिक होता है।११। 
यह श्रवणकर शिवा देवी गुह्यकाल को प्राप्त हुई थीं। और वहाँ रुद्र के 
साथ उसने भूमि की शुद्धि कराई थी ]१२। हे द्विज ! वहाँ देवों के भी 
देव ने उसकी रक्षा के लिये चन्डीश, गणेश, मन्दिन, गृह, सबको स्थापित 


` क्रिया था ।१३। हे देवि ! मेरे मानस में संस्थित एक परम रम्य कथा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Di य पेदव Arya Samaj F | n Chennai and eGangotri 
' तोताद रस्थि बोपदेब वृत्तान्त वणे र [ ४०४ 


फा तुम अब श्रवण करो । | यह कहकर ध्यान में अस्थित हो समाप्ति पर 
भली-माँति उसका वर्णन किया था ।१४। आठवें दिन में नेत्रों को खोल 
कर देखा कि शिवा निद्रागत हो. गई है। कथा के अन्त में शोक के 


कल्याण करने वाले शिव ने उनको प्रबुद्ध किया था ।१५। 
कियतीते श्रत्वा गाथा' श्रू वा हृ जगदम्बिका । 


सुक्षामंथनपयन्तं चरित्रं शिवयेरितस्‌ ।१६ 

कोटरस्थः शुकः श्र त्वा चिर जीवत्वमागतः । 

पावत्या रक्षितोसौ वे शुकः परमसुन्दरः।१७ 

स्थित्वा शिवस्य सदने मत व्यानपरोऽभवत्‌ । 

ममाज्ञया शुकः साक्षीतत्वंदोयह्ृदयस्थितः । १८ 

तेन प्राप्तं भागवतं माहात्म्यं चास्य दुलभम्‌ । 

त्वं वे गन्धवंसेनाय पित्रे थिक्रमभूपतेः।१8 ` 

नमेदाकूलमासाद्य श्रावयस्यं कथां श्‌ भाम्‌ । 

हरिमाहात्म्यदानं हि सबंदानपर' स्मृतंमर ।२० 

सत्पात्रायं प्रदातव्यं विष्णुभक्तायः धीमतै । 

वृभुक्षितान्नदानं च तद्दानस्य समं न हि।२१ 

इत्युक्त्वांदधे देवो वोपदेवेनः प्रसन्नधीः ।२२ 

तुमने कितनी गाथा का श्रवण किया था यह पूछा जाने पर ` 
दम्बिका ने कहा कि मैंने सुधा के मन्थन पर्यन्त कथा फा श्रवण 
है । वहाँ कोटरे में स्थित एक शुक था जो कि इस कथा को सुधकर 
चिरजीवत्व को प्राप्त हो गया था । यह शुक परम सुन्दर ८; पट. 


पार्वती के द्वारा रक्षित हुआ था ।१६-१७। शिव के सदन में रहकर यड 
मेरे ध्यान में परायण हो गया और मेरी आज्ञा से शुक साक्षात. तुम्हारे : 


हृदय में स्थित है। उसने इस भागवत को प्राप्त कर लिया है इसका 
माहात्म्य तो परम दुलंभ वस्तु हे । तू नमंदा के तट पर जाकर बिक्रम 


भूपति के पिता गन्धव सेन के लिए इस शुक कथा का श्रवण कर दे । 


,हरि के माहात्म्य का दानं अन्य समस्त दानों .से श्रेष्ठ होता हैं। ऐसा 


कहा गया है। १६-२० । यह क्रिया सत्पात्र को ही देना चाहिये जो 


.२9॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


र i by AryaSamaj Foundation Chennai and ग भीदिष्य गुर 
किया सत्पात्र को हो देना चाहिए जो बुद्धिमाच्‌ और विष्णु का परम्‌ 
भक्त हो । भूले को जो अन्न का दान दिया जाता है, वह भी इस दान 
की समानता नहीं करता है ।२८। यह कहकर देव अन्तर्धान हो गये 
और वोपदेव परम प्रसन्न बुद्धि वाला हो गया ।२२। 
१:२१ 
॥। पतञ्जलि वृतान्त वर्णन ॥ 
चित्रकुट' गिरौ रम्ये नानाघःतु विचित्रिते । 
तत्रावसन्महाप्राज्ञ उपाध्यायः पतञ्जलिः । १ 
ब्रेदवेदांगतत्वज्ञौ गीताशास्त्रपरायणः ! 
विष्णुभक्तः सत्यसिन्धो भाष्यशास्त्र विशारदः ।२ 
कदाचित्स तु शुद्धात्मा गतस्तीर्थान्तर प्रति । 
काश्यां कात्यायनेनेद तस्य वादो तहानभूत्‌ ।३ 
-वर्षान्ते च तदा विप्रो देवीभक्त न निजितः। 
लज्जितः स तु धर्मात्मा सन्तुष्टान सरस्वतीम्‌ ।४ 
नमो देव्यं महामत्यं सवंमत्थं नमो नमः। ः 
शिवाथं सवंमांगय्य विष्णुमाये च ते मम ।५ 
त्वमेव श्रद्धा बुद्धिस्त्वं मेधा विद्यां शिवकरी । 
शांतिर्वाणी त्वमेवासि नारायणि नमोनमः।६ 
इत्युक्त सति तु वागुवाचाशरीरिणो 
विप्रोत्तम चरित्र मे जप चेकाग्रमानसः।७ 
तच्च रित्रप्रभावेण सत्यं ज्ञानमवाप्स्यसिः। 
कात्यायनस्य विप्रस्य राजसंज्ञानमुद्धतस्‌ ।` 
मद्भक्त्या तेन संप्राप्तं पराजय पतञ्जले ।८ 
` क्षत अध्याय में व्याकर के महाभाष्यकार पतञ्जलि के वृत्तांत के 
ब्रेन में सप्तशती के उत्तम चरित्र के माहात्म्य का वर्णन किया जाता 


ह्वै । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


बंजन्जलि वृत्तान्त चरण _] प्‌ [ ४०७ 


Digitized By Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri S 


सूजी ने कहा~परम रम्य चित्रकूट चिरि पर जो कि नाना प्रकार 
धातुओं से विचित्र था वहाँ महान्‌ उपाध्याय पतञ्जलि निवास किया 
करते थे ।१। पतञ्जलि समस्त बेद और उन वेदों के अग शास्त्रों के 
तत्वों के ज्ञाता थे एवं गीता शास्त्र में परायण, सत्य प्रतिज्ञा वाले, 
विष्णु के परम भक्त और.-भाष्य शास्त्र के महान्‌ पण्डित थे ।२। किसी 


समय में शुद्ध आत्मा वाला वह तीर्थान्तर की ओर गये थे । तब काशी 
में'कायात्यान नामधारी विद्वान के साथ उनका महान वाद अर्थात्‌ 


शास्त्राथं हुआ ।३। वर्ष के अन्त में बह विप्र देवी के भक्त के द्वारा 
जीत लिया गया था । बह धर्मात्मा जब बहुत ही लज्जित हुआ और 
उसने सरस्वती देवी को प्रसन्त किया था।४। पतङलि ने कहा 
महामुनि देवी के लिए नमस्कार है । सवंमूति के लिए मेरा बार-बार 
नमस्कार है । विष्णुमये ! शिव और सबंमांगली ! आपके लिये नम- 
स्कार हे।४। आप ही श्रद्धा हैं, आप ही बुद्धि है। और आप ही शिव- 
करी विद्या हैं शान्ति और बाणी भी आप ही हैं । हे नारायणि ! 
आपको मेरा नमस्कार है ।६। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर अशरीरिणी 
वाक्‌ बोली = हे प्रियत्तम ! तू एकाग्र मन वाला होकर मेरे चरित्र का 
जाप कर । उस चरित्र के प्रभाव से सत्य और ज्ञान को प्राप्त कर 
सेना । कात्यायन विप्र की उद्धत राज सज्ञान मेरी भक्ति से उसने प्राप्त 


किया है । पतञ्जले ! उसका पराजय करो (७-८ 
इति श्र्‌ त्वा बचो देव्या विन्ध्यवासिनी मन्दिरम्‌ ।. 


गत्वा तां पूजयामास तुष्टाव स्तोत्रपाठतः [९ 
ज्ञानं प्रसादज विप्रः प्राप्य विष्णुपरायणम्‌ । 
कात्यायन पराजित्य परां मुदमवापह्‌ ।१० 
उद्ध पुड च तिलकं तुलसीकण्ठमालिकामु । 
कुष्णमन्त्रं च शिवदं स्थापयित्वा गृहेगृहे ।११ 
` जनेजने तथा कृत्वा महाभाष्य मुदरयत्‌ । 
- चिर जीवित्वमगमद्विष्णुमाया प्रसादतु ।१९ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१ ४०८0 RR [ भविष्य पुराण 
है Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
` इति ते कथितो विप्र जाप्यानामुक्तमो जपः । 
'किमन्यच्छोतुमि्च्छात्‌ शौनकाद्या भहष॑यः ।१३ 
सर्वे भद्राणि पश्यंतु म कश्भिदुःखभारभवेत्‌ ।१४ 
मंगलं भगवान्विष्णुमंगलं गरुणध्वजः। 
मंगलं पुण्डरीकाक्षो मंगलायतनो हरि: ।१५ 
शुचिर्यो हि नरो नित्यमितहाससमुच्चयस्‌। 
श्रुनुद्धाद्धमंकामार्थी स याति परमां गतिम्‌ ।१६ 
यह वचन सुनकर विन्य वासिमी के मन्दिर में जाकर उसका पूजन 
किया था ओर स्तोत्र पाठ से उसको सन्तुष्ट किया था ।६। विप्र ने प्रसा- 
दज ज्ञान प्राप्त कर विष्णु परायण कात्यायन को पराजित कर दिया 
ओर परम हर्ष की प्राप्ति की थी ।१०। उद्ध पुण्ड, तिलक और तुलसी 
'कण्ड मोलिका तथा कृष्ण मन्त्र जो कि कल्याण के देने वाला है उसने 
घर-घर स्थापित कर दिया और जन-जन में ऐसा करके महाभाष्य को 
कहा, विष्णु माया के प्रसाद से वह चिरञ्जीवित्व को प्राप्त हो गया 
था ।११-१२। हे प्रिय ! जप करने के योग्यां में जो सर्वोत्तम जाप्य है 
बही हमने तुमसे कह दिया है। शौनकादि महषियों ! अब अत्य आप 
लोग क्या श्रवण करना चाहते हैं ? ।१३। सभी लोग भलाईयाँ देखें और 
कोई भी दुःख का भोवने वाला न होवे ।१४। भगवान विष्णु मंगल स्व- 
` रूप हूँ और गरुड़ ध्वजा भी मंगलमय हुँ । पुण्डरीकाक्ष मंगल स्वरूप 
. वाले हैं और हरि समस्त मंगल के स्यान हैं ।१५। जो पवित्र होकर 
मनुष्य इतिहास समुच्चय का नित्य श्रवण करता है, घमं का इच्छूक है 
वह परम गति को प्राप्त होता है ।१६। 


वब 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| जायमान हटा सि षडा ०7/०१ Chennai and Soo ४०६ है 


'। जायमानेतिहासिक. वृत्तान्त वर्णन ॥ 
“ भगवन्विक्रमाख्यातकालोऽय भवतोदितः । 
.थतद्वादशमर्यादो ह्रापरस्व समो भुवि।१ 
अस्मिन्काले महाभाग लीला भगवती क्रत । 
तामेतां कथयास्तान्वं सर्वेज्ञोईस्ति भवान्सदा ।२ 
चारायण नमस्कृत्य नर चेव तरोत्तममु। 
देवी सरस्वती व्यासं ततो जत मुदी रयेत्‌ ।३ 
| भविष्याख्ये महाकल्पे प्राप्ते वेवस्वतेन्तरै । 
~: ` अष्टाधिक्षद्वापरान्ते कुरुक्ष त्रे रणोऽभवत्‌ ।४ 
` पांडवेनिजिताः स्ये कौरवो युद्धदुर्मदाः । 
अष्टादशे च दिवसे पांडवानां जयोऽभवंत्‌ ।५ | 
दिनान्ते भगंवानकणो ज्ञाता कालस्य दुगं तिम्‌ । 
शिवं तुष्टाव मनसा योगरूपं सनातनम्‌ ।६ 
नमः शांताय रुद्राय भूतेशाय कपदिने । 
EF काके जगदुभन्ने पापहरे नमोनमः Is 
इस अध्याय में जायमान ऐतिहासिक वृत्तान्त का वर्णन शौत्रकादि 
के प्रति सुतजी ने किया है। ऋषियों ने कहा-हे भगवन ! आपने यह 
विक्रमाज्यान फाल बताया है जो भूमि में शतद्वादश मर्यादावाला द्वापर 


के समान है।१। हे महाभाग ! इसी समय में भगवान ने लीला की थी। 
आप उसे हमको बताइये । आप सदा सव कुछ के शाता हैं ।२। सूतजी 


ने कहा-नारायण क्रो नर नरोत्तम को नमस्कार करके फिर देवी 
`. सरस्वती की तथा व्यास देव को नमस्कार करके जय शब्द का उच्चा- 
`: रण करना, चाहिए । भविष्यारूप महाकल्प में गैवर्वत मनवन्तर के 
प्राप्त होने पर अष्टाविशद्‌ द्वापर के अन्त में कुरुक्षेत्र में रण हुआ था 

- ।२। युद्ध दुमंद समस्त कौरव पाँडवों के द्वारा जीत गये थे । अठारगें ; 
दिन में पाँडवों की जय हुई थी ।५। दिन के अन्त में भगवान कृष्ण ने 


काल की दुर्गति की जानकर योगरूप सनातन शिव को मन से तुष्ट किया 
१ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


र 


Di १ ized b Mr 
२१० 9 y Arya Samaj 2200003 0 hennai and {७०र्ह्लष्य पुराण 


` ङृष्ण ने कहा-शाँते, इद्र, फपर्दी भूतो के ईश के लिये नमस्कार है। 
काल के हर्ता, जगत. के हर्ता और पापों के हरण करने वाले के लिए 
बार-बार नमस्कार है ।७। 
पांडवान्‌रक्ष भगवन्मद्भक्तान्भूतभी रुका त्‌ । 
इति श्र त्वा स्तवं रुद्रो नन्दियानीपरि स्थितः। 
रक्षाय शिविरणा च प्राप्तवाञऊुछलहस्तधृक ।= 
तदा नृपाज्ञया कृष्णः स गतो गजसाहवयध्‌ । 
पांडवा: पंच निगेत्यसरस्वतंया स्तटे$वसच्‌ ।& 
निशीथे दोणिभोजौ च कृपस्तत्र समाययुः । 
तुत्टरवुमनसा रुद्र तेभ्यो मार्ग शिवोददात्‌ ।१० 
«अदवत्थाभा तु वलवाड्छिववत्तमसि तदा । 
, गृहीत्वा स जघानाशष्टद्य म्नपुरः सराच्‌ ।११ 
हत्या यथेष्टमगमद्द्रोणिस्ताभ्यां सम न्वितः। १२ 
पाषतस्येव सुतरंच हतशेषो भयातुरः । 
पांडबान्वर्णयामास यथा जातो जनक्षयः ।१३ 
आगस्कृतं शिवं ज्ञात्वा भीमाद्याः क्रोधमूच्छित: । 
स्वायुधंस्ताड्यामास देवदेवं पिनाकिनम्‌ ।१४' 
हे भगवत्‌ ! भूत भीरुक भक्त पाँडवों की रक्षा करो । यह स्तव 
यह श्रवण करके नन्दी के यान वाले अर्थात. नन्दी पर सवार होकर शिव 
` हाथ में त्रिशूल धारण करके शिविरों की रक्षा करने के लिए वहाँ प्राप्त 
हो गये ये ।८। उस समय नुप की आज्ञा से कृष्ण हस्तिनापुर को गये । 
पाँचों पॉण्डब निकल कर सरस्वती नदी के तट पर निवास करते थे 
।६। अर्ध राजि में द्रोणि और भोज तथा कृष वहाँ पर माये । उन्होंने 
मन से रुद्र का स्तर्वत किया था उसके लिए शिव ने मार्ग दे दिया था। 
अश्वत्थामा बड़ा बलवान था । उस समय में उसने शिब फो प्रदान की 
हुई तलवार को लेकर ही धृष्टम्नपुरी सरों का हनन कर दिया था 
.।१०-११। द्रौणि ने यथेष्ट हनन करके वहू उन दोतों से समन्वित ही 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


पमी it लिहा by.Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
जायमानतिहांसिक वृत्तान्तः वणन ] 00200 


गया ।१२। पार्षत का भयातुर' सूत ही हत शेष रह गया था। इसने 
जिस तरह जन का क्षय हुआ वह सब पांदवों से वर्णन कर सुना. दिया 
म को इस क से आगकृत जानकर भीम आदि सब क्रोध से 
हो गये भीर अपने आयधों से 
bao an [युधो से वे देवों के देव पिनाकी को 
अस्त्रशस्त्राणि तेषां तु शिवदेहे समाविशन्‌ । 
दृष्टा ते विस्मिताः सर्वे प्रजश्नुस्त नमुष्टिभिः ।१५ 
' ताङछशांप तदा रुद्रो यूयं कृष्णापुजकाः । 
अतोऽस्साभो रक्षिणींया बक्षयोर्याइच वेभुवि।१६ 
. पुनर्जन्म कलौ प्राप्य भोक्ष्यते चाप राकम्‌ । 
इत्युकत्वान्तदध दवः पांडवाः दुःखितास्वदा ।१७ 
हरि जरणामाजमुरपराधनिवृत्ते। _ ` 
तदा कुष्णयुताः सर्वे पांडवाः शस्त्रबजिता ।१८ 
तुष्टुवुमनसा रुद्र तथा प्रादुस्भूच्छिव: । 
चर वरयत प्राह कृष्ण: श्र त्वान्नवीदिदम ।१ 
शस्त्राण्यस्त्राणि यान्येव त्वदगे क्षपितानि वे । 
पांडवेभ्यच देहि त्वं शापस्यानुग्रहं कुरु ।२० 
इति श्रृत्वा शिवा प्रास कृष्णदेव नमोऽस्तु ते । 
अपराधो न स्वामिन्मोहितोऽसं तवाज्ञया ।२ १ 
उमके अस्त्र और शस्त्र शिव के देहु में प्रवेश कर गये ये । ये सब 


` यह देखकर परम विस्मित हुए और तल मुद्ठियों से इनन करने लगे 


।१५। तब उनको रंद्र देव ने शाप दिया था । तुम कृष्ण के प्रपूजक हो 
अतएव हमारे द्वारा रक्षा करने से योग्य हो और भूमण्डल में वध के योग्य 


होते हो ।१६। और फिर कलियुग में जन्म प्राप्त करके अप 
भोगोगे । यह कहकर देव वहाँ पर ही अन्तर्धान हो गये थे। bes 


षाडव लोग परम दुखत हुए थे ।१७। वे अपने अपराध की निवृत्ति के 


लिए हरि की शरण में आये थे | तथ कृष्ण से युक्त होकर समस्त पांडव - 
शास्त्रों से रहित हो मन से रुद्र कौ स्तुति करने लगे। उत्त समय में रुद्र 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


¥ १ ३ 5 Pigitized by Arya Samaj 3 Chennai f भबिध्धि'पुराण 


प्रादुभू त हुए । उन्होंने फहा वरदान भांग लो । तथ श्रीकृष्ण से सुभकर 
यह्‌ कहा ।११-१६। जो भी आपके अङ्ग में शस्त्र थौर अस्त्र क्षपित 
हुए हैं आप उन्हें पांडवों को दे देगें बौर शाप जो आपने दिया है उसका 
,अनुग्रह करें ।२०। यह्‌ श्रवण कर शिव ने कहा-हे कृष्ण देव ! आपको 
मेरा नमस्कार है। हे स्वामिन ! इसमें मेरा कुछ भी अपराध नहीं है, 
मैं तो आपकी माया से ही मोहित हो गया. था ।२१। 


तद्वशेन मया स्वाभिन्दत्तः द्यापो भयंकरः । 

नान्यथा वचनं मे स्यादशावतरणं भवेत्‌ ।२२ 

वत्सराजस्य पुत्रत्वं गमिष्यति युधिष्ठरः । 

बलखानिरिति ख्यातः शिरोषाख्यंपुराधिपः ।२३ 

भोमो दुबंचनादुष्टो म्लेच्छयोनो भविष्यति । 

वीरणो नाम विख्यातः स व वनरसाधिपः ।२४ 

अजु नांशश्च मद्भक्तो जनिष्यति महामतिः । 

पुत्रः परिमलस्य्य ब्रह्मानन्द इति स्मृतः ।२५ 

कान्यकुब्जे हि नकुलो भविष्यति महाबलः । 

रत्नभानुसुतो सौ वै लक्ष्मणो नाम विश्न त: ।२६ 

'सहदेवस्तुवलवाञ्जनिष्यति महामतिः । ` 

भीष्मसिंह सुतो जातो देवसिह इतिं. स्मृतः ।२७ 

धृतराष्ट्रांश एवासी जनिष्यत्यजमेररके । 

पृथिवी राज इति स द्रोपदी तत्सुता स्मृता ।२७ 

हे स्वामिन ! उसके वश में आकर ही मैंने ऐसा भयङ्कर शाप दिया 
था मेरा कहा हुआ वचन तो अव अन्यथा नहीं होगा अंशावतरण . 
' होगा ।२२। युधिष्ठिर वत्सराज के पुत्रत्व को प्राप्त होगा । शिरीषाख्य ' 
पुर का स्वामी वलखानि इस नाम से प्रसिद्ध होगा । यह भीम दुवंचन 
से दुष्ट म्लेच्छ योनि में उत्पन्न होगा और वीरण इस नाम से विख्यात 


होकर यह वनरस का भधिप होगा ।२१-२३। अजुन का अंश मेरा 
£ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Samaj Foundation Chennai and eGangotri , 


जायेनीनितिहीसिके वृत्तान्त वर्णन ] | [ ४१३ 


भक्त महामति जन्मः लेगा । यह परिमल फा पुत्र होगा जो ब्रह्मानन्द 
. इस नाम से विख्यात होगा ।२५। कान्यकुब्ज में नकूल महाबल होगा । 
यह रत्न भानु का पुत्र लक्ष्मण इस नाम वाला प्रसिद्ध होगा ।२६। सहु- 
` देव बड़ा बल वाला महामति जन्म ग्रहण करेगा और ' भीष्म सिह का 
पुत्र होगा जिसका नाम देवसिह होगा ।२७। यह धृतराष्ट्र का म'श 
अजमेर में जन्म ग्रहण करेगा । पृथ्वीराज इस नाम से होगा और 
द्रोपदी इसकी सुता होगी ।२८] 
वेला नाम्ना च विख्याता तारकः कणे एव हि। 
रक्तबीजस्तथा रुद्रो भविष्यति महीतले. ।२९ 
कीरवाश्च भविष्यन्ति महायुद्धविशारदाः । 
` पाण्डुपक्षाएच ते सर्वे धमिणो बलशालिनः ।३० 
इति श्रत्वा हरिः प्राह विहस्य परमेरवरम्‌ । 
मया शकक्‍्यवतारेण रक्षणोया हि पांडवा: ।३१ ` 
महामती पुरी रम्या मायादेविनि्मिता । 
देशराजसुतस्तत्र ममांशो हि जनिष्यते ।३२ 
आल्हादो मम धार्माशो जनिष्यति गुरुमं ।३३ 
` हत्वास्निवंशजान्मूपान्स्यापयिष्यामि वे कलिम्‌ । 
इति श्रत्वा .शिवो देवस्तवेवांततरधीयत ।३३ 
यह वेला इस नाम से विख्यात होगी । तारक कर्ण ही होगा । तथा 


रक्त बीज रुद्र महीतल में होगा और कौरव महायुद्ध में परम पण्डित 
होंगे । वे सब पाष्डुपक्ष धर्मो और बलशाली होंगे ।२६-२०। सूती ने 


फहा-यह सुनकर हरि हंसकर परमेश्वर से बोले- मेरे द्वारा शक्ति के 
अवतार समस्त पांडव रक्षा करने के योग्य हैं ।३१। माया देवी के 
द्वारा विनिमित महावती नाम वाली परम रम्यपुरी होगी और वहाँ पर 
देवराज का पुत्र मेरा अ'श जन्म ग्रहण करेगा ४२। देवकी के उदर में 
जन्म लेकर उदयसिंह ताम से कहा जायगा । मेरे धामका अंश अहलाद 


मेरा गुर जव्म लैगा ।३३। अरिन बंश-में उत्पन्न हये भूपों को मारकर 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Colle का 


° * igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 6 if 
४१४ |] वृ" “शिवि पुराण 


'कलि को स्थापित करूँगा यह दुनकर देव शिव वहां पर ही अन्तर्धा 
हो गये थे ।३४। 


॥ भरत खण्डस्थाष्टा दश राज्य स्थान ॥ 

प्रांतःकाले प्र संप्राप्ते पांडवाः पुत्रशोकिनः । 

प्रेतकार्याणि ते कृत्वा भीष्मांन्तिकमुपाययुः ।१ 

राजधर्मान्मोक्षध्माँन्दानधर्मान्विभागशः ।. 

शर स्वायजन्तम्मेधैस्त्रिभि रुत्तमकर्मभिः ।२ 

घट त्रिशब्दराज्यं हि कृत्वा स्वर्गपुर ययुः। 

जनिष्यन्ते तदशा वे कलिधमं विवृद्धये ।३। 

इत्युक्त्वा स मुनि सर्वान्पुन: सूती वदिष्यति । 

गच्छध्व मुनयः सर्वे योगनिद्रायशो ह्यहम्‌ । 

चक्रतीर्थे समाधिस्थो ध्यायेऽह्‌ त्रिगुणत्प रस्‌ ।४ 

इति श्रत्वा तु मुनयो नेमिषारण्यवासिन। | 

योगसिद्धि समास्थाय गमिस्यन्त्यात्मनोन्तिके ।५ 

ट्वादशाव्दशये कालेऽनीते ते शौनकादयः ।६ 

उत्थाय देवखाते च स्नानध्यानदिकाः क्रियाः। 

` कुत्वा सूतान्तिकं ग्वा वदिष्यति पुनवंचः ।७ 

इस अध्याय में भरत खण्डस्थ अठारह राज्यों के स्थानों के विभाग 
का बर्णन किया जाता है | सूतजी मे कहा - प्रातःकाल होने पर पुत्र के 
शोक वाले पांडव लोग प्रेत फा कर्म करके भीष्म पितामह के समीप में 
थे ।१। उन्होने विभाग पूवंक राजधर्म मोक्षधमं भर दान धर्मो को 
सुनकर उत्तम कम वाले तीन अश्व मेधों के हारा यजन किया ।१। 
छत्तीस वर्ष पर्यन्त राज्य का शासन करके वे स्मर्गपुर को चले गये 
वे । फिर वे सब अपने अ'शों से कलियुग फे धर्म की विशेष वृद्धिक लिए 
उत्परग होंगे )३] श्रीव्यासदेवजी ने कहा--उसते मुनि से यह कहकर 


0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. * 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and‘eGangotri 
भरतखण्डस्थाष्टादशराज्यस्थान ] [ ४१४ 


पुन: सूत सबको कहेगा । सव मुनि लोग अब जाओ। इस समय मैं योग 
निद्रा के वशीभूत हो रहा हूँ । चक्रतीर्थ में समाधि में स्थित होकर मैं 
ब्रिगूण से पर का ध्यान कर रहा हूँ ।४। यह सुनकर .नेमिषारण्य के 
निवासी संव मुनिगण योग सिद्धि में समास्थित होकर आत्मा के समीप 
में जायेंगे ।५। वारहसो वर्ष, काल के व्यतीत हो जाने पर वे शौनकादि 
'ऋषिगण उठे और उठकर देवखात में स्तान ध्यान आदि क्रिया करके 
सूतजी के समक्ष में जाकर फिर वचन बोलेंगे' ।६-७। 


विक्रमाख्यानकालाऽयं द्वापरे च शिवाज्ञया । 
विनीतान्भगवन्भूमौ तदा ताग्नृपतीन्वद ।८ 


स्वगेते विक्रमादित्ये राजानो वहुघाऽभवन्‌ । 
तथाष्टादश राज्यानि तेषां नामानि मे शृण ।& 

` परिचिमे सिंधुनद्य ते सेतुबन्धे हि दक्षिणे । | 
उत्तरे वदरीस्थाने पूर्वे च कपिलान्तिके ।१० 
अष्टादशेव राष्ट्राणि तेर्षा मत्र्ये बभूविरे । 
इन्द्रप्रस्थ च पांचाय कुरुक्षेत्रं च कपिलम्‌ ।११ 
अन्तवे दीग्रजथ्येवाजमर्‌ मरुधन्व व । 
गोज्खर च महाराष्ट्र द्राविडं च कलियकम्‌ ।१२ ` 
आवंत्यं चोडूप वंग गौव मागधनेव च । 
कौशल्यं च तथा त्रेय तेषाँ राजा पृथक्पथक्‌ ।१३ 
नानाभाषाः स्थितास्तेत्र बहुधमं प्रवतंका: । , 


एवमब्दशतं जातं तनस्ते वे शबादयः ।१५ पर 
ऋषियों ने कहा-द्वापर में शिव की आज्ञा से यह टिक्रमाउयान का 


- काल है। हे भगवान उस समय भूमि में जो विनीत नृपति थे उनको 
बतलाइये ।७। सूतजी ने कहा-राजा विक्रमादित्य के स्वग' में चले जाने 


पर बहुत से राजा हुऐ थे। तथा उनके अष्टादश राज्य हुए थे। अब भाप | 


लोग उनके नामों का श्रवण करो ।६। पश्‍चिम में सिन्धु नदी के अंत 
मैं, ददिण मेँ ेवूव नें शीर. पतर. रवर स्यात गें.तया पूर्व कपिल 


a | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भविष्य पुराण 


के समीप में उनके मध्य में अष्टादश ही राष्ट्र हुये थे । उनके नाम इन्दर 
प्रस्थ-पाँचाल, कुरुक्षेत्र, कपिल, अन्तर्घेदी, द्रजश्या, मर्धन्व, गुजर, 
महाराष्ट्‌, द्राविड, कलिङ्ग, आवंत्य, चोडुप, ज्वग, गौड़, मागध और 
, कौशल्य हैं । इनके पृथकू-२ राजा हुए थे ।१०-१३। उन राज्यों में 
अनेक प्रकार की भाषायें थीं और वहाँ पर बहुत से धर्मों के प्रवत्तक 
हुये थे । इस प्रकार से एक सौ वषं हो गये । इसके बाद वे शकादि हो ` 
गये ।१३। है - 
वा धर्म विनाशंच बहुबन्देः संमन्विता: । 
केवित्तीर्त्वा जिधुनदीमाय्यदेशं समागताः :१५ 
हिमपर्वेतसारगण सिंधुमागण चागसन्‌ । 
जित्वार्य्याल्लांठयित्वा तान्स्वदेश पुंनंराययुः ।१६ 
गृहीत्वा योषितस्तेषां पर' ह्षमुपाययु: । 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र शालिवाहनभूपतिः ।१७ 
विक्रमादित्यपोत्रश्‍च पितृ राज्यं गृहीतवान्‌ । 
जित्वा शकान्दुराधर्षाक्चीनतैत्तिरिदेशजान्‌ । १८ 
बाहलीकान्कामख्पांश्च रोमजान्खु रजाञ्छठान्‌ । 
तेषां कोशान्गेहीत्वा चा दण्डयोध्यानका रयत्‌ ।१९ ` 
स्थापिता तेन मर्यादा म्लेच्छार्याणां पृथक्पृथक्‌ । 
सिन्धुस्थानमिति ज्ञेयं राष्ट्रमाय्यस्यः चोत्तमम्‌ ।१० 
धर्म के विनाश को सुनकर बहुत से वृस्दो से समन्वित होकर 
कुछ सिन्धु नदी को पार कर आयं देश में आ गये ।१५। वे 
हिमालय पर्णत के मार्ग से और सिन्धु मार्ग के द्वारा आये थे । 
(आयो को जीतकर उन्हें लूटकर बे फिर अपने देश को पुनः आ गये 
थे ।१६। उनकी स्त्रियों को ग्रहण करके वे परम हर्ष को प्राप्त हुये 
, थे इसी बीच में वहाँ पर शालिवाहन भूएति हुआ था जो कि 
राजा विक्रमादित्य का पौत्र था इसने अपने पता का राज्य को ग्रहण | 


किया था। चीन, कोर तैति देधे, द्ोगे, व! ले. दुधतेय्रको को इसमें: ; 


ad ७ 9342 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
भरतखण्डस्थाष्टादशराज्यस्थान ] - [. ४१७ 


जीत लिया था।१७-१८। वाहिलक, कामरूप, रोमज, खुर शठों पर 
भी इसने विजय प्राप्त की थी । उन भत्रक्रे क्लेलों फो ग्रहण करके जन्हेँ 
इसने दण्ड के योग्य कर दिया था ।१8॥ उससे स्लेच्छायों की पृथक- 
पृथक्‌ मर्यादा स्थापित की थी। जायों' का उत्तम राष्ट सिन्धु स्थान इस 
नाम से जानना चाहिए ।२०। 
स्लेच्छस्थानं पर' सिन्धोः कृतं तेन महःत्मना । 
एकदा तु शकाधीशो हिमतुङ्ग समायया ।२१ 
हुणदेशस्व मृध्ये वे गिरिस्थ पुरुषं शुभम्‌ । 
` ददर्श बलवान राजा. गौरांग श्वेतवस्त्रकम्‌ ।२२ 
को भवानिति तं प्राह स होवाच मुदान्वितः । 
ईशपुत्र च मां विद्धि कुमारोगभसम्भवस्‌ ।२३ 
म्लेच्छपर्मस्य वक्तार' सत्यन्रतपरायणमू । 
इति श्रूत्वा नृपः प्राहः धर्मः को भवतो मतः ।२४ ` 
श्र त्योबाच महाराज प्राप्ते. सत्यस्य संक्षये । 
नि्मेयादि म्लेच्छदेश्षे मसीहौऽहं समागयः ।२५ 
` ईशामसी च दस्थनां प्रादुभूता भ्थेकरीं | 
तामहं म्लेच्छतः प्राप्त मरीहत्वमुपागतः ।२६ 
. म्लेच्छेषु स्थापितो धर्मों मया तच्छुणु भूपते । 
मानसं निर्मल क्रत्वा मलं देहे शुभाशुभस्‌ ।२७ 
: नेगमं जपमास्थाय जपेत निर्मल परभू । 
न्यायेन सत्प्रवचंसा झजसेक््येन मानवः :२८ 
उस महात्मा ने सिन्धु से परे म्लेच्छों को स्थान दिया था । एकबार 
शकों का अधीश हिमतुद्ध आया था ।२१। हुण देश के मध्य में गिरि 
में स्थिति शुभ पुरुषों को देखा या जो कि बलवान्‌ राजा और भद्ध वाला 
भोर श्वेत वस्च वाला था ।२०। उसने आनन्द से युक्त होकर उससे ' 


कहा-आप कोन है, ? उसने उत्तर हिया शिरी ठेठ, से उतपन्न 


- Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri * 
४१८ | भाविष्य पुराण 
'मुझको ईश का पुत्र जानिए !२३। मैं म्लेच्छों फे धम का वक्ता हुँ और 
. सत्य -ब्रत का परायण हूँ । यह उत्तर सुनकर राजा ने कंहा-आपका घर्म 
बया अभिमत है ? ।२४। उसने यह वात सुनकर कहा-हे महाराज ! 
सत्य का संणय प्राप्त होने पर तथा म्लेच्छ देश के मर्यादा से रहित हो 
जाने पर भसीह में आंग्रा था ।२५। दस्युओ को भय करने वाली ईशा- 
मनी प्रादुभूत हुई है । उसको मैंने म्लेच्छ से प्राप्त किया था अतः मैं 
ममीहत्व को प्राप्त हो गया हूँ २६। हे भूपते ! मैंने म्लेच्छों से इस घमं 
को स्थापित किया हैं सो आप सुनिए और अपने मन फो निर्भेल करके 
तथा देह में. शुभाशुभ मन को हटाकर नैगम अर्थात. नियमोक्त जप मैं 
आस्थित होकर परग निर्मल का जप करना वाहिए । मानव को न्याय, 
` सत्य बचन और मन की एकाग्रता से इसे करना चाहिए ।२७-२७। | 

घ्यायेन पूजयेदी शं सूर्यमंडलसंस्थितम्‌ । 
अचनोऽयं प्रभु: साक्षात्तथा सूर्योचलः सदा !२९ 
तत्वानां. चलभुतानां कर्षणः स समततः । 
इति कृत्येन भूपाल महीसा विलय गता ।३० 
ईशमतिहुन्दि प्राप्तां नित्यशुद्धा शिवकरी । 
ईशाममीह इति च ममं नाम प्रतिष्ठितम्‌ ।३१ 
इति श्रू.त्वा स भूपालो नत्वा त म्लेच्छपूजकम्‌ । 
स्थापयामास तं तत्र म्लेच्छस्थाने हि दारुणे ।३२ 
स्वराज्यं प्राप्तवान्राजा हयमेधमचौक रत्‌ । 
रास्थं कृत्वा स षष्ट, यव्द स्वगं लोकमुपायौ ।३२ 
स्वर्गते तस्मिन्यथा चासौत्तथा श्युणु ।३४. 
सूर्य मण्डल में संस्थित करने दावे ईश को ध्यान से पूजना चाहिए 
यह साक्षात, अर्थात, प्रभु अचल हैं वैसे सव॑दा सूयं भी अचल एवं स्थिर 
है।२९।. चेलभूत चलायमान स्वभाव वाले तत्वों का वह सभी ओर से 
कर्षण करने वाला है। हे भूपाल ! इस कृत्य से मसीहा विलय को प्राप्तं . 
हों गई-।३०। ईश की मूत्ति हृदय में पराप्त हो गई जो जो कि नित्य शुद्ध 


CC-0.Panint Kanya Maha Vidyalaya Collection 


णा लिवि्रहन०कंशो्षिसिऽधर्ण्षं "००६०१ Chennai‘and ९५6१9१ ४१९ 


| ओर शिव करने वाली थी । तब से ईशाममसीह यह मेरा नाम प्रति 
ष्ठित हो गया था ।३१। यह श्रवण करके उस भपाल ने उस म्लेच्छों के 


पूजन को. नमस्कार करके उसको उस दारुण म्लेच्छो के स्थान में . 


स्थापित कर दिया था ।३२। फिर राजा अपने राज्य में प्राप्त हो गया 
था और उसने अश्व मेघ यज्ञ किया था । साठ वर्ष पर्यन्त वहू राज्य के 
सुखों का उपभोग कर के अन्त में चला गया था ।३३। उस राजा के 
स्वगं में चले जाने पर जैसा भी कुछ था उसे अब श्रवण करो ।३४। 


ड् =. 


!; शालिवाहन वंशीय नुपति वर्णन ॥ 

शालिवाहनवंशे च राजनो दश चाभवन्‌ । 

राज्य पंचशताव्द च कृत्वा लोकान्तर ययुः।१ 

मर्य्यादा क्रमतो लीना जाता भूमण्डले तथा । 

भूपतिदंशमो यो वे भोजराज इति स्मृतः । 

हृव्टा प्रक्षीणपर्य्यादां बला दिग्विजय यग्रौ ।२ 

सेनया द्रशसाहर्क्या केलिदासेन संयुतः । 

'तथान्यर्ब्राह्मणः साद्ध सिंधुपारमुपाययौ ।३ 

जिवा गांधारजान्म्लेच्चान्काशमी रान्न'वाङछठाम्‌ । 

तेषां प्राप्य महाकोश दण्डयोर्‍्यानंकारयतू ।४ 

एतस्मिन्नन्तरे म्लेच्छ आत्रार्य्येण समन्वितम्‌ । 

महामद इति ख्यात: शिष्यशाखा समन्वित: ।५ 

नृपश्चेव महादेवं मरुस्थलनिवः सिनम्‌ । 

गंगाजलेश्च संस्माष्य पञ्चगव्यसम न्वित - 

चन्दंनादिभिरम्यच्ये तुष्टाव मनसा. हरिम्‌ !: 

इस अध्याय मे.शालिवाहून बंश में होने वाले राजाओं का वर्णन 
किया जाता है । सूतजी ने कहा--राजा शालिवाहन के वंश में दश. 


राजा हुए थे उन सबने पाँचसो मर्ष पर्यन्त राज्य शासन किया था और 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized a Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
४२० ] [ भविष्य पुराण 
अन्त में दुसरे सोक, में चले गये थे ।१। उस सुमय में इस भूमन्डल में 
` क्रम से मर्यादा लीन हो गई थी । जो इनमें दशम राजा हुआ वह नाम 
से भोजराज प्रसिद्ध हुआ था । उसने प्रक्षीण मर्यादा को देखकेर परम 
वलबाच्‌ उसने दिग्विजय करने को गमन किया था ।२। दश सहस. 
सेमा के साथ तथा कवि ष्ठ कालिदास को साथ में लेकर एव अन्यः 
ब्राह्मणों केः सहित चहु मिन्छु के पार में प्राप्त हुआ था।३। वहाँ उस 
दिग्विजय में उसने गान्धारज, म्लेच्छ, काश्मीर, नारव और शठों को 
` जीतकर उनका बहुत बड़ा कोष प्राप्त करके उन सबको दण्ड के योग्य . 
करा दिया था ।४। इस बीच से भ्राचार्य से समन्वित म्लेच्छ जो महामद 
इस भाम से प्रसिद्ध था शिध्यों फी शाखाओं से समन्वित हो गया था । 
॥५। और तूप ने मझ्स्थल में निवास करने वाले महादेव को पञ्चगम् 
से युक्त गर्गा फे जलों में स्नान कराके. तथा चन्दन आदि से अभ्यर्घना 
फरफे मन से हूर फो दुष्ट अर्थात, स्तुत किया था ।६। 
नमस्ते गिरजानाथ मरुस्थलनिवासिने । 
त्रिपुरामुरनाशाय घहमाया प्रबत्तिने ।७ 
म्लेच्गुर्गप्ताय शुद्धाय सच्चिदानन्दरूपिणे ।। 
स्वा मां ही किकर विद्धि श रणार्थमुपागतम्‌ ।८ 
इति श्रूत्वा स्तव देव: शब्दमाह नृपाय तम्‌ । 
गन्तव्य भोजराजेन महाकालेश्वर स्थले ।६ 
म्लेच्छेस्सुदूषिता भूमिवाँहीका नाम विश्व ता: । 
आर्येधर्मो हि नेंबात्र वाहीके दशदारुणे ।१० 
. वंभूबात्र महामायी योऽसो दग्धो मया पुरा ।: 
त्रिपुरो वलिदेत्येन प्र षितः, पुनरागतः ।११। 
अयोनिः स यरो मत्तः प्राप्तवान्दैत्यवद्ध न: । 
. महामद इति ख्यातः पेशाणकृतितत्परः ।१२ 
« नागन्तव्यं त्वया भूप पेशाचे देशधूतके । 
मत्धसादेन भूपाल तनु, डिजे ` 


शा लित्र[छितं दी बनुप कि न्रश्नेस००]०0०. Chennai and eGangd ४२१ 9 
इति भूत नृपश्चेच स्वदेशन्तुनरागमम्‌ । 

महागदश्च ते: साहू सिंधुतीरेमुपापायी ।१४ 

मोजराज ने कहा-हे गिरजानाथ ! मरुस्थल में नियास करने चाले, 
बहुत सौ माया में प्रवृत्त होने वाले, म्लेच्छों से रक्षित, शुद्ध और सञ्चि- 
दानन्द रूप वाले निपुर असुर के नाशक आपके लिए ममस्कार है। 
आप मुझे अपना एक किङ्कर समझिए। मैं आपके शरण में उपस्थित 
हुआ हूँ ।७-५। सुतजी ने कहा--देव ने इम प्रकार से राजा का स्तवन 


. सुनकर राजा के लिए यह शब्द कहा-भोजराज को महा कालेश्वर के : 


स्थल में जाना चाहिए ।१। वाहिक नाम के प्रसिद्ध भूमि म्लेच्छों के 
हारा दूषित हो गई है । यहाँ पर आर्य धमं सर्वथा नहीं हैं । यह बाही 
देश बहुत ही दादण. है।१४ी यहाँ महामायी हुआ या शिनको मैंने 


पहिले दग्ध कर दिया था । वह त्रिपुर देत्य के द्वारा भेजा गयां यहाँ 


फिर आ गया है ।११। अयोंनि उसने जोकि दैत्यों के बढ़ाने वाला था, 
मुझसे वरदानं प्राप्त कर चुका हे । पैशाच कृतियो के करने में तत्पर 
वह महामद इस नाम से प्रसिद्ध ।१२। हे भूपाल ! वूतों के देश में जो 
कि पैशाचिक है तुमको बहा नहीं जाना चाहिए । हे भूपाल ! मेरे 
प्रसाद से तेरी शुद्धि हो जायगी ।१३। इस प्रकार से कहे जाने पर वह 
राजा पुनः अपने देशों में आ यया था और महागद उनके साथ सिन्धु 
तीर पर आ गया था ।१४। Fo 

उवाच भूपति प्रेम्णा मायामदनिशारदः । 

'तव देवौ महाराज ममं दासत्वमागतः ।१५ 

ममोच्छिष्ट सभुञ्जोयाङ्कधा तत्पश्य भो नृप: । 

इति श्रूत्वा तथा हृव्ट्टा पन विस्मयमागतः ।१६ 

म्लेच्छधर्म पतिश्चासीत्तस्य नृपस्य दारुणे [१७ 

तछुत्वा कालिदासस्तु रुषा प्राह महामते । 

माया ते निमिता धूते तृपमोहनहेतवे ।१८ ` 

हनिष्यामि दुराचार वाहीक पुरुषाधमम्‌ । 

इत्युक्त्वा स द्विजः श्रीमन्‍्नवाणंजपतत्पर: [१९ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४२२ ळू by Arya Samaj Foundation Chennai and EO पुराण 

जप्त्वा दशसहस्र महदशाश जुहाव सः । 

भस्म भत्व। स णायावी म्लेच्छदेवत्वमागतः ।२० 
भयधीतरस्तु तच्छिष्या देश वाहिकमाययुः । 

गृहीत्वा स्वगुरोभंस्म मदहींनत्वम।यतम्‌ ।२१ 

मार्यामद के परम पण्डित उसने प्रेम के साथ राजा से कहा-हे 
महाराज ! आपके देव मेरी दासता को प्राप्त हो गये दै ।१५। हे. नुप 

' मेरा उच्छिष्ट (झूठा) जैसे ही खालो वैसे ही उसे देख लो । यह सुनकर 
सथा देखकर वह परम विस्मय को प्राप्त हुआ था। उस राजा की 
दारुण म्लेच्छ धर्म में बुद्धि हो गई थी ।१६-१७। यह श्रवण करके कालि- 
दास ने क्रोध में भरकर उस महामद से कहा-हे धूत्त ! तूने, नुप से मोह 
न करने के लिए भाया रची है ।१८। दुष्ट आचार चाले पुरुषों में अथम . 


को मैं मार डालगा। यह कहकंर उस भीमान्‌ ब्राह्मणं ने नवाणं मन्त्र से 
जप में तत्परता की थी ।१६। उसने नवाणं मन्त्र का दश सहस्र जाप 


किया और उसका दर्शांश भाग का उसने हुवन-किया था । बहु मायावी 
भस्म होकर म्लेच्छ देवत्व कों प्राप्त हो गया था ।२०। भय से भौत हो _ 


कर उसके उसके शिष्य वाहलीक देश में आगये थे । उन्होंने अपने गुरु 
की भस्म को ग्रहण कर लिया था और वे मद हीनता को प्राप्त हो गए 


थे ।२१। 
- स्थापितं तरच भूमध्ये तत्रोषुमंदतत्प राः । 
मदहीन पुर जातं तेषां तीर्थ सम स्मृतम्‌ ।२२ . 
रात्रौ स देवरूषइच बहुमायाविशारदः। 
पेशाचं देहमास्थाय भोजराज हि सोऽब्रवीत्‌ ।२३ 
आर्य्यंधरम्मोहि ते राजन्सवंधर्मोत्तमः स्मृतः । 


ईशाज्ञया करिष्यामि पेशाच धर्म दारुणम्‌ ।२४ 
लिगच्छेदी शिखाहीनः शमश्च धारी स दषक: । 


उच्चालापी सव भक्षी भविष्यति जनो मम ।२५ 
बिना कौल च पशवस्तेषा भक्ष्या. मता मम । 


नैमुसलेव संस्कार: कृश रिव भविष्यति ।२६ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


राज वश्याने राज्य वणे | ४२: 
भोज (290 bys Fenda clonna .and Es २३ 


तस्मान्मुसलेवन्तो हि जातयो धमंदूषका: । 

इति पेशाचधर्मश्च भविष्यति मया कृतः ।२७ 

इत्युक्त्वा प्रययौ देवः स राजा ग्ृहमाययौ । 

त्रिवणं स्थापिता वाणी सांस्कृती स्वयदायिभी । २ | 
. उन्होंने भूमध्य में उस भस्म को स्थापित कर दिया था और मद 
तत्पर होकर रात्रि में पैशाचिक देह धारण किया ओर. वह भोजराज 
उनको तीर्थ के समान कहा जाता है !२२। उस बहुत माया के पण्डित 
ने देवरूप होकर रात्रि में पैशाचिक देह धारण किया और वह भोजराज 
से बोला-।२३। हे रांजन ! तुम्हारा यह आयं धर्म समस्त धर्मो में अति - 
उत्तम है । ईश की आज्ञा से मैं पैशाच दारण धर्म को करूगा ।२४। 
मेरे मनुष्य लिंग के छेदन करने वाले और दाढ़ी रखने वाले, शिखा 
(चोटी) से रहित अर्थात, विना चोटी वाले और दाढ़ी रखने वाले, 
दूषक ऊचे स्वर से आलाप करने वाले और सभी कुछ खाने. वाले होंगे 
।२५। कोल के विना समस्त पशु उनके भक्यप दार्थ है ऐसा मेरा मत है। 
मुसल से ही कुशों की भाँति उनका संस्कार होगा ।२६। इससे मुसल 
वाली घमं की दूषक उनकी जातियां हैं मेरे द्वारा किया हुआ इस प्रकार 
का पैशाच धर्म होगा ।२७। यह कहकर वह देव चला गया नौर राजा 
अपने स्थान में आ गया था । उसने तीनो वणोंमें स्वयं प्रदान कराने 
याला सांस्कृति भाषा को स्थापित किया था ।२८। ` 

शूद्र षु प्राकृती भाषा स्थापिता तेन धीमता । 

पचाशदव्दकलं तु राज्यं कृत्वा दिवं गतः।२९ 

स्थापिता तेन मर्य्यादा सर्वेदेवोपमानिना । 

. आर्य्यावत्तः पुण्मभूमिध्यं विध्यहिभालयोः ।३० . 

आय्येवर्णा: स्थितास्तेत्र विन्ध्यान्ते वर्णंसंक राः । 

नरा मुसलवन्तशच स्थापिताः सिधुपारजा: ।३१ 

बबेरे तूषदेशे च द्वोपे नानादिध तथा । 

ईशामसी हेष्म्माश्च तरे राज्ञैय संस्थिताः ।३२ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


श्र - द (अ 0 जनि ड 
श Foundation Chenpai and 6 नगी LF पुराध 


टच गं db s 
डस | वी a 
स धीना में शू की आङत भाया शी ही स्थापित किया था 


` अर्थात, संस्कृत भागा न बोलकर केबल माकृत भाषा ही बोला करते थे, 


क्योंकि उनके लिये राजा ने इलो भाषा की स्थापना की थी । इस राजा 
ने पचास वपं के काल पर्यन्त राज्य का शासन किया था। इसके 
पश्चात, वह दिवंगत हो गथा था २९] इस राजा ने समस्त देवों की 
उपमानिनी मर्यादा की स्थापना की थी । विनय और हिमाचल के मध्य 
में आर्यावतं परम पुण्य की भूमि में अर्थात, सबसे पवित्र भूमि है । . 
।३०। बहाँ पर आयंवर्ण स्थित हैं और विर्य के अन्त में वर्णशङ्कूर 
ह-मुसलवान्‌ नर सिन्धु पारज स्थापित है ।३१। बर्बर में तुम देश में 
तथा नाना प्रकार के द्वीप में ईसामसीह धर्म सुरों के द्वारा आज्ञा से 

राजा के. हारा ही संस्थित है ।३३। 


2272 — 


॥ भोजराज वंश्यानेक भूपाल राज्य बर्णन.॥ 
स्वर्ग ते भोजराजे तु सप्तभूषास्तदन्वये । | 
'जाताशचाल्पययौ मन्दास्त्रिशताब्दान्तरे मुताः ।१ 

. बहुभूपवती भूमिस्तेषां राज्ये बभूव ह । 
बीरसिंहशच यो भूप सप्तमः सम्प्रकीतितः ।२ 
तदन्वये त्रिभूषाश्च द्विशतांव्दान्तरे मृत्तः । 
गंभासिहरच यो नृपो दशमः स प्रकतित: ।३ 
कल्पक्षेत्रे च राज्यं स्वं कृतवाधर्मतो नुप: । 

' अन्तवत्तां कान्यकुब्जे जग्रचन्द्रो महीपतिः ।४- 
इन्द्र प्रस्देनङ्गपासस्तोमर न्वयम्भ्षवः | 
अन्ये च वहवो भपा वेभूुरग्रामराष्ट्रपाः ।५ 
अग्निबंशश्य विस्तारो .बभूच वलवत्तरः । 
पूर्व त कंपिलेस्थाने वाहाकान्ते तु पश्चिमे ।६ 

- उत्तरे चीनदेशान्ते सेतुवन्थे तु दक्षिणे। | 
बष्टिलक्षाइच भूपालां ग्रामपाः बलवत्तरा ।७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


me i 


पोज जा वश्या साल राज्या तुन काका and ooo ३२३ 

इस अध्याय में भोजराज के बंश भें होने बाले अनेक भूपालों के 
राज्य का वर्णन किया जाता हे । सूतजी ने कहा--भगोजराज के. स्वर्ग- 
बासी हो जाने पर उसके बंश में सात राजा .हुए थे किन्तु अल्प आयु 
बाले और मन्द थे जो कि सभी तीन सौ वर्ष के अन्तर में ही मर गये 
थे ।१ उनके राज्य में यह भूमि बहुत भूपों बाली हो गई यीं। वीर 
सिंह नामधारी जो राजा था वह सातवाँ राजा हुआ है।२। उसके बंश 
में तीन भूप हुये जो दोसौ वर्ष के अन्तर में मृत हो गये थे । मंगलसिंह 
जो दसवें राजा थे । अपमा राज्य किया था । अन्तवें दी सें कान्य कुब्ज 
में जयचन्द्र नामक राजा हुआ था ।४। इन्द्रप्रस्थ में अनंगपाल राजा था 
जो तोमर गंश में पैदा हुआ था । इनके अतिरिक्त बहुत से भूप हुए थे 
जो कि ग्राम राष्टूप थे ॥५॥ अग्नि वंश का विस्तार अधिक बलवान्‌ 
हुआ था । पूर्व में तो कपिल स्थान में और पश्‍चिम में वाहीकान्त में, 
उत्तर में चीन देश के अन्त में और दक्षिण में सेतुबन्धु के अन्त में साठ 
लाख भूपाल अधिक बलवान 'ग्रामप हुए हैं ।६-७। . 


अरिहोत्रस्वकर्तारो गोब्राह्महिते पिणः । 
बभूवुद्वापरसमा धर्शकृत्यविशा रदा: । 
हवापराख्यसमः कालः सर्वत्रपरिबतेते । 

गेहेगेहे स्थितं द्रव्यं धमंश्चैव जनेजने ।९ 
प्रामेग्रामे स्थितो देवो देशेदेशे-स्थितो मखः । 
आर्येधर्मकरा म्लेच्छा वभूबु सर्वतोमुखाः ।१० 
इति हृष्ष्टा कलिबोरौ म्लच्छया सह भीरुकः । 
निलाद्रौ प्राप्य मतिमान्हरि शरणदाययौ ।११ 
द्वादशाब्दमिते काले ध्यानयोगपोऽमवतू । 
ध्यानेन सच्चिदानन्द इष्टवा कृष्णं सनातनम्‌ ।१२ 
तुष्टा मनस! तत्र राधसा सहितं हरिय्‌। 
पुराणमजर' नित्यं वृन्दावलनिवासिनम्‌ ।१३ 


CCx0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Sie by Arya Samaj Foundation Chennai ००. उुराण + 


साष्ट वांग दंडवत्स्वामिन्गृहाण ममचेश्वर । 
पाहि मां शरणं प्राप्तं चरणे ते कृपानिधे ।१४ 
ये अग्निहोत्र के करने वाने, गौ और ब्राह्मणों के हित चाहने वाले 
तथा धर्म के कत्यों के परम पण्डित द्वापर के समान हुये थे ।८। द्वाप- 
राज्य का समान काल सवंत्र.ही परिवत्तित हो गया था । घर-घर में 
बहुत द्रव्य था ओर ज़न-जन में धर्मा की चर्चा एवं कार्य थे ।8। ग्राम- 
ग्राम में देवालय स्थित थे और देश-देश में 'मंख' होते थे । म्लेच्छ भी . 
स्वंतोमुख होकर आयों के धम के अनुसार चलने वाले थे।१०। यह 
उस समय की दशा देखकर घोर कलि म्लेच्छ के साथ परम भीर हो 
गया था और नीलगिरी में जाकर उसने भगवान्‌ हरि की शरण भी 
ग्रहण की थी ।११। वारह वर्ष तक के समय में वह ध्यानोयोग में परा- 
यण हो गया था। उसने ध्यान से सच्चिदानन्द सनातन श्रीकृष्ण का 
दर्शन प्राप्त किया और राधा के साथ हरि का वहाँ पर उसने मन में 
स्तवन किया था जो परम पुराण, अजर, नित्य और वृन्दावन के निवास 
करने वाले हैं ।१२-१३। कलि ने कहा- हे ईश्वर ! हे स्वामितु ! मेरा 
- साष्टांग. दण्डवत्‌ प्रणाम ग्रहण कीजिए हे कृपा की निधि ! आपके 
चरण में प्राप्त होने वाले शरण में आये हुए मेरी रक्षा कीजिए।१४। 
सर्वपापहरस्त्वं वे सवेकालक-रो हरि: । 
. भवान्गो र: सत्ययुगे त्रेतायां रक्तरूपक: ।१५ 
द्वापरे पीतरूपदच कृष्णत्वं मम दिष्टके । 
मत्पुत्राश्‍च स्मृताम्लेच्छा अर्ये धमंत्वमागता: ।१६ ` | 
- चतुगहं च मेस्वामिन्ध्तं मद्य सुवर्णकम्‌ । 
स्त्री हास्यं चाग्निवश्येइच क्षत्रियृच्च विनाशिनभ्‌ ।१७ 
त्यक्तदहत्यक्तकुलस्त्यक्तराष्ट्री जनादन । 
त्वत्पादांबुजमाधाय स्थितोऽहं शरणं त्वयि ।१८ : ` 
इति श्रूत्वा स भगवान्कृष्ण: प्राह विहस्य तम्‌ । 
भो कले तव रक्षार्थ जनिप्तेहं महावतीम ।१६ 


CG-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४२६ 


| 


OO” atonal TT ENE SHE 


Ione 


भोज कश्यानेक्ष/भूवरलनराण्याक्णेचा Crknnai and eGangof ४२७ 


ममांशो भूमिमासाद्य क्षयिष्यति` महावलान्‌ ¦ 

म्लेच्छवंषस्त भूपालान्स्थापयिष्यति भूतले ।२० 

इत्युक्त्वा भगवान्साक्षात्तत्रैयान्य रधीयत । 

कलिस्तु म्लेच्छया साधे पः मानन्दमाप्यवान्‌ ।२१ 

कलि ने कहा-आप तो समस्त पापों के हरण करने वाले हैं और - 
हरिसकल कालों के करने वाले होते हैं । आप सत्य गुण में ओर वणं 
बाले थे, त्रेता में रक्त रूप आपका था तथा द्वापर में पीत वर्ण आपने 
धारण किया था और अब मेरे समय में आप क्रुष्ण रूप में हैं । मेरे पुत्र 
म्लेच्छ कहे गये हैं वे भी इस समय आये धमं में आ गये हैं ।१५-१६। 
हे स्थामिन्‌ ! मेरे छत, मद्य सुवर्ण और स्त्री हास्य गे चार ही तो घर 


` हुँ सो अग्निवंश में होने वाले क्षत्रियों ने ये मेरे समस्त विनाशित कर 


दिए हैं, ।१७। हे 'जनादंच ! इस समय देह त्यागने वाला, कुल का 
त्याग का देने वाला और अपने राष्ट्र को छोड़ देने वाला होकर आपके 
चरण कमल का आश्रय लेकर आपकी हो शरण में स्थित हो गया हूँ। 
।१८। यह इस प्रकार की आत्त स्तुति को सुनकर भगवान्‌ कृष्ण ने हंस- 
कर उससे कह-हे कलि ! मैं तेरी रक्षा करने के लिए महावती में जन्म 
ग्रहण करूँगा ।१९। मेरा अग भूमि में प्राप्त होकर महादू वल वांलों 
का क्षय करेगा । फिर स्लेच्छ वंश. के राजाओं को भूतज में स्थापति 
करेगा ।२०। इतना कहकर साक्षात्‌ भगवान्‌ वही पर अन्तर्धात हो गये 
थे। कलि ने फिर म्लेच्छों के साथ परम आनन्द की प्राप्ति को थीं।२१ 


एतस्मिन्नतरे विप्र यथा जातं श्रणुष्व यत्‌ । ` 
आभीरी वाक्सरे ग्रामे ब्रतपा नाम विश्व ता ।२२ 
नबदुर्गा्रतं श्रेष्ठ नववर्ष चकार हू । 

प्रसन्ना चंडिका प्राह पर वरय शोभने ।२३ 
साह तां यदि मे मंतवंरो देयस्त्वयेश्वरि । 
-रामकृष्णसमौ बालौ भवेयातां समान्वये ।२४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ASE > ७५552 ७६४७७ ०८६०० ३ 


ह Re : by Arya Samaj Foundation Chennai a१५००अलितिष पुराथ 

तथेत्युक्त्वा तु सा देवी तन्नैत्रान्तधी यक्त । : 

बसुमान्नाम नृपतिस्तस्य! रूपेण मोहितः ।२५ 

उद्वाह्य धर्मतो भूपः स्वगेहे तामवासयल्‌ । 

- यस्यां जातौ नृपःऽपुत्रौ दणराजस्तु तद्दरः ।२६ 

"आचार्यो वत्सराजश्च शतहस्तिसमो बले । | 

जित्दा तो मागधन्देशान्राज्यबंतो वभूवतुः ।२७ 

शतयत्तः स्मृतो .म्लेच्छः शुरो वनरसाधिपः.। 

तत्पुत्रा भीमसेनांशो वीरणाभूच्छित्राज्ञया ।२८ 

तालवृक्षप्रमाणंन चोध्दंवेयो हि तस्यं वे । 

तालना नाम विख्यात शतयत्तन बे कुलः ।२९ 

-ताभ्यां तृपभ्यात युद्धमम वल्लोमहर्मणस्‌ । 

युद्धं न हीनता प्राप्तस्तालत्रो वलबत्तर: ।३० 

तदा मैत्रो कृता ताभ्यां तालनैन समन्विता । 

जयचन्दपरीधार्थे त्रयः शुराः समाययुः ।२१ 

हे विप्र ! इस अन्तर में जेसा भी कुछ हुआ था तुम उसका अवण 
करो । वाकसर ग्राम में ब्रतपा नाम से प्रसिद्ध एक आनोरी हुई थी । 
. उसने परमश्च ष्ठ नवदुर्गा ब्रत नौवषं पर्यन्त किया था । तत्र तो चण्डिका 
देवी प्रसन्न होकर उससे चोली-हे शोभने ! तू जो चाहे माँग ले ।२३। 
' जो राजा जथभन्द्र के पक्ष में हैं वे भी उसके भय से .भूसिराज के लिए 
उसके मान से सत्कृत दण्ड देते हैं ।२३। उसने . कहा-हे माता ! यदि 
आप हें ईश्वरि ! प्रसन्न होकर मुझे वरदान देना चाहती है तो मैं यही 
बरदान माँगती हूँ कि राम कृष्ण के समान मेरे वंश में बालक जन्म 
ग्रहण करे ।२४। ऐसा ही होगा, यह कहकर बह देवी वहाँ पर झो 
अन्तर्धान हो गई थी । वसुमान्‌ नाम वाला एक राजा था जो उसके रूप 
से मोहित हो गया था ।२३। उस राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया 
ओर उसे.अपने घर में लाकर रख दिया था। उस राजा से दो पुत्र 
उत्पन्न हुए । देशराज तो उसका वर था । उनके नाम आचार्य और 
वत्सराज थे । यह बत्सराज सो हाथियों के समान बल बाला था |. वे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


जयचन््र तथा वेथ्वी राजा | उत्पत्ति [08 and या ४२ & 
दोनों मागध देशों को जीतकर राज्य वाले हो मये थे ।२६=२७। 
वनरसाध्चिए शूर शतवत्त स्लेच्छ कहा गया है । उसका पुत्र भीमसेन 
का अ'शं शिव की आज्ञा से. वीरण हुआ था ।२८। ताल के वृक्ष के 
प्रमाण रे उसका ऊध्वं वेग था । अतएव वह तालन, इम नाम से. 
विख्यात. हुआ था जो कि शतयत्त ने*किया था !२९॥ उन दोनों राजाओं 
का बड़ा भीषण रोमाळ्कारी युद्ध हुआ था. अधिक बलवान तालन ' 
उस युद्ध में पराजित हो गया था और तालन उनसे मित्रता करके तीनों 


शूरवीर जयचन्द्र की परीक्षा के लिये आये थे ।३१। 


॥ जथचन्द्र तथा पृथ्वीराज की उत्पत्ति ॥ - 


इन्द्रप्रस्थेऽनंगपालोनपत्यश्च महीपतिः । 
पुत्रार्थं कारयामास शेवं यज्ञ विधानतः (१ 
'कन्यत्त च तवा जाते शिवभागपत्रसादतः । 
चन्द्रकांतिश्च ज्येष्ठा बे द्वितीया कीतिमालिनी ।२ 
कान्यकुव्जाधिपायैव चन्द्रकान्ति मिताददत्‌ । 
देवपालाय श्‌ द्धाय राष्ट्र पालान्वयाय च ।३ , 
सोमेश्‍वराज भूपाय शपहानिकुलाय चु। 

. अजमेराधिंपायेव तया वे कीतिमालिनीमू ।४ 

. जयशर्मा ट्विजः कश्चित्समाचिस्थो हिमालये । 
हृव्ण्टवा भूपोत्सय रम्यं राज्यार्थे स्वमनोऽदध्नत्‌ ।५ 
त्यवत्वा देह सं शुद्धात्मा चन्द्रकात्या: सुतोभवत्‌। 
जयचन्द्र इतिः ख्यातो बाहुशाली जितेन्दिय: । 
रत्तभामुश्च संयज्ञे शूरस्यस्यानुजो वली ।६ 
संजित्वा गोढ़नँगादीन्मरुदेशात्मदोत्केटाच्‌ । 


डड न्कृत्वा गृह पराप्यं भ्रा वाज्ञाततत्परोऽभवत्‌ं ।७ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ४ 


४३० Diitized by Arya Samaj Foundation Chennai २१५०५्र्चिषय पुराण 


-इस अध्याय में जयचन्द्र पृथ्वीराज की उत्पत्ति के साथ आये देश 
के सम दो भागों में आधिपत्य के वृत्तांत का वर्णन किया जाता है । 
सूतजी ने कहा-इन्द्रप्रस्थ में जो अनंगपाल राजा था वह सन्तान हीन 
या.। उसने पुत्र की प्राप्ति करन के लिए एक शैव यज्ञ को विधि-विधान 
के साथ कराया था ।१। शिवयाग के प्रसाद से उस समय उसके दो 
कन्याये उत्पन्न हुई थीं । जो उन दोनों कन्यओंमें ज्येष्ठ थी उसका नाम 
चन्द्रकांति था और जो दुसरी छोटी थी उसका नाम कीतिमालिनी था 
।२।पिता ने कान्यकुव्ज देश के राजा को चन्द्रकांति का दान किया था। 
जो. शुद्धराष्ट्रपाल के वंश वाला, देवपाल चाप हानि कुल वाला अजमेर 
का अधिप सोमेश्‍वर राजो था उसकी कीतिमालिनी का दान किया था. 
।३-४। उस समल में कोई जयशर्मा नामका ब्राह्मण हिमालय में समाधि 
में स्थित था उसने इस परम भूप के उत्सव को देखकर राज्य के प्राप्त 
. करने का मन में विचार किया-था ।५। उसने अपनी देह का त्याग कर 
शुद्धात्मा वह चन्द्रकांति का पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ था । वह जयचन्द्र 
इस नाम से ख्यात हुआ जो वहुशाली ओर इन्द्रियों का उत्पन्न हुआ 
था उसने गोढवगादि मदोत्अटा मरुदेशों को जीतकर उन्हें दण्ड देने 
के योग्य बनाकर गृह में आया और अपने भाई की आज्ञा में तत्पर 
होकर रहने लगा ।६-७। ी | 
गंगासिहुस्म भगिनी नाम्ना वीरवती शुभा । 
रत्नभानोश्च महिषी वभूव वरवणिनी । 
., पेकुलांशस्तदा भूमौ तस्यां जात: शिवाज्ञया ¦ 
लक्षणो नाम वलवार्खंगयुद्धविशा रदः । 
स पप्ताब्गान्तरे द्राप्ते पितुस्तुल्यो वभूव ह । 
त्रयश्च कोतिमालिन्य। पुत्रा जाता मदोत्कटा: । 
धु धकारश्च प्रथमस्ततः कृष्णकुमारक: ¦ | 
पृणिवी राज एवासौ ततोनुज इति स्मृतः ।१५ . 


*CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


POETS SSS SS) गाया 


857) 


जय वथ याचे की | इष” रिश and 2246 2] - ४३ १ 


द्वांदशाव्दवय: प्राप्त सिहखेलस्ततो$भवत्‌ । 
श्रूत्वाचानंगपालश्च तस्मे राज्यं ददौ । 
. गत्वा हिमगिरि रम्य योगध्यानपरोभवत्‌ ।११ 
मथुरायां धुःधकारोअजमेरे च ततोनुज । 
राजा वभूवनोतिज्ञस्तौ सूतौ पितुराज्ञया ।१२ 
प्रद्योतश्चेव विद्योतः क्षत्रिसौ चन्द्रगंशजौ । 
संत्रियौ तस्य भूपस्य बलबंतौ मदोत्कटौ ।१३ 
_ प्रद्योततनयो जाते नाम्ना परिमलो बली । - 
लक्षसेना धिप: सो हि येन राज्ञेव संस्कृतः ।१४ 
. गंगासिह की भगिनी नाम से वीरवती थी ओर बहुत अच्छी थी । 
वह बर वणिनी रत्नभानु राजा की पटटाभिपिक्ता रानी हुई थी।८। उसमें 
शिव की आज्ञा से भूमि में नकुल का अंश उत्पन्न हुआ था। लक्षण 
नाम वाला अति बसवान खड्गयुद्ध में विशाद वह हुआ था । बह सात 
वर्ष के अन्तर में अपने पिता ही के समान हो गया था ।९। कीति 
मालिनी सें मद से ऊत्कट तीन पुन्न उत्पन्नहुए थे । सबसे प्रथम धुन्ध- 
कार था । इसके पश्चात्‌ कृष्णकुमार हुआ । ग्रह पृथ्वी राज ही था। 
इस के पश्चात्‌ अनुज कहा गया है .।१०।' जव बारह वर्ष की इसकी 
अवस्था हुई थी तभी वह सिंहों से खेल करने वाला था । अनंगपाल गह 


- श्रवण कर योग के द्वारा ध्यान में अवस्थित हो गगा।११। मध रा में 


धुन्धकार और अजमेर मे ततोनुज राजा हुआ था। यह बड़ा नीतिज्ञ 


. शा। ये दोनों पुत्र पिता की आज्ञा के पालक हुए थे ।१२। प्रद्योत यें 


दो चन्द्रवंश मे उत्पन्न क्षत्रिय थे जो कि उस राजा के अति बलवान 
मदोत्कटं मन्त्री हुए थे ।१३। प्रद्योत के बलवान परिमल नाम पुत्र समु- 
त्पन्न हुआ था । वह एक लाख सेना का स्वामौ था जो कि उसी राजा 


के दवारा संस्कार युक्त किया गया था ।१५। 
विद्योतांदुभीष्मसिहरच गजसेनाधिपोऽभवत्‌ । 


स्वगंतेऽनङ्गपाले,तु भूमिराजो महीपतिः ।१५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| itized by Arya Samaj Foundation Chennai and.eGan i 
; भविष्य पुराण 


हच्ष्टा तान्विप्रियाऱ्सर्वान्निजराज्यस्मिराकरोत्‌ । 

प्रद्यौताद्याश्च चत्वारः स्वशू रद्विशतेय ताः ।१६ 

कान्यकुव्जपुर' प्राप्य जयचन्द्रमव्णयन्‌। 

जयचन्द्र महींपाल त्वन्भातृष्वसूजो नृपः ।१७ 

मातामहस्व ते राज्य ,प्राप्ववान्निभेयो वली । 

न्यायेन कथियो$स्माभिरद् राज्यं हिः ते स्मृतम्‌ ।१८ 

सव राज्यं कथ भुक्षे श्रृत्वा तेन निराकृताः । | 

भवन्त शरणं प्राप्ता यथोग्यं तथा कुरु ।१६ 

इति श्रूत्वा महीप।लों जयचन्द्र उवाच तान्‌ । 

अश्वरसेस्ये मदीये चाधिकारों ते युतो भवेत्‌ ।२० 

नाश्ना परितलः शूरस्त्व मन्मन्त्रीं भवाधुना । 

विद्योतश्च तथा मंत्री गजसैन्ये हि भीष्मकः ।२१ 

विद्योत से भीष्मसिह गजों की सेना का स्वामी हुआ । राजा 
अनंगपाल जिस समय में स्वर्ग वासी हो गये थे तो फिर उनके राज्या- 
सन पर भूमि नामधारी महीपति बैठा था १५ उसने अपने जो अप्रिय 

लोग थे उन सवको अपने राज्य से निराकृत कर दिया था । प्रद्योतादि 

चार थे किन्तु अपने शूरों के साथ दो सौ से युक्त थे ।१६। कान्यकुव्ज 

पुर में जाकर वे जयचन्द्र का वर्णन करते थे । हे जयचन्द्र महीपाल ! 

तुम्हारी मौसी का पुत्र नुप है । उसने तुम्हारे मातामह का ही राज्य 

प्राप्त किया है ओर अव वह बलबान्‌ निभंय हो गया है । यह हमने 

न्याय युक्त वात कह दी है । इसका आधा राज्य आपका कहा गया है. 
।१७-१८। बह्‌ सम्पूर्णं राज्य को'कैसे भोगता है, यह कहा तो इसे श्रवण 

कर उसने निराकृत कर दिया था। अब हम सव आपके शरण में प्राप्त 

हुए हैं। आप जैसा भी उचित हो वैसा ही करिए ।१६। यह सुनकर 

राजा जयचन्द उससे बोला--मेरे अश्वों की सेना में तुम्हारा. पुत्र 

` ` अधिकारी होगा ।२०। परिमाल नाम वाला जो शूर है यह इस समय 
` मेरा मन्त्री हो जावे.! और विद्योत भी उसी प्रकार का मन्त्री होगा 

तथा भीष्मक गजों की सेना में होगा ।२१। 


ha Vidyalaya Collection. 


४३२ 


CC-0.Panini Kany, 


LR FM I 0 


itized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जयचन्द्र तथा पृथ्वीराज की उत्पत्ति ] 9 [ ४३३ 


रत्यर्थं च मया वो वे पुरी दत्ता महावती । 
महीपतेश्च भूपस्य नगरी सा प्रियंकरी ।२२ 
. इतिश्न्‌ त्वा तु ते सवे तथा मत्वा मुमोदिरे । 

मद्दीपतिस्तु बलवान्दुःखात्संत्यज्य तां पुरीस्‌ ।२३ 

कृत्वौर्वीयां पुरीमन्यां तत्र वासकारयत्‌ । 

अगमा मलना चैत भगिन्यौ तस्य चोत्तमः ।२४ * 

अगमा भूमिराजाय चान्या परिमलायसा । 

दत्ता भ्राता विधानेन परमानन्दमापतुः।२५ ; 

विवाहांते च भूराजा दुगं मन्यप्रकारयत्‌ । ` 

कृत्वा च नगरीं रम्यां चतुवंगनिवासिनीस ।२६ 

देहली सुमुह तेनद्वारे सुरोपिता। ; 

गता सा योजनान्ते वे वृद्धिर्पा सुकालतः।२७. . 

आप लोगों की वृत्ति के लिये मैने आपको महावती पुरी दे दी है । 
भोर महोपति राजा की वह नगरी बहुत ही प्रियकरो. थी ।२२। यह 
अवण कर वे सब वैसा ही सानकर बहुत ही प्रसन्न हुये ये । सहीपते 
तो बलवान्‌ था किन्तु दुःख से उसने उस पुरी का त्याग कर दिया था 
।२३। उसने अन्य पुरी को थौर्थीर्वा बनाकर कहाँ पर उसने अपना 
निवास किया था.। उसकी भगमा मौर मलिना ये अति श्रेष्ठ भगिनी हुई 
थीं ।२४। भाई ने अगमा को भूमिराज के लिये दान दिया था और 
दूसरी को परिमल के लिये दे दिया था । विधान-पूर्वक दिये जाते पर 
वे दोनों परम आनन्द को प्राप्त हुई थीं।२५। विवाह के अन्त में भुराज 
ने अन्य दुगं बनवाया था । और उसने चारों वर्णो के निवास किये जाते 
वाली परम सुन्दर नगरो का निर्माण किया था ।२६। अच्छे मुहृत्त' में 
दुर्ग के द्वार प्र देहली को पुरक्षित किया था वही सुकाल के अन्त' में 
योजनान्त में वृद्धि रूप हो गई घी ।२७। ; ॅ 
. विस्मितः स नृपो भूत्वा देहली नाम चाकरोत्‌ । 

देहलीग्राम इति च प्रसिदोऽभुननपाज्ञया [२५ 


CC-0.Panini KanyaM dyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and bei 
४ ] भावष्य पुराण 


त्रिवर्षान्ते च भो विशा जयन्द्रो महीपतिः । 

यक्षषोडशसेन्यांद्यस्तच पत्रमचोदयत्‌ ।२५ 

किमर्थं पृथित्री राज महायं मे न दत्तवान्‌ । 

मातामहस्य वै दाय चाद्ध'में ग समर्पय ।३० 

नो चेन्मच्छस्त्रकठिनेः क्षयं यास्यन्ति सेनिकाः । 

इति ज्ञात्वा महीराजो विशल्लक्षाधिपो वली ।३१ 

दूत सं प्रेपयामास राज राजो मदोत्कट! । 

जयचन्द्र महीपाल सावधानं श्वणुष्व तत्‌ ।३२ 

यदा निरां कृता घतां मया ते चद्रवंशिनः । 
. ततः प्रेभूति सेनाङ्ग विशल्लक्षें समाहृतम्‌ ।३३ 

त्वया षोडशलक्षं च युद्धसेन्य समाहृतम्‌ । 

सवे वे भारते भूपा दंडयोग्याश्‍च में सदा ।३४ 

उस राजा ने विस्मित होकर उसका नाम देहली ही रख दिया था 
- बहू राजा की आज्ञा रे देहली ग्राम ऐसा प्रसिद्ध हो गया था ।२८। है 
विप्रगण ! तीन वर्षं के अन्त में राजा जयचन्द सोलह लाख सेना से युक्त 
हो गया था और उसने एक पत्र प्रेरित किया था ।२६। पत्र में यहु आशय 
था कि हे पृथ्वीराज ! किष लिये तुमने मेरा दाय मुझे नहीं दिया है। 
घेरे मातामह का दाय तुम्हारे पास है उसी का आघा भागं मुझे द्दे दो 
।३०। यदि तुमने मेरा आधा भाग नहीं दिया तो मेरे कठिन शसं 
दवारा तुम्हारे सैनिक क्षय को प्राप्त हो जावेंगे । यह जानकर बीस लाख 
सेना के स्वामी महा वलब्रान्‌ मही राजने अपना मदोत्काट राजदूत भेजा 
था । उसमे दूत से कहलवाया था फि महीपाल जयचन्द्र ! तुम सावः 
घान होकर यह सुनो ।३१-३२। जब मैंने चन्द्रवश में होने वाले धूर्तो _ 
का निराकरण किया था तभी से लेकर मैंने बीस लाख सेता 
करली है ।३३। अपने भी सोलह लाख सेना बनाली है जो कि युद्ध रने 
में समथं है । भारत में समस्त भूप सदा मेरे दण्ड के योग्य हैं।३४। 

भवाश्च दंडवो इलवा करं में दातुमहुति । 


नौ_चेत्मूतकडिनर्बाणे; क्षय मास्ययि सैनिकाः । 


गए गा वि otis SES Sih GSES SE 


संयोवितःस्थ्रश्कर्णनेशावु FoundationGhennai and eGangotri [ ४३६५ 


इति ज्ञास्वा तयोर्घोरं वेर वासीन्महीतले । 

भूमिराजषच बलवाञ्जयन्द्रसयादितः ।३६ 

.जयचन्द्रश्‍च अलवान्पृथिवी राजभी रुकः । 

जयचन्द्रश्‍्चायंदेशमद्ध राष्ट मकल्पयत्‌ ।३७ 

पृथिवीराज एवासौ तदाद्धं राष्ट्मानयत्‌। 

एवं जातं तयोर्वेरमरिनिबंश प्रणा शनम्‌ ।३८ 

आपको मैंने कभी दण्ड देने के योग्य नहीं बनाया था माप बलवान्‌ 
हैं किन्तु अव आप मुझे कर देने के योग्य हैं । अगर ऐसा नहीं किया तो 
मेरे कठिन बाणों से तुम्हारे समस्त सैनिक क्षय को प्राप्त हो जायेंगे 
।३५। यह जानकर उन दोनों में इस भूमण्डल में बड़ा घोर वैर हो 
गया था और भूमिराज वसवान था किन्तु जगचन्द्र के भय से सदा 
अदित रहा करता था ।३६। और. बलवान्‌ जयचन्द्र पृथिवी राज से डरा 
हुआ रहता था । जयचन्द्र ने आये देश को अघे राष्ट्र. बना दिया था 
।३७। पृथ्वीराज ही यह था कि उस समय में आधा राष्ट्र ले लिया. था ' 
इस प्रकार उन दोनों फा यह वेर था जो अग्नि वंशके नाश करने वाला 
हुआ था ३८ 

—X— 


संयोगिता स्वयंवर वर्णन 


एकदा रत्तभानुहि महीराजन पालिताम्‌ । 

दिशं याम्यां स वे जित्वा तेषा इलेशानुपाहरत्‌ ।१ 

महीराजस्तु तच्धत्वा पर विस्मयमागतः। 

रत्नभानोश्च तिलको वभूव बहुविस्तरः ।२ 

तिलका नाम विख्याता या तु वीरवती शुभा । 

धेष्ठा द्वादशराज्ञीनां जननीं लक्षणस्य वे ३ 

जयचन्द्रस्य भूपस्य योषितः षोडशाभवन्‌ । 

तासा न तभयो हयासीसपूवेकर्मविपाकतः ।४ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४३६ Digjtized by Arya Samaj Foundation Chennai ०१०[९७०भ्‌निष्य पुराणः 


 गोडभूपस्य दुहिता नान्ना दिव्यविभावरी। ` 
जयचन्द्रस्य महिषी तद्दासी सुरभानवी ।५ 
रूपयौवनं संयुक्तो रतिकेलिविक्षारदा । 
इष्टवा तां स नृपः कासी दुभुजे स्मरपींडित! ।६ 
तस्यां जाता सुता देवी नाम्ना संयोगिनी शुभा । _ 
द्वादशाब्दवयः प्राप्ता सा बभव वरांगना ।७ 
*: “इस अध्याय में जयचन्द्र को सुता संयोगिनी के स्वयम्बर में पृथ्वी- 
राजः की प्रतिमा का संयोगिनो के द्वारा वर्णन किया जाता है । सूतजी 
नें कहा-एक बार रत्न भानु ने महीराज के द्वारा पलित याम्य दिशा 
को जीत कर उनके समस्त कोशों का हरण कर लिया था ।१। महीराज 
ने यह सुनकर बहुत अधिक विस्मय किया था और रत्नभानु का तिलक 
विस्तार घाला हो गया था।२। जो शुभ वीरवती थी वह तिलका के 
नाम से विख्यात हुई थी | वह बारह रानियों में सबसे श्रेष्ठ थी और 
लक्षण को माता थी ।३। जयचन्द्रं राजा की सोलह स्त्रियां थीं। उनमें 
हे किसी के भी पूर्व. कमं के विपाक के कारण पुत्र नहीं था ॥४ गौड़ 
देश कीं पुत्री जिसका नाम सुर भावनी था।५। यह सुरभाबनी दासी रूप ` 
ओर यौवन से सम्पन्न थी । तथा रति की क्रीड़ा करने में बड़ी कुशल 
भी थी । राजा ने उसको देखा और वह उस पर आसक्त हो गया था । 
उस कामी.ने काम से पीडित होकर उसका उपभोग किया था ।६। 
उस दासी में परभ शुभ संगोगिनी नाम वाली पुत्री ने जन्म ग्रहण किया 
था जब वह धारह वपं की अबस्था घाली हुई तो बरांगना हो. गई 
थी ।७। 
तस्याः स्वयंवरे राजाहवद्रभूपान्महाशुभान्‌ । 
भूमिराजस्तु वलवाञ्छुत्वा तश्र पमुत्तमम ।ऽ 
: विवाहार्थं महश्चासीच्चन्द्रभट्टमवोदयत्‌ । 
मंत्रिग्रवर भो मित्र चन्द्रभट्टमम प्रिय ।३ 


CE-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


गित स्व by Arya Samaj Foundation Chennai and oom 

संयोगितास्वयंवर वर्णन ] [ ४३७. 

कान्यकुब्जपुरों प्राप्य मश्मति स्वर्णनिमितास्‌ । ` 

स्थापय त्वं सभामध्ये यदुवृत्तांत तु मे वद ।१० 

इति श्र्‌ त्वा चन्दभट्टी भवानी भक्तित्पर! । ` 

गत्वा तत्र मृगुश्न छ यथा प्रोक्तस्तथाकरोत्‌ ।११ 

स्वयम्वरे च भूपाशच त्रानादेश्याः समागताः । 

त्यक्त्वा संयोगिनो तान्वै नृपमतिविमोहिता ।१२ 

* पितरं प्राह् कामाक्षी यस्य मूतिरियं नृपं । 

भविष्यति स में भर्त्ता सवंलक्षणक्षितः।१३ 

जयचन्द्रस्तु तच्छ त्वा चन्द्रभट्टमुवाच तम्‌ । ` 

यदि ते भूपतिश्चेव सं सेन्यसमन्वितः ।१४ 

उस संयोगिनी का स्वयम्बर राजा ने किया था उसमें राजा ने महाष्‌ 
शुभ राजाओं का आह्वान किया था । भूमिराज बड़ा ही बलवान राजा . 
था । उसने भी. उस संयोगिनी के उत्तम रूप.के विषय में सुना था । 
उसके मन में उसके साथ विवाह करने की इच्छा हुईं और उसने चन्द्रभटढ 
को प्रेरित किया था कि हे मन्ति प्रवर ! भो मित्र.] हे भट्ट | तुम 
मेरे प्रिय हो ।६-5। कान्यकुब्ज पुरी में जाकर स्वर्ण की बनाई हुंई मेरी 
सुति की स्थापना करो ओर सभा के वीच में रखफेर तुम मुझे इस. 
वृतान्त को बता देना ।१०। यह सुन कर भवानी की भक्ति में ` तत्पर | 


चन्द्रभटूटने यह सुनकर हेभृगु श्रेष्ठ ! वह वहाँ पर गया ओर जैसा उससे | 


कहा गया था वेसा ही उसने किया ।११। उत स्वयंवर में अनेक देश. के 
राजा लोग आये थे । संयोगिनी ने उन सबको त्याग दिया और वह उस 
नुप मूर्ति पर मोहित हो गई थीं [१२ उस कामाक्षी ने कहा हे नुप ¦] 
जिसकी यह मूर्ति है बही समस्त लक्षणों से लक्षित मेरा पति होपा।१३॥ 


यह सुनकर जयचन्द्र ने चन्द्रमट्ट से कहा कि यदि तुम्हारा राजा सब ; 


प्रकार की सेना से समन्वित है तो मुझे बताओ ।१४। 
` सञ्जयेद्योगिनोमेतां तहि मेऽतिप्रियो भवेत्‌ । 


चन्द्रभद्द्सतु चता तत्त, सवमवण यतु \१ 


Ws 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
४३८ | घविष्य पुराण 
पृथिवी राज एवासौ श्रवा सैन्यमचोदयत्‌। . 
एकलक्षा गजाक्तस्य सप्तलक्षास्तुरंगमाः।१६ 
रथाः पंचसहस्राश्च धरनुर्वाणविशारदाः । 
लक्षाः पदातयो ज्ञ या द्वादशे महावलाः ।१७ 
राजानस्त्रिशतान्येव मही राजपदानुगाः । 
साठ द्वाभ्यां च बन्धभ्यां कान्य कुञ्जे नुपोऽगमत्‌ ।१८ 
घन्घकारशच तद्वंधगजानोकपतिस्सदा ! 
हयानीकपतिः कृष्णकुमारो बलवत्तरः १२ 
अँ तदातीनां नृपतयः पतयस्तत्र चांभवन्‌ । 
आक ` महान्कोलाहलो जातः स्थली गून्यामकारयत्‌ ।२० 
206७ विशत्कोषाप्रमाणेन स्थितं तस्य महाबलम्‌ । 
४75, जयचन्द्रप्रस्प संज्ञाय महीराजस्य चागमम्‌ !२१ 
समस्त सैन्य से समन्वित होकर इस योगिन को सम्थक्‌ प्रकार से 
बह जीत लेता है तो मेरा अत्यन्त प्रिय हो आयगा । चन्द्रभट्ट ने महू 


सुनकर वह सव आकर वर्णन कर दिया था ।१४। यह पृथ्वीराज ही 
; 3 जिसने उसे सुनकर सेना को प्रेरित किया उनके एक लाख 


शशाथी थे ओर सात लाख अश्‍व थे १६ पाँच सहस्र रथ थे मोर 
घमुर्वाण में विशारद महाबल वाले बारह लाख पदाति थे ।१७। तीन 


सौ राजा महीराज फे पदानुग थे अर्थात्‌ अनुयायी थे | राजा दो भाइयों 
के साथ कान्यकुन्ज देश में गया था ।१८। घुसकर नाम का उसका 


भाई तदा हाथियों की सेना का अधिपति रहा करता था । अधिक बल 
वाला, कृष्ण कुमार अश्वो फी सेना का पति था ।१४। वहाँ पर 


पृदातियों के स्वामी भीं राजा हो थे । उस समथ महान कोलाहल हो 
बया या और. स्थली को श॒न्य कर दिया ।२०। उसकी बड़ी सेना तीस 


कोश प्रणाम को भूमि में स्थित थी तव जयचन्द्र को ज्ञात हो गया था 
कि महीराज का. आगमन हो गया।२१। 


स्वसेन्यं कल्पयामास लक्षषोडशसम्मितस्‌ | - 


एकलक्ष्‌, गरजा स्त्य य सपत हर, 


it 
बन 


संयो मसिंदाहऋए कर वर्ण 5 Foundation Chennai and eGangdfr ४३६ र 

बाजिनश्वाइलक्षश्च॒ सवं युद्धविशा रदा: । 

द्विशतान्येव राजानः प्राप्तास्तन्न समा ग्रमें ।२३ 

भागस्कृतं मही राजं मत्वा ते शुक्ल वंशिन: । 

युद्धाथिन: स्थितास्त॒त्र पुरमागस्कृतं ह्यभूतत्‌ ।२४ 

ईशनद्या: परे कूले तद्दाला स्थापिता तदा । 

नामा वाद्यानि रम्वाणि तत्र चक्र मंहा रवम्‌ ।२५ 

रत्नाभानुग जानीके रूपानी के हि लक्षणः । 

ताभ्यां सेनात्पतिभ्यां तौ संगुप्तो बलबत्तरो ।२६ 

प्रयोतश्चेब बिद्योतो रत्नभानु रक्षतुः । 

भीष्मः-परिमलश्चेव लक्षण चन्द्रबंशजः ।२७ 

भूपाः दातिसेन्ये च संस्थिता मदविह्वलाः । 

ततोश्चासीन्महृद्य,ठ दारुण सेन्यस्भक्षयस्‌।२८ 

राजा जयचन्द्र ने भी उस समय में अपनो सोलह लाख सेन! को 
सज्जित किया था । उसकी सेना में एक लाख हाथी ओर सात लाख 
पैदल सैनिक ये आठ लाख अश्‍व थे जो कि सब प्रकार के युद्ध में निपुण 
थे। दो सो राजा लोग थे जो वहां उस समागम में आये थे ।२२-२३। 
पृथ्वीराज को अपराधी मानकरं शुक्ल वंश वाले वे युद्ध करने की इच्छा 


` बाले वहाँ पर स्थित हुए थे उस समय वह पुर भी आगस्कृत हो गया । 


।१४। ईशानदी के दूसरे तट पर उस समय उसकी दोलास्थापित की बई 
थी अनेक प्रकार के सुन्दर वाद्यों की वहाँ पर महान ध्वनि हुई थो 
॥२५ गजो को सेना में रत्नभानु और रूपानिक में लक्षण इन दोनों 
सेनापतियों द्वारा वे बलवान संरक्षित थे ।२६। प्रोत और विद्योत 
ने रत्नभानु की रक्षा को थी | चन्द्र वंश में जन्म लेने भीषम और परि- 
मल ने लक्षण की रक्षा की थो।२७। पदातियों को सेना में मद से 
बिह्वल भूप संस्थित हो रहे ग्रे। इसके पश्चात्‌ जब दोनों ही ओर की 


` सेनाये एकत्रित हो.गई थी तो सैन्य का संक्षय करने वाला बड़ा दादण 
युद्ध होने लगा ।२८। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४४०,०५ by वी Samaj Foundation Chennai and (०भाप्निल्िष्य पुराण 
'हया हयेमृता जाता गजाश्चैव गर्जतस्था । 
पदातयः पदातँश्ग मृताश्चाभ्ये क्रमाद्रणे ।२२ 
भूपेश्‍च रक्षिताः सर्वे निर्भया रणमाययुः । 
` .यायत्सुर्य: स्थितो ब्योमिन तावद्य दवत ।३० 
एवं पचदिनं जातं युद्ध वी रअनक्षयघ्‌ । 
गजा दशसहस्राणि हया लक्षाणि संक्षिताः ।३१ 
पचलक्षं महीभंतुहुंतास्तत्र पदातयः । 
राजानो द्वे शते तत्र रंथाएच चिंशतं तथा ।३२ 
कान्यकु्जाधिपस्येव गजा नवसहल्लकाः। 
सहस्रं क रथा ज्ञेयास्त्रलक्ष च पदात्तयः ।३३ 
एकलक्ष' हयास्तन्न मृताः स्वे पुरं ययुः । 
षष्ठाहे समानुप्राप्ते पृथिवी राज एव स: ।३४ 
दुःखितो मनसा देवं रुद्र तुष्टाव भक्तिमान । 
संतुष्टस्तु महादेवो माहयामास तद्वलस्‌ ।३५ 
र अश्वों से अश्‍व भोर ग्जो द्वारा गज तथा पैदल सँनिकों से पदाति 
` सैनिक क्रम से उस रण में मृत हो गये ये ।२४८। भूपों के द्वारा सुरक्षित 
सभी निर्भय होफर उस रण में आ गये थे । जब तंक सूयं आकाश में 
` 'रहता था तय तक बराबर युद्ध होता रहता था । इस प्रकार से पांच - 


दिन व्यतीत हो गंये ये बोर वीर लोगों के क्षय करने वाला युद्ध बराबर 
होता रहा था । दश सहस्र हाथी एक लाख घोडे उस युद्ध में संक्षीण हुये 


थे ।३०-३१। पृथ्वीराज के पाँच लाख पैदल वहाँ पर हत हो गये थे । 
दो सो राजा और तीन सौ.रथ हत हो गये थे।३२। ओर जो कान्य 


कुब्ज देश का राजा थो उसके भी नो हजार हाथी एक सहस्र रथ, तीन 
लाख पदाति (पैदल सैनिक) और एक लाख अश्‍व मर गये और स्वगं 
लोक में प्राप्त हो गये थे जब छटा दिन हुआ तो वह पृथ्वीराज मन में 
बहुत दुःखित हुआ था ओर भक्तिमान्‌. उसने मन से सुद्रदेव. की स्तुतिकी 
थी । उस स्तवन में सन्तुष्ट होकर महादेव ने उसके बल को मोहित कर 
दिया था ।३३-३५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


सं यो विकस्वर रब? थ] Foundation Chennai and क ड १ 


प्रसश्चस्तु मही राजी गतः संयोगिर्ना प्रति । 

हष्ट वा तत्सुन्दरं रूपं मुमोह वमुधाधिपः।३६ 

संयोगिनी नृपं इष्ट. वा मूच्छिता चाभवत्क्षणात्‌ । 

एतस्मिन्नंतरे राजा तददोला नयद्दलात्‌ ।३७ . 

जगाम देहलीं भूपः सबंसैन्यसमन्वितः । 

योजनान्ते गते तरिसन्बोधितास्ते मदोद्भटा : ।३८ 

दृष्टानेव तदा दोलां प्रजन्मुबंगवत्तरा: । 

श्र्‌ त्वा कोलाहलं तेषां महीराजो नृपोत्तमः ।३४ 

अंद्ध सेन्य च संस्थाप्य स्वयं गेहमुपागमत्‌ ।. 

उभौ ददभ्रातरो वीरी च'द् सेन्यसमन्वितो-।४० 

सूंकरक्षेत्रमासाद्य युद्धाय समुपस्थितौ। 

एतर्मिन्नतरे सर्वे प्रद्योतादिमहाबलाः ।४१ 

स्वसन्यः सह संप्राप्य मह्य द्मका रयन्‌ । 

हया हयेश्च संजग्मुगंजा अथ गज: सह्‌ ।४२ 

तब तो पृथ्बी राज प्रसन्न होकर संयोगिनी के पास गपा. ओर उसके 
परम सुन्दर रूप लावण्य को देखकर वह राजा मोहित हो गया था ।३६ 
संयोगिनी भी राजा को देखकर उसी समय मृभ्छित हो गई थी। इसी, 
बीच में राजा ने उसकी पालकी को बल से प्राप्त फर लिया था ।३७। 
समस्त सेना से समन्वित द्वोकर राजा देहली को चला गया था । योजन 
के अन्त में उसके घले जाने पर मदोदूमटों को होश हुआ ।३५। उसी 
समय वहां संयोगिनी के डोला को न देखकर बड़े वेग से वे पीछे चले 
थे । उनके कोलाहल को .सुनकर नृपोत्तम महीराज ने बहाँ उसने भिड़ने 
के लिए अपनी आधी सेना संस्थापित करके स्वयं अपने घर को चला 
गया था । उसके दोनों वीर भाई आधी सेना से समन्वित ये ।३६-४०। 
सूकर क्षेत्र में पहुंच कर वे दोनों युद्ध करने के लिए समुपस्थित हो गये 


थे। इसी अम्तर में प्रद्योत आदि जो महान्‌ बलवान्‌ थे वे सभी अपनी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४४२ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai 2१ ००कीविएा पुराण 
सेनाओं के साथ बहु! प्राप्त हो गये थे जोर उन्होंने महा युद्ध किया या 
` घोड़ों से घोड़े और हाथियों से हाथी वहाँ पर भिड गए थे ।४१०४२। 
सकुलश्च महानासोद्दारुणो लोमहषंण । 
दिनास्ते . संक्षयं यातं तयोएचेव महलस ।४३ 
भयमीता! परे तत्र ज्ञात्वा रात्रि तमोवृतास्‌ । 
प्रदुदुवुर्भयाद्वी रा हतशेषास्तु देहलीम्‌ ।४४ 
प्रद्योताद्याश्व ते वीरा देहली प्रति सययुः ! 
पुनन्तयोमंह्य दध ह्यभवल्लोमहर्षणम्‌ ।४५ 
धुन्धुकारशच प्रयोतं हृदि बाणौरताडयत्‌। . 
त्रिभिश्च निषनिधू ते मूच्छितः स ममार च.।४६ 
भ्रातरं न्रिहतं हष्ट्वा विद्योतश्च महावलः । 
आजगाम गजारूढो धु धृका रमताड्यत्‌ ।४७ 
त्रिभिश्च तोमरे! सोऽपि मूछिद्वो भूमि मागमत्‌ । 
मूछितं भ्रातर इष्ट्वा धुधुकारं महाबलघ्‌ ।४८ 
तदा कृष्णकुमारोऽसौ गजस्थं स्वरितो यथौ । 
रूपा वष्टश्च तं वीरं भल्लेनेवमताडयर्‍्‌ ।४६ 
वह्‌ बहुत ही दारुण ओर रोम।ऽ्चकारी महायुद्ध हुआ था। चित्र 
के अन्त में उन दोनों का बल संशय को प्राप्त हो गया था।४३। वहाँ 
पर अन्धक्षार आवृति रामि को देखकर दूसरे भय से भीत होकर हृत शेष 
वीर देहली को भाग गये थे ।४४। प्रद्योत आदि वे वीर देहली की भोर 
चल दिये थे। फिर उनक्षा महान्‌ लोमहषंण युद्ध हुआ था ।४५। 
` चु्क्रकार ने प्रद्योत के हृदय में बाणों के प्रहार किए थे और इस प्रकार 
से विष के बुझे हुए तीन बाणों से वह मूच्छित होकर मृत हो गया था 
।४६। अपने भाई को मरा हुआ देखकर महान्‌ बलवाचू विद्योत: भाया 
था और गजारूड़ उसमे घुन्धक्वार को ताड़ित किया । वह भी तीन 
तोमरों के द्वोरा मूच्छित हो गया और भूभिमें गिर पड़ा या महाम्‌ ब्रज 
शाली अपने भाई घुन्धकार को मूर्छित देखकर तब कृष्णकुमार गज पर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


संदोधि३६488१वे धा नह आह Chennai and et ४४३ 
स्थित होकर तुरन्त हो गरा था । और रूपाविष्ट ने उस घोर को भालों 
फे द्वारा ताडित किया ।४७-४दी 

झल्लेन नेन सभिस्षो मृतः स्वगंपुर ययौ। 

विद्योते निहते तस्मिन्सर्वसेन्यसभूपतौ ।५० 

रत्नाभानुमंहावी रोऽयुध्यत्त न समन्वित: । 

एतस्मिन्तरे राजा सहस्र गजसंयुतः ।५१ 

लक्षणं सहितं ताभ्यां क्र तं समयध्यत । 

शियदत्तरो राजा भीष्मं परिमलं रुषा ।५२ 

रुद्रास्त्रेर्मोहयामासः लक्षणं वयवत्तरम्‌ । 

मितांस्तान्समालोक्य रत्नभानुः शैरनिजेः ।५३ 

धुन्धे कारं महीराजं वंष्णवेः सममोहृयत्‌ । 

कुष्णको रत्तभानुश्च युयुधाते परस्परम्‌ ।५४ 

उभौ समबलो वीरी गजपृष्ठस्थितो रणे । 

अन्योन्यनिहतौ ना खञङ्गहस्ती महीतले ।५५ 

ययुधाते वहुन्मार्गान्कृतवतो सुदुर्जयौ । 

प्रहरान्तं रणं कृत्वा मरणायोपजग्मतु ।५६ 

इस तरह भाले से वह संमिन्न होकर मृत होगया और स्वगलोक को . 
नला गया था । समस्त सेन्य के चमूपति उन विद्योत के मर जाने पर 
तब महावीर रत्न भातु ने उससे समन्वित होकर युद्ध किया था । इस 
' बीच में एक सहन्न गजों से संयुक्त होकर राजाने उन दोनों से द्ध 
उससे लक्षण के सहित युद्ध किया था। णिव से वरदान प्राप्त करने बाले 
राजा ने भीषम परिमल को रोष से रुद्रास्त्रो के द्वारा बलबत्तर लक्षण 
को मोहित कर दिया था । उन सबको मूर्छित देखकर रत्न भानु ने 
अपने शेरी से जो. कि वैष्णव शर ये-धुन्धकार महीरांज को सम्मोहन 
करते हुएं कृष्णक और रत्न भानु आपस में युद्ध कर रहे थे। ये दोनों 
वोर समान वल वाले थे और रण भूमि में दोनों ही हाथियों के पीठ 


पर सवार थे। अन्योन्य के नाग निहत हो गये तों खंग हाथ में लेकर 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


¥¥¥Digijzed by Arya Samaj Foundation Chennai and [ष्य पुराण 


भूमि तल में युद्ध फर रहे थे और बहुत समायों में युद्ध किया या, दोनों 
` ही सुदुर्जय थे । एक प्रहार के अस्त तक इन्होंने युद्ध किया और अन्त में 
मृत्यु को प्राप्त हो गये थे ।५०-५६। 3-0) 
. हते तस्मिन्महावीर्ये काल्यकुन्जा भयातुराः ।. 
मृछितांस्त्रीन्समादाय पंचलक्षवलेयु ता: ।५७ 
. * रण त्यक्त्वा गृह जग्मुनेपशोकपरायणाः । 
` रत्तभानौ च निहते हतोत्साहाश्च भूमिपाः ।५८ 
स्वस्व निवेशनं जग्मुमंही राजभयातुराः । - 
देवानाराघयामासुर्य भेष्ट ते गृहे गृहे ५४ 
महीराजस्तु बलवान्सप्तलक्षबलान्वित'। 

' घु धुकारेण सहितो दंधुकृत्योध्वं माचरत्‌ ।६० 
तथा भीष्मः परिमलो लक्षणः पितरं स्वकम्‌ । 
गंगाकुले समागम्य चोध्वंदे हिकमाचरन्‌ ।६१ 

. भूमिराजस्य विजयो जयचन्द्रयशो रणे । 
प्रसिद्मभवद्रणुभौ गेहेगेहे जनेजने ।६२ 
जयचंद्रः कान्यकुन्जे देहल्यां पृथिवीपतिः । 
उत्सव कारयित्वा तु परमानन्दमाययो ।६३ 


उस महावीर मर जाने पर कान्य कुब्ज महान्‌ भय से आतुर द्यो 
गए थे । उन तीनों को मृञ्छित दशा में लेकर पाँच लाख बलसे युक्त नुप 
के शोक में परायण वे रणभूमि को छोड़कर घर को चले गये थे । रत्त- 


भानु के मर जाने पर राजा लोग हतोत्साह हो गये थे ।५७-५८। मही 
राज के भय से आतुर वे सब अपने-२ घरों में चले गये थे । उन्होंने यथेष्ट 

घर-घर में देवों की आराधना की थी ।५४। महीराज तो बलवान्‌ था ' 
जो सात लाख सेना से बल युक्त था । उसने घुन्धकार के सहित बन्धु 
कृत्यको ओध्वे देहिक क्रियाकी थी ।६०।उसी भ्रकारसे भीष्म,परिमल और 
लक्षण ने अपने पिता को गंगा के तट पर लाकर उसकी ओध्वं देहिक 
क्रिया की थी ।६१। भूमिराज का विजय रण में जयचन्द्र का वश भूमि 
पंर प्रसिद्ध हो गया था, घर-घर में भौर जन-जन में प्रसिद्ध था ।६२। 

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कळक 2 । 


त्र किंबा नि /2 i Foundation Chennai and eGangopi ४४५ 


` कान्य कुव्ज में जयचन्द्र और देहली में पृथ्वीराज ने उत्सब कराके परम 
आनन्द को प्राप्त किया ।६३। | 
—X— 
। इन्द्र का वडवादावान। 


भोष्मः सिंहस्थिते गंगाकुले शक्रप्रपुजक! । 
शक्र सूर्यमयं ज्ञात्वा तपसा संमतोषयत्‌ ।१ 
` मासांते भगवानिद्रो ज्ञात्वा तदृशक्तिमुत्तमास्‌ । 

वर वरय च प्राय श्र्‌ त्वा शूरोब्रवीदिदम्‌ ।२ 

देहि मे वडवां दिव्यां यदि तुष्टो भवास्प्रभ! । 

इति श्रूत्वा तदा तस्मे वडवां हरिणीं शुभाम्‌ ।३ 

ददौ स भगवानिद्रस्तत्रे वान्तहितोभवत्‌ ।४ 

तस्मिन्काले परिमलः पितृशोकपरायणः.। ` 

` पाथिवः पूज्यामास महादेवमूपापतिस्‌ । 

परीक्षार्थं शिवः साक्षात्सपं रोगेण तं ग्रसत्‌ ।५ 

ष्यतीते पंचमें भासे नूपः शूक्तिविवजितः । 

न तत्याज महापूजां महावलेशसमन्वितः ।६ 

मरणाय ययौ काशीं स्वपत्न्या संहिता नृपः। 

उघास वटमूलांते रात्रो रोगप्रपीडितः ।७ 

इस अध्याय में भीष्मराज की तपस्या से सभ्तुष्ट इन्द्रदेव के द्वारा 
उससे लिये बडवा. के दान का वणेन गिया जाता है । सूतजी ने कहा- 
गंगा के तट परं भीष्मसिह के स्थित होने पर शुक्र की पुजा करने वाले 
उसने शक्र को सूयंमय जानकर-तप के द्वारा उसको सन्तुष्ट किया था 
।१। एक मास के अन्त में भगवान्‌ इन्द्र ने उसकी सर्वोत्तम भक्ति को 
समझकर, आकर उससे फहा--बरदान माँग ले यह सुनकर उस शर ने 
यह कहा ।२। येदि आप मुझ, पर पूणं रूप सन्तुष्ट एवं प्रसस्त होकर मुझे 
बरदान. देना चाहते हैं तो दिव्य वड़वा मुझे प्रदान कीजिए! यह श्रवण 

४ CC-0.Panini CE Maha Vidyalaya Collection. 


vested by Arya Samaj Foundation Chennai and पूरभाष्परणिष्य पुराण 


करके उस समय उस इन्द्र ते परम शुभहरिणी वड़वा को उसे दे दियाथा 


।३। उस समय में परिमल अपने पिता के लोक में परायण था । उसने , 
पाथिव विधि से उमा के पति महादेव की पूजा की थी । परीक्षा के लिये 


शिव ने उसे साक्षात्‌ सपं रोग से ग्रस लिया था. ।४-५। पाँचवाँ मास 
व्यतीत हो जाने पर राजा शक्ति से वजित होगया था किन्तु महान्‌ क्लेश 


से युक्त होकर भी उसने उस महा पूजा का त्याग नहीं किया था ।६। 
अपनी पत्नी के साथ राजा मरण फे लिये काशीपुरी में चला गया था । 


वहाँ वटमूल के अन्त में राचि रोग से प्रपीड़ित होकर रह गया था 
ist 
एतस्मिन्नन्तरे कश्चित्पन्नगों मूलसंस्थितः । 
शब्दं चकार मधुरं थत्वा रुद्राहिराम्रयो ।८ 
रुद्राहि पन्नगः प्राह भवान्षिदय मन्दधीः । 
शिवभक्त नृपमिमं पीड्ये प्रत्यहं खलः ।४ 
मूर्खोऽप भूपालः माक्षादारनालं पिवञ्जहि । 
इति श्रृत्वा स रुद्राहिराह रे पन्नगाक्षस्‌ ।१० 
राज्ञौ देहे पर हर्ष प्रत्यह प्राप्तवाहनस्‌ । 
स्वगेहं दुःखतस्याज्यं कथं त्याज्य मथा शठ।११ 
मूखोंत्र भूषतियों वे तैलोषण यन्न दत्तवान्‌ । 
इत्युकतवान्तर्गमो देहे श्र त्वा सा मलना सती ।१२ 
चकार पञ्चयोक्त तदृगत रोगी नृपोऽभवत्‌ । 
' तंलोष्णणेबिलमापूर्य च खान च सती स्वयड्‌।१३ 
` ततो जातं स्वयं लिंगमगुष्ठाभ सनातनम्‌ । 
ज्योतिूपं चिदानन्द सवलक्ष्मसमत्वितस्‌ ।१४ 
इसी बीच में कोई पन्नग में संस्थित था उसमे अपना शब्द किया 
था । उस मधुर शब्द को सुनकर रुद्र का अहि (सपं) वहाँ आ गया था 
।८। उउ रद्र के सर्प को देखक्षर उस पन्नग से उससे कहा-आप बहुत 


निर्दयो और मन्द बुद्धि बाले हैं । शिवके सक्त इस नूपकी. बलकी भाँति 
नित्यहो पीड़ा क्रिया करते हैं ।4। रे अधम पञ्नम ! यह राजा बड़ा मूर्ख 
CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Hr का 


| बडबादान 


द्र ब by Arya S i Foundation Chennai and eGangotri 
द्च्द्र ष ] ४४७ 


हे बयोंकि आर नाल को यह नहीं पीता है,यह उतत रुद्र के सपे ने पन्नग 
की वात सुनकर कहा था ।१०। राजा के शरीर में मैंने नित्य परमहृषं 
प्राप्त किया.है । अपना घर तो वड़े ही दु:ख से त्याज्य होता है । हे शठ! 
मेरे द्वारा यह निया जा सकता है ।११। यह भूपति मुखं है जिसने 
कि तेलोष्ण नहीं दिया था । यह कहकर वह देह में अम्तगंत हो गया । 
उस मलना सती ने यह श्रवण किया था ।१२। उसने सब सुनकर -उस 
पन्चगके द्वारा कहा हुआ कियातो नृप गत रोग होगया था अर्थात्‌ उनकी 
समस्त पीड़ा शान्त हो गई थी । उष्ण तेल से विल को आपूरित करके 


- सती ने स्वयं खोदा था । तव तो वहाँ से अ'गुष्ठाभ एक सनातनी लिग 


उत्पन्न हुआ .था । यहु लिंग ज्योति रूप,चिदानन्द और समस्त लक्षणों से 
समन्वित था ।१३-१४। 

निशीथे पम उद्भते दिश्लु सूर्येत्वमागतस्‌ । 

` दृष्टवा स विस्मितो राजा पूजयामास शंकरम्‌ १५ 

सहिम्नस्तवपाठेश्च तुष्टाव गिरिजापतिम्‌ । 

तदा प्रसन्नो भगवान्वर ब्रूहि तमब्रवीत्‌ ।१६ . 

थू वाहू नुपतिदं यदि तुष्टे महेश्वर: । 

श्रीपतिम ग्रह प्राप्य वसेन्मप्रियका रकः ।१७ 

तथेत्युक्त्वा महादेवो लिंगरूपत्वमागततः । 

प्रत्येह भारमेक॑ च सुवर्णं सुसुवे तनोः ।१८ 

तवा मलस्तु सतुष्ठ। प्राप्ती गहं महावतात्‌ । 

भीष्मसिहेन सहितः परमानम्दमानयो ।१३ 

ततःप्रभृति चषति अयचन्द्रपुरी मयोः । ` 

इवा परिमल राजा कृतकृत्यत्वमागतः ।२० 

दिष्ट्या ते सक्षिता रोगो दिष्ट्या दशितं मुखम्‌। 

अवान्निजपुरी प्राप्य सुखी भवतु मा चिरम्‌ ।२१ 

आधी रातमें अन्धकारके उत्पन्न होनेपर दिशाओं में सूयंत्व आ गया 


घा। राजा को यह देखकर बहुत विस्मय हुआ और उसने शंकर की 
पुजा की थी ।१५। महिम्न स्तोत्र के पाठो के द्वारा उसने गिरिजा के 


,CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Zz 


४४८ Digijzed by Arya Samaj Foundation Chennai and वृ८०क्षविंष्य पुराण 


पति का स्तवन किया था । तव तो भगवान्‌ शंकर परम प्रसन्न होकर 
उससे बोले-वर माँग लो ।१६। यह सुनकर राजा ने देव से फह्वा-हे 
महेश्वर | यदि आप मुझ पर परम प्रसन्न हैं तो यह वरदान दीजिए कि 
श्रीपति स्वयं मेरे घर में प्राप्त होकर मेरे प्रिय के करने वाले-हो जावें 
।१७। ऐसा ही होगा--यहू कहकर फिर महादेव लिंग रूपत्व में प्राप्त 
` हो गए थे । वे प्रतिदिन एक भार सुवण अपनी तनुसे प्रसूत किया करते 
।१८। तब तो. मन परम सन्तुष्ट होकर महावशी को अपने घर में प्राप्त 
हो गया था। भीष्मसिह के साथ वहाँ पर आनन्द को प्राप्त हुआ था , 


।१३। तब से लेकर वर्ष के अन्त में जयचन्द्र की पुरी को. गया । राजा 
ने परिमल को देखा और वह कृतछृत्यत्व को प्राप्त हुंआ था ।२० 


उसने कहा-बड़े हुषं की बात है कि तुम्हारा रोग नष्ट हो गया और 
तुम्हारा मुख मैंने देख लिया है। आप अपनी पुरी में जाकर सुखी रहो 
अधिक काल तक न रहो और जब भो मेरा कोई विध्न आवे तो उस" 
संमय तुम मेरा समाचरण करना ।२१। र; 


यदा मे विघ्न आभूयात्तदा त्वं मां समाचार । 
- इति श्रृत्वा परिमल गत्वा स्थानमवासैयत्‌ ।२२ - 
- तदा तु लक्षणो वीरो भगवन्त मुषापितम्‌ । 

.जगश्नाथामुपागम्य समभ्यर्च्ञाप रोऽभवत्‌ ।२३ 
पक्षमात्रांतरे विष्णुजेगन्नाथ उषापतिः ! 

- वरं ब्रूह वचश्चेति लक्षणं प्राहं हसतः ।२४ 
इत्यक्तः सतुतं देवं नत्वोवाच विनञ्रधीः । 

देहि में ताहन॑ दिव्यं सर्वशन्रु विनाशनम्‌ ।२५ 
इति श्रूत्वा जगन्नाथः शक्तिमेरावताटूयजात्‌ः। 

' समुत्पाद्य ददो तस्में दिव्यम रावती मृदा ।२६ 
आइह्यं रावतीं लक्षणो गेहमाययौ । 

स वे परिमलो राजा जगाम च महामतीत्‌ ।२७ 
एतस्मिन्नतरे वीरास्तालनाद्या मदोत्णटाः.। 
सहावती पुरीं प्राप्य दहणुस्त महीपर्तिम्र ।२८ 


CC-0.Panini Kanya Maha:Vidyalaya Collection. 


धुर परी Samaj Foundation Chennai and eGa |” 
 बईबोदाने “| | ४४६ 


इन्द्र क 

यह्‌ श्रवण करके परिमल ने जाकर अपने स्थान में निवास बनाया | 
था ।२२। उस समय.त्रीर लक्षण जगन्नाथ एरी में जाफर उमापति भग- 
चान्‌ की समभ्यचंना में तत्पर हो गया था ।२३। एक पक्ष मात्र के बीच 
में ही उमापति जगन्नाथ विष्णु आकर हषं से उस लक्षण से कहने लगे- 
चर माँग ले (२४ जब उसपे ऐसा कहा गेया तो' विनख बुद्धि वाले 


उसने देव को नमस्कार करके कहा--हे देव ! आप मुझे समस्त शत्रुओं 
के नाश करने वाला कोई परभ दिव्य वाहून प्रदान करें ।२५। यह 


सुनकर जगन्नाथ ने ऐरावत हाथी से शक्तिका सभुत्पादन करके प्रसन्नता 


से उसको दिव्य ऐरावती शक्ति प्रदान कीगई थी ।२६। राजा लक्षण तब 
तो उस ऐरावती पर सवार होकर अपने घर फो चला गया था मौर 


चहू राजा परिमल महाथती को चलः गया था ।२७। इस बीच में तालन. ' 
आदि जो वीर थे बड़े मदोत्कट हुए थे! उन्होंने महावतीपूरी में जाकर 


उस राजा ने वहाँ देखा था ।२८। 
तेन साहू. च महतो प्रीति छुत्वा न्यवासयन । 
मासान्ते च पुनस्ते वे राजानो विनयान्विता: ।२८ 
ऊचस्त श्युण भूपाल वय गच्छामहे पुरीः । 
तदा राजापि ताग्प्राह सर्वान्क्षितिपतीनथ। 
दत्वांधिकार सुच्रश्‍्यस्तदाऽऽयास्यामि वोऽन्तिकस्‌ ।३० 
तथेत्युक्तास्तु ते राजा स्वहे पुनराययूः। 
सानुजो देश राजस्तु द्विजेभ्युः स्वपुरः ददौ ।३१ 
पुत्र ञ्यस्तालनो वीरो ददो वाराणसीं पुरीम्‌ । 
अलिकोल्लामतिः काल! पन्नः पुष्पोदरी वरी ।३२ 
करीनरीं सुललितस्तेपाँ नामानि वे क्रमात्‌ । 
हो ढौ पुत्रो स्मृतो तेषां पितु स्तृल्य पराक्रमौ ।३३ 
स वै पुश्राक्षया शूरस्तालनो राक्षसप्रियः । 
यातुधानमयं देवं तुष्टाव म्लेच्छापूजनेः ।३४ 
तथा बसुमनः पुत्रौ भूपती देशवत्सजी । 


शक्र सूर्य्यं समाराष्य कृतकृत्यो बभुवतुः ।३५ 
CC-0.Panini Kanya MahaVidyalaya Collection. 


४५००प]2९१ by Arya Samaj Foundation Chennai and (०ा्धज्लिष्य पुराण 

. उसके साथ बड़ी भारी प्रीति करके वहाँ पर ही निवास बना लिया 
था । मास के अन्त में फिर वे विनय युक्त राजा लोग कहने लगे 
हे भूपाल ! सुनिये, अब हम पुरियों को जाते हैं । तब तो बह राजा भौ 
उस समस्त क्षिति के स्वामियों से बोला --मैं अपने पुत्रों को अधिकार 
देकर तब आपके'समीएमें जाऊंगा ऐसा ही हो-पह कहकर वे समस्त 


राजा लोग अपने घर में फिर आगये थे । अपने अनुज के सहित देवराज 
ने तो हिजों के लिए अपने पुर को दे दिया था। वीर तालस से पुत्रों के . 


लिए वाराणसीपुरी दे दी थी। उनके नाम अलिकोस्लामति-फालपत्र- 
पुष्पोदरी वरो-करी नरी को सुललित ये क्रम से थे । उनके दो-दो पुत्र 


बताये गये हैं जो पराक्रम में अपने पिताजी के ही समान थे । राक्षसों 
के प्यारे शूर तालन के पुत्र की आज्ञा से म्लेच्छ पूजनों के हारा यातृ- 


'धानमय देवकी स्तुति की तथा वसुमान के पुच राजा देवबत्सलसे अर्थात्‌ . 
` इन दोनों ने इन्द्र सूयं की आराधना थी और कृतकृत्य हो गये ।२६-३५ 
सिंहिनी नान वडबां या तु दत्ता भयानका । 
आरुह्य बलवाञ्छरो गमनाय सनो दधौ ।३६ 
पंचशब्दं महानागमिन्द्रदत्त ममोरमय्‌ । 
देशराजस्तसा रहय गुमनाय मनो दधे ।३७ 
हयं पपीहक सूर्यदत्त' नरस्वरस्‌। 
बत्सराजस्तमारुह्य यमनाय मनो दधे । ३८ 
रय शूराः समागम्य नगरी ते महावतीम । 
ऊषुस्तत्र महामानो वहुमानेन संस्कृताः ।३३ 
सेनापष्टिसहंख्न तत्त षां स्वामी सतालनः। 
मंत्रिणौ भ्रातरो तौ च नपतोश्चन्द्रवंशिनः ।४० 
.. तर्वीरं रक्षितो राजा कृतक्कत्यत्वमागतः ।४१ 
सिंहिनी नाम वाली बड़त्रा पर जो भयानक दीगई थी बलवान शूर 
बढ़कर जाने के लिए मन वाला हुआ था अर्थात्‌ उसने बडवा पर चढ़कर 


जाने कं मन दिया था ।३६। इन्द्रदेव के हारा दिया हुआ पंच भब्द 
_ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


राजवत्सराज रि | 
देव | त्त राज ववाह sala Foundation Chennai and eGanbotns 4 


महानाग था जो बहुत सुन्दर था देवराज ने उस पर सवार होकर गमन 
करने के लिए मत में विचार किया था।३७। सूर्यदेव के द्वारा दिया 
हुआ नरस्वर पपीहक नाप वाला अश्व था । वत्सराजसे उस परं आरो- 
इण करके गमन करने का मन किया था ।३८। तीनों शुर वे महावती 
नगरी में आकर बहुमान ने सत्कार किये गये महात्मा वहाँ निवास करने 
लगे थे ।३४। वह साठ हज़ार सेना थी जिसका स्वामी वह तालन हुआ 
था और चन्द्रवंश वा राजा के वे दोनों भाई मन्त्री हुए थे ।४०। उन 
वीरों के द्वारा रक्षा किया गया राजा सफलता को प्राप्त हुआ था ।४१। 
` । देशराजवत्सराज विवाह 

कालियं तो पराजित्य भ्रातरो नुपसेवकौ । 

गतौ गोपालके राष्ट्रे भूपतिदलवाहनः। 

सहस्नचंडिकाहोमे नानाभूपसमागमें। 

गुहीतौ महिषो ताध्यां भूपरन्येच्चदुज्जंयो ।२ 

पुवे हि .नृपकन्थाश्यां प्रत्यहं वधन गतौ । 

तो सम्पूज्य विथानेन ददौ ताभ्यां च कन्यके ।३ 

देवकी देभराजाय ब्राह्मी तस्यानुजाग ब। 

दंदौ दुर्गाज्ञया राजा रूपयौवनशालिनीम्‌ ।४ 

लक्षावृ्ति तथा वेश्यां गोततुत्यविशा रदाय । , 

कन्ययोश्च सखीं रम्यां मेघमल्लाररागिणीस्‌ ।५ 

शतं गजान्रथान्एच हयांइचवसहस्रकान्‌। 

चत्वारिशच्चशिविकाः प्रददौ दलवाहनः ।६ 

बहुद्रव्ययुता कन्यां दासदाभीसमस्विताम । 

उदुह्य बेदविधिना प्रापतुश्च महाततीमु ७ ल 

इस अध्याय में देशराज, वत्सराज के विवाह के वृत्तान्त का वणन 

किया जाता है । सूतजी ने कढ! नूप के सेवक वे दोनों भाई कालिय 
का पराजित फरके गोपालझ राष्ट्र में गये जहाँ दलवाहन भूपति था ।१ « 


NPI ० -> की CSRS TS Ee कर 2३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


3] itized by Arya Samaj Foundation Chennai २० 
४५२ | वृष्य पुराण 


वहाँ सहस्र चण्डों के होम में अनेक भूपों का समागम हुआ था,उन दोनों 
ने महिषों को ग्रहण किया कि जो महिष अन्म राजाओं के द्वारा बहुत ही 
दुजय थे ।२। पहिले नुग को कन्यामों के द्वारा प्रतिदिन बन्धन को 
प्राप्त हुए फिर उन दोनों को भली भाँति पूजन करके उन दोनोंके लिए | : 
दोनों कच्यायें विधि-विधान में दान कर दी थीं.।३। देवकी नाम वाली 
कन्या देशराज की और उसके छोटे भाई को ब्राह्मी नाम वाली कन्या 


दान कर दी थी । राजा ने रूप, यौवन से सम्पन्न कन्या फो दर्गा देवी 
की आज्ञा से दे दिया था ।४। लक्षावत्ति नाम धारिणी नाम वेश्या को 


, जो गान नृत्य में बड़ी पंडित थी और मेध मल्लार राग याने वाली एवं 
परम सुन्दर को अपनी दोनों फन्याओ की सखी बनाकर दे दिया था ।३ ` 
एक सो हाथी पांच रथ एक सहस्र अश्व, चालीस पालकी भी दलवाहन 
राजा ने दहेज में दिये ये ।६। बहुत अधिक ध॑न से युक्त तथा दास और 
ढासियों से समन्वित कन्या का वेद की. विधि से विवाह करके वे दोनों 
महाबली नगरी में प्राप्त हो गये थे ।७१ 
मलना तां वधूदृष्ट्वा तस्ये ग्रे थेवकं ददो-। 
ब्राह्मये षोडशश्यु गार तथा द्वादशभूषणम्‌ ।८ 
राजा च परमानन्दा देशंराजायशूरिणे । 
ददौ दशपुरं रम्यं नानाजननिषेषितम्‌ ।2 
ऊषलुस्तश्र तौ वीरौ राज्यभान्यो महाबलौ । 
एतस्मन्निन्तरे जातो देवसिहा हराज्ञया ।१० 
आते तल्मिन्कुमारे.तु देवकी गर्भमादधौ । 
दासश्र ता पतेदंवी सुषुवे पुत्रमजितम्‌ ।११ 
गौरागं कमलाक्ष च दोप्यमानं स्वतेजसा । 
तदानंदमयो देवः शक्रः सुरगणेः सह ।१२ 
शंखशब्दं चकारोज्यूर्जयशब्द पुनः पुनः । 
दिशः प्रभुल्लिताश्चसन्यहाः सर्वे तथा दिवि ।१३ 
आवाता बहवो विप्रा वेदशास्त्रपराथणाः । - 
, चङ्ग स्ते जातकर्मारय नामकम तथाविधम्‌ ।१४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


देशराज राजाह shmaj Foundation Chennai and eGafgo!r४ ५,३ 
मलगाने उस परम सुन्दरी वधू को देखकर उसे य॑ वेथक (गरदन में 
पहिविमे का आभूषण) दिया घा! ब्राह्मी फो सोलह शू मार तधा बारह 
भूषण दिये थे ।८। ओर राजा से परम आनन्द वाला होकर “देश राज 
शूर के लिए नाना प्रकार के जनों से निवेदित परम तुन्वर दशपुर दे 
दिया था ।३। वहां पर वे दोनों वीर जो महान्‌ थे राजा के अतिमान्य 
होते हुए र्दा करते थे । इसरो बीच में शिव की भाज्ञा से देवसिह ने 
जन्म धारण किया था । पति की दास थता देवी ने एक अजित पुत्र 
का प्रसव किया था ।११। वह पुत्र और अंग वाला 'कभल के सहश 
नेन्नों वाला अपने तेज से दीप्यमान था । तब तो इन्द्र देवी के सहित 
परम आनन्द से पूर्ण हो गये ये । शंख की ध्वनि की थी ओर बार-बार 
, जय शब्द हो रहा था । समस्त दिशाये उस समय बहुत हो प्रफुल्लित 
थीं तथा स्तर्ग में समस्त ग्रह भी अफुल्लित हो रहे ये ।१३। उतत आनन्द 
के समारोह के नवसर पर बहूत से वेदों ओर शास्त्रों में पुणं परायण 
विप्र आये भोर उन्होने इस कुमार का जातकमं एवं नामकमं किया 
था ।१४। 9 9235 


रामांश तं शिशु ज्ञात्वा प्रसन्नवदनम्‌ शुभस्‌ । 

` भाद्रकृष्णतिथो षष्ठया चन्द्रवारेऽरुणोदये ।१५ 
सञ्जातः कृत्तिकाभे च पिठूबोशयस्करः। 
अहलादनाम्ना हयंभवत्प्रश्रितश्य महीतले ।१६ 
मासान्ते च सुते जाते ब्राह्मो पुत्रनजीजनत्‌ ।. 

. घमंजांश तथा गोरं महाबाहुः सुवक्षसम्‌ ।१७ 
तदा च ब्राह्मणाः सबं हृष्टा बालं शुभाननम्‌ ॥ . 
प्रसञ्चवदनं चारु पद्मचिसनपदस्थितस्‌ ।१८ 
तेद्विजेश्ण कृतो नाम्ना बलखानिमंहावलः । 
वर्षान्ति वत्सजे जाते मूलगंडान्तसभवः।१५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


डप्‌ Digfized by Arya Samaj Foundation Chennai 2११ ०० पुराण 


चामुण्डो देवकिसुतो निजवंश भयंकर: । 

जनितारं ततस्त्याज्य इस्यूचुदिजसत्तमाः । 

न तत्ताज सुतं राजा बालत्बेऽपि द्वापरः ।२० 

त्रिवर्षाते तस्मिन्बलखानो सुते शुभे । 

शूद्रयांजातः शिखण्डयंशो रूपणे नाम विश्व तः ।२१ 

. उस शिशु का राम का अण, प्रसन्न मुख वाला शुभ जानकर जो . 

कि भाद्रपद मास के कृष्णपक्ष फी पण्ठी तिथि में चन्द्रवार के दिन कृत्तिका 
नक्षत्र में अरुणोदय के समय में समुत्पन्न हुआ था पिता के बंश के यश 
के बढ़ाने वाला था उसका नाम आल्हाद हुआ था जो महीतल प्रश्रित 
था ।१५-१६। मास के अन्त में सुत के उत्पन्न होने पर ब्राह्मी ने भो. 
' पुन्न को जम्म दिया. था । यह धर्मन का अश और वर्ण वाला, महान 
बाहुओं से युक्त और सुन्दर वक्षःस्थल बाला या ।१७। उस समय समस्त 
ब्राह्मणों ने शुभ मुख में युक्त पद-में पदुम का चिन्हं धारण करने वाले 
सुन्दर बालक फो देखकर उसका नाम महावल बाला बलखानि रखा 
था । वपं के अन्त में वत्सज के उत्पन्न होने पर मूलगण्डान्त में जन्म लेने 
बाला घामुण्ड देवकी का पुत्र अपने वंश में भय करने वाला है । तब 
ब्राह्मणों ने पिता से कहा -वह.तो त्थागने के योग्य हे । बच्चे के 
बालकपन पर दथा में परायण राजा ने पुश्र का त्याग नहीं किया था 
।१८-२०। तीन वर्षो के अन्त भें जब कि अह बलखानि सुत शुभ हो 
गया तो शूद्रा में शिखन्डी का अण उत्पन्न इआ था जिनका नाम रूपिण 
प्रसिद्ध था ।२१ 

' वत्सराजौ ययो देशे गुजरे च मदालसाम्‌ । 

स सुतां च स मादाय दिने मस्मिन्समातः।२२ 

प्राप्त तास्मन्वत्सराजे जम्बुकः स्वबले बृं ता । 

सप्तसक्षेश्च संप्राप्ती बाहुशाली जितेन्द्रियः ।२३ 

रुरोध नगरी सर्वा राज्ञः परिमलस्य वे । 

चिलक्षेश्छ माहावत्ये साद्ध' तौ जम्मतुः पुरात्‌ ।२४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


देशराजह्हा्सअवजकताह5]0] 00046 Ghennai and eGangoff ४५५ 

महिष्मतेः सप्तलक्षे साद्व युद्धमभुन्महृत । 

निरात्र' दारुणं घोरं यमरष्ट्रविव नस्‌ ।२५ 

शिवस्य वरदानेन भ्रात्रोर्जाब्र पराजय। । । 

चद्धा ता जम्बुको राजा लुटयित्वा महावतीस्‌ ।२६ 

बेश्या नक्षारति तस्य तं हतं तदृगज तथा । 

प्र वेयकं तथा हारं सणिरत्नविभ्रूतिम्‌ ।२७ 

गुहीत्वा नगरी सर्वा भस्मयित्वा ग्रहययों । 

ये गुप्ता भूतले शूरास्ते शेषाश्च इंदाऽभवन्‌ ।२८ 

वत्सराज गुर्जर (गुजरात) देश में गया था और उस दिन में बह. 
मदालसा सुता को लेकर आया था ।२२। उस वत्सराज के आ जाने पर 
` जस्बुक नामधारी अपनी सेनाओं से युक्त होकर जो कि संख्या में , सात 
लाख या साथ वहा. प्राप्त हो गयो था । यह बाहुशाली और जितेन्द्रिय 
वीर था ।२३। इसने राजा परिमल को नगरी को घेर लिया था । वे 
दोनों तीन लाख माहावत्यों के साथ पुर से गये थे ।२४। उनका माहि- 
षमत सात लाखों के साथ महान्‌ युद्ध हुआ था । वह युद्ध तीन रात्रि 
तक बहुत ही घोर दारुण ओर यमराष्ट्र के वर्धन करने वाला हुआ था 
।२५। भगवान शिव के वरदान के कारण दोनों भाइयों का पराजय हो 
गया था । जम्बुक राजा ने उन-दोनों को वॉप्रकर तथा महावती को 
लूट करके उसकी लक्षारित वेश्या को, उस गज ओर प्रणि तथा रत्नों 
से विभूषित प्रवैयक हारं को ग्रहण करके एक समस्त नगरी को भस्म 
कराकर वह अपने घर को चला गया था । जो शूर भूतल में छिपकर 
रक्षित रह गये थे ने ही समय पर शेष रहे थे ।२६-२८। 

दुर्वेषु यानि रत्नानि तानि प्राप्य मुदा ययौ। 

लु'ठिते नगरे यस्मिन्देवकी गर्भमुत्तमम्‌ ।२४ 

कृष्णांण सप्तमास्यं हि चादधाददे बत्तप्रिया । 

ज्ञात्वा कुलाधमं चामुण्ड देवकी सती ।३० 


Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४५६ ] [ घविष्य पुराण 
Digiti र py Arya Samaj F स्था Chennai and eGangotri 
कल्क्षेत्र समागम्य कालदा तमपातयंत । 


योजनान्ते गते तस्मिन्मही रापुरोहितः ।३१ 

सामन्तो नाम तं ग्रुहय श्वशुरालयमाययौ । 

जातस्तु दशमासा्ते रात्रो घोरतमो बते ।३२ 

भादकृष्णाष्टमोसोम्ये ब्राह्मनक्षत्रसंबूते । 

प्रादुरासीञ्जगन्नाथो देवक्यां ख महोत्तमः ।३३ 

ण्यामांगः स च पदुवाक्ष इद नोलमणिद्य ति! । 
, विमानानां सहु्नाणां प्रकाशः समजायत ।३४ 
. विस्मिता जननी तत्र इष्ट्वा वादं तमद्भुतम्‌ । 

नगरे महाश्चर्ये तातं सर्व समाययुः । २५ 

दुर्गों में जितने भो रत्न वहाँ उस समय में.थे: उन सबको प्राप्त 
करके वह प्रसन्नता से गया था । उस नगर के लुण्ठित हो जाने पर देवतों 
को प्रिया देवको ने सप्तमास्य कृष्ण का अश उत्तम गर्भ धारण किया 
था सती देवकी ने कुल का अधम चामुण्ड पुत्र फो जानकर उसमें कल्प 
क्षेत्र में जाकर उसको कालिन्दी (यमुना) नदी में गिरा दिया था । एक 
योजन पर्यन्त उसको नदी में बहकर चले जाने पर महीराज के पुरोहित 
ने जिसका नाम पापन्त था उसे ग्रहण कर लिया और वह अपनी शवशु- . 
राल में आगयां था । दश मासों के अन्त हो जाने पर जब कि धोर अन्ध- 
कार से समावृत राभि का समय था उस वक्त मे भाद्रपद मास की कुष्ण 
पक्ष की सोम्प अष्टमी तिथि के दिन जो कि ब्राह्म नक्षत्रै से युक्त थी 


महाब्‌ उत्तम जगत्‌ का नाथ देवकी के प्रादुभूत हुआ था ।२६-३३। 
इसका अय श्याम चण का था, नेत्र पद्म के समान सुन्दर थे और इन्द्र 
नील, माण के समान यति थी । उस समय सहस्नों विमानों का प्रकाश 


. उत्पन्न होगया था।३४। बालक को साता इस प्रकार के परम अदभुत 
शिशु को देखकर अत्यन्त विस्मयः से भर गई और समस्त नगर में महान्‌ 


ट आश्चयं छा गया था । सभी लोग उपे देखने के लिए आये थे ।३५। ' 
उदयः किमद्दो जातो देवानां सूर्येरूपकः । 
इत्यायश्चय्पंजुजां तेषां वागुवाचाशरीरिणी ।३६ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


देशूराजवत राज याद वी Chennai and eGangotri | 

कृष्णांशो भूतले जातः सर्वाचम्दप्रदाथकः । 

स नाम्नोदययसिह हि सर्वेशन्रु प्रका शह -।३७ ` 

इत्याकाशवच्ः श्र रघा ते परं हुषेभायथुः । 

` यस्मिन्काले सुतो भातस्तदा च मलना सती ।३८ 

श्यामांग-सुन्दर वालं संदेलक्षणलक्षितस्‌ । 

सुषुवे परमोदारं फःल्गुनांशिवाञ्चया ३४८ 

तदा तु नगरी सर्वा हर्षभूता वभूव ह॒ । 

बष्ठाहूनि सुते जाते ब्रह्मानम्दगुणाकरे ।४० 

ब्राह्मी तु सुपुवे पुत्र' पार्षदांशं भहावलम्‌ । 

श्यामांयं कमलाक्ष च हढस्कर्धं महाभुजम्‌ ।४१ 

ब्राह्मणाश्च तदागत्प जातकर्म ह्यकारयत्‌ । | 

सुखखानिहिजर्नाम्ना कृतस्तु गणकोत्तमः ।४२ 

` सबको आश्चर्य हो रहा था कि क्या यह देवों का सूयं रूप वाला 
कोई उत्पन्न हुआ! है या सूर्य कः हो यहे उदय हो गया हे, इस प्रकारके 
आश्चयं करने वाले उन सबके आगे बिना शरीर वाली आकाश से एक 
वाणी ने कहा ।३६। यह कुष्ण का अश इस भूतल में उत्पन्न हुँआ हे 
जो कि सबको आनन्द के भदान करने वाला है । वह नाम से उदयसिह 
जो कि समस्त शन्रुओं के प्रकाश का इनन करने वाला है ।३७। इस 
प्रकार की आकास से होने वाली बाणी को सुनकर वे सव परम प्रसन्न 
हुए थे । जिस समय में यहु सुत उत्पन्न हुआथा उसी समय सती मलमा 
न एक श्याम अङ्ग वाला, अति सुन्दर, समस्त शुभ लक्षणों से समन्वित, 
परम उदार फाल्गुनांश बालक को शिव की आज्ञा से प्रसव किया था 
।३८-३८। उस समय में समस्तं नगरी हुप से भर गईं थी । सुत के जन्म 
के छठे दिन में जो कि ब्रह्मानन्द गुण का आकार था ब्राह्मी ने पाषंद का ' 
अ'श महान्‌ बल वाले पुश्र को उत्पन्न किया था ग्रह पु भी शयाम 
भङ्ग वाला, कमलाक्ष, हृढ़ स्कन्ध वाला और महाभुज था ।४०-४१। उस 
समय ब्राह्मणों ने आकर इसका जात कमं कराया । उत्तम गुणोंके कारण 
ब्राह्मणों ने इसका नामकरण करके सुख खामि नाम रखा ।४२।' 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४४७ 


४५८ ] क [ भविष्य पुराण . 
द करमेग 998) जाला, दवस म डर] दिल 

तेषां काली महच्छू छा पितृमा तृप्रियकुरी ।४३ 
तृतीयाब्दे वय: प्राप्त कृष्णांशवलवत्तरे । 
शक्रस्तदशनकांक्षी हयारुढ़ो जगाम हु ।४४ 
क्रीडन्स चन्दनारण्ये कृष्णांशो भ्रातृभिः सह । 
नभस्य पुरष ष्ट्वा सहुखाक्ष जहाम व ।४५ 
अशिनो हरिणी दिव्या उच्चः श्रवसमन्तिके । 
गत्वा गमंमुमादाय स्वगेहं पुनराययौ ।४६ न्‍ 
वर्षान्तरे च सुपुत्र कपोतं तनय॑ शुभस ` 
पञ्चाब्दे च जमायाते विद्याध्ययनमास्भिताः [४७ 
ब्राह्मणं शिवशर्माणं सवेविद्याविशारदम्‌ । A 

| स्वभक्त्या सेवनं कृस्वा ते चक्रवेंदपाठिकासु ।४८ 
अष्टाब्दे चव कृष्णांशो नामपन्नाद्रिकां क्रियासु । 
लिखतां बालकाचा च कृष्णांश: श्रे छतामगात्‌ ।४३ 


_ क्रम से ये बालक. बड़े होने लगे जो कि समस्त लोको कि कल्याण: 
के करने वाले थे! उनकी काली महान्‌ श्रेष्ठ और पिता-माता की प्रियं- 
करी थी ।४३। बलवत्तर अर्थात्‌ अधिक बलवान्‌ कुष्णांश से तीन वषं , 
की अवस्था पा जाने पर वहाँ पर इन्द्रदेव उसके दर्शन करने की इच्छाः 
वाला होकर अश्व पर सवारी करके गया.या ।४४। वह कृष्णांश बालक 
चन्दन के बन में अपने भाइयोंके साथ कीड़ा करते हुये आकाश में स्थित 
सहुत्न नेत्रों वाले पुरुष को देखकर बहुन हँसा था ।४५। दिव्य हरिणी 
अश्विनी उच्च-अवा के पास गई और उससे गभं धारण करके फिर अपने 
घर को चली आई थी ।४६। एक वषंके होजाने पर ये विद्या के अध्ययन 

` करने पर आस्थित हुए थे ।४७। समस्त विद्याओं के महान्‌ पंडित शिव 
शर्मा नामक ब्राह्मण को अपनी भक्ति से सेवा करके इन्होने वेदों की 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection." 


mmm 


कुष्णांशं/ व्यरिंत “कर्णेतेश्ष॥२] ०00 Chennai and eGangotri | ४५६ 


पाठिका को थी ।४५। आठ वर्ष की अवस्था में कुष्णांश ने नाम- तथा 
पत्र आदि लिखने की क्रिया को पूर्ण कर लिया था । जो बालक लिखने 
वाले थे उन संवमें कृष्णांश ने श्रेष्ठता प्राप्त की थी ॥४८! 


। कृष्णांश अरितंबर्णनस्‌ । 


नवभाव्दं ववः छृत्णांशो बलवत्तरः । 
` पठिष्वान्वीक्षिका विशां चतुः षष्ठिकचा रस्तथा ।१ 
घमंशास्त्र' तथेवापि सवंश्र छो वभूव हृ । 
लस्मिन्काले भुगश्र छठ महीरांजो नुपोत्तमा ।२ 
करार्थं प्रेषयामास स्वसंन्यं च महात्रतीस । 
ते दे लक्षं महाशराः सर्वेशस्त्रास्च् घारिणः ।३ 
` ऊचुः परिमलं भूपं शुणु चन्द्रकुलोद्‌भव । 
सर्वे च भारते वर्षे ये राजानो महाबला::।४ 
षोडश करमादायास्मद्राजाय ददाति वे । 
भवान्करे हि तस्यव योग्यो भवति सांप्रतस्‌।५ 
अद्यप्रभूति चेदाग्र तस्म दद्यात्करं न हि। | 
मही राजस्य रौद्रास्त्र क्षयः यास्यति सैनिके ।६ 
थे भूपा जयचन्द्रस्थ पक्षयास्ते हि तद्भयात्‌ । 
'ददते भूमि राजाय तन्मानसत्क्ृता ।७ 
इस अध्याय में कृष्णांशके चरित्र झा तथा राजाओं को करद बनाने 
के वृत्तान्त का वर्णन किया जाता है सूतजी ने कहा -जव कुष्णांश को 
सो बष की आयु हो गई तो वह अधिक बलवान्‌ हो गये थे । उन्होंने 
आन्विक्षिकी विद्या,चौंसठ कलायें, घमं शास्त्र यह सव पढ़ तया सोख लिया 
था और वह सर्वेश्रेष्ठहो गयेथे । उस समयमे हे भुगुश्रेऽठ! नृपो में उत्तम 
मही राजे अपनी: सेना महावती परो में कर यहण करने के लिए पेजों 


anya Maha Vidyalaya Collection. 


२६० |. भविथ्य पुराण 
tized by Arya Samaj Foundation Chennai and,eGangotri 


थी । उत शीना में एक लाख गडान्‌ शुश्बीर थे जो समस्त शस्त शर 
अस्त्रो के वारण करने वाले थे ।१-३। उन्होंने यहाँ, जाकर परिमल 
राजा से कहा--हे चन्द्रकुल में समुस्पन्न होने बाले राजम्‌ ! सुनो, इस 
समस्त भारतवषं में जो भी मह बलवान्‌ राजा लोग हूँ वे सव छठवां 
अ'श कर लेकर हमारे महाराज को बिया करते हैं अप भी उसी प्रेकार 
, से इस कर के अव देने के योग्य हैं ।४-५।.यदि अब से लेकर जो भी 
हमारे महाराज को कर नहीं देंगे तो वे महीराअ महाराज के रोद्र 
अस्त्रों के द्वारा सैनिकों से क्षय, को अवश्य ही प्राप्त हो जायेंगे ।६-७। 
` इति श्युत्वा स नृपतिस्तस्म राज्ञे महात्मने । 
करं षोडशमादाय ददौ प्रोतिसमन्वितः ८ 
दशलक्षमितं द्रव्यं ग्रहीत्वा ते समाययः । 
'मही राज प्रसन्नात्मा पूववेरमपापरत्‌ ।२ 
तदा ते लक्षणूराएच कान्‍्यकुब्जमुपायय: । 
जयचन्द तु.नत्वोचुः शृणु लक्षणकोविदः ।१० 
पुथ्वीराजो महाराजो दण्ड: स्वत्त! समिच्छति । 
इत्युक्तस्तेवेष्णवास्त्री लक्षणास्तानु नाच हृ ।११ 
मदुदेवे मण्डलिकाश्च बहबः संति सांप्रतञ्च । 
_ भूमिराजो मांडलिकों मयि जीवति मा भवेत्‌ ।१२ 
. इत्युक्रवा दंष्णावास्त्री ता्क्र ड़ः स च समावधत्‌ 
तदस्त्रज्ज्वालतः सबं भयभीता भदुद्रव; !१३ 
महो राजस्तु. तच्छुत्वा महदभापमुपागमत्‌ । 
दशाब्द च वयः प्राप्ते कृषणांशे मल्लकोदिदे ।१४ 
यह उन सेनिकों से श्रवण कर उस राजा परिमल ने छठचा भाग 
कर लाकर महात्मा महीराज के लिए प्रीति से युक्त होकर दे दिया था 
।८। उन्होने दश लाख प्रमाण का द्रव्य लेकर फिर वे वहाँ से चले आये 
थे और महराज परम आत्मा बाले होगएं तथा उन्होंने महिला को और | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chenriai and eGangotri 
कृष्णांश चरित वर्णन य्‌ ] [ ४६१ 


था वह भी दूर कर दिया था (5) फिर उत्त समय वे एक लाख 
शुरयीर कान्यकुब्ज देश में चले गये थे । उन्होंने जयचन्द्र को नमस्कार 
करके कढ़ा--हे लक्षणों के ज्ञाता वि व! सुनिए ।१०। महाराअ-- 
पृथ्वीराज आप से दण्ड लेने की इच्छा करते हैं। इस प्रकार . उनके 
हारा कहा गया चहु वष्णव अस्त्र वाला लक्षण उनमें बोला-११। मेरे 
देण में इस समय बहुत से मण्डलिक हैं । मेरे जीवित .रहते हए 
भूमिराज माण्डलिक नहीं होगा ।१२। यछु कहकर उसने कद्ध होकर 
उनके प्रशि बैष्णवास्श्र फो धारण किण था । उस अस्त्र की उवालाओं 
से समस्त भयभीत होकर वहाँ से भाग गये थे । १३। महींराज को 
यह्‌ वृतान्त शवण कर वड़ा सारी भय उपस्थित होगणा था.। मल्लों के 
परम पण्डित कृष्णांश जब दश वर्ष की अवस्था में प्राप्त होगये तो उस. 
समय में वहां बहुत से मल्ल विद्या के विहान आये थे ।१४ 

नानासल्ला समाजग्मुस्तनः राज्ञ व संस्कृता: । 

नेषां मध्ये स कृष्णांशो बाहुशाली वभूव ह ।१५ 

उर्वीयाध्षिपतेः पुत्र: पोडशाब्ददवया वली । 

शतमल्लश्च सहित: कदाचित्स समागतः ।१६ 


पितृष्वसायति भूपं नत्वा नाम्माऽभयो बली । 
उवाच श्डुणु भयात्‌ कृष्णोब्यं सदमत्तरः।१७ 
तेन साद भवेत्मल्लयुड् सम नपोतम । 
`इति वचूसम वाकयं श्रत्वा राजा भयातुर: ।१८. 
` उवाच श्यालज प्रेम्णा भवान्युद्धविशारदः। 
अष्टाव्दोऽयं सुतः स्निग्धो मम प्राणसमो भविः ।१९ 
_ अव्यमल्लेभंदीयेक्च सांड योग्यो भवान्रणे ।२० 
` इतिश्च त्वा नृपः श्यालो महीपतिरिति स्मृतः 
स॒ तमाह रूहाविष्टी दालोऽयं वलवत्तरः २१ 


उस राजा के द्वारा सत्कार पाने वाने वहाँ बहुत सारे मल्ल, उप- 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


प ष्य पुराण 
४६२ Dhitized by Arya Samaj Foundation Chennai 5 ७(भैविष्य डु 


स्थित हुये थे । उन सबके मध्य में कृष्णांश को बाहुशाली हुँए थे ।१५। 
उर्वीयाधिपतिका पुत्र जो सोलह वर्षकी अवश्थामें वाला अत्यन्त वलवान्‌ 
था, किसी समय में एकसो महलों के सहित वहाँ पर आ गया था ।१६ 
. पितृष्वसा के (भूआ के) पति राजा को प्रणाम करके अभय नामधारी जो | 
बलि था, वह बोला-हे भूपाल ! सुनिये,-यह कृष्ण अधिक मद वाला 
है। हे नुपोत्तम ! उसके साथ मेरा मस्ल युद्ध होना चाहिए । इस प्रकार 
के वज्ञ के समान बचनों के श्रवण करं राजा भय से आतुर होयया था 
।१७-१८। फिर उस राजा ने. अपने साले के पुत्र से प्रेमपूर्वक कहा--- 
झाप तो महल युद्ध के महा पण्डितं हैं । यह आठ वर्षं का स्नेह पाच 
भूमि में प्राण के समान प्रिय पुत्र हैं । कहाँ तो आप बज के तुल्य शरीर 
वाले हैं और कहाँ यह अत्यन्त कोमल मेरा पुत्र है। आप दोनों में बहुत 
बड़ा अन्तर है । पेरे अन्य बहुत से मल्ल उपस्थित हैं उनके साथ मल्ल 
युद्ध करते के लिए आप योग्य होते हैं ६ बै:२०। यह सुंनकर वह राजा 
महीपति नाम से कहा जाता है, श्याम था उससे क्रोध से भाविष्ट होकर 
कहा कि यह बालक अधिक बलवान्‌ हे ।श१ | 

श्युणु तत्कारणं भूप यथा ज्ञातो भया शिशुः । 

आगस्कृत महीराज मत्वा सतिलकः सुतम्‌ २२ 

पंडितांशच समाह य मुहुतं पृष्ठवान्मुदा । 

गणेशो नाम मतिमाङजयोतिशशास्त्रविश्ञारदः ।२३ 

लक्षणं वचनं प्राह महीराजमनुत्तमम्‌ । 

शिबदत्ततंरो राजन्कुवेर इव सांप्रतम्‌ ।२४ 

कृषणांशस्तस्य योग्योऽयं देशराजसुतोऽब्र रः ¦ 

नान्तोऽस्ति भूतले राजन्सत्यं सत्यं ब्रबोम्यहस २५ 

तच्छू_त्वा लक्षणो वीर: पूर्व वहिष्मतों प्रति । 

कल्पक्षेनं दक्षिणे च भूमिग्रामं तु पश्चिमें ।२६ ` 

उत्तरे नमिषारण्यं स्वकोयं राष्ट्रनादतः | 

अतः धरे ष्ठ: कुमारोऽयं कान्यकुव्जं मप्रा शतः ।२७ 

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
कृष्णांश चरित्र वणनम्‌ ] र [ ४६३ 
नागोत्सवे न भूपाल पंचभ्या च नमस्सिते । 
हश्यमात्र' कुमारोगं तस्माद्योग्यो हय य॑सुतः ।२८ 
हे भूप ! मैंने जिस तरह से उस बालक को समझा है वह कारण 
आप अवण करिये । सतिलक ने सुत महीराज को आगस्कृत मानकर 
उसने पण्डितों को बुलाकर बड़ी प्रसन्नता से युहृत्त पुछा था । गणेश 
नामधारी एक परम बुद्धिमान्‌ और ज्योतिष शास्त्र का महा पंडित था। 
उसने श्रेष्ठ महीराज के विषय में लक्षण से यह वचन कहे थे-हे राजन्‌ ! 
यह शिव के दिये हुए वरदान वाला है इस समय कुवेर के समान स्थित 
है ।२२-२४। यह कृष्णांश उसके योग्य हैं और देशराज का अवर पुत्रहै। 
है राजन्‌ ! भूतल में अन्य नहीं है यह मैं परम सत्प कह रहा है ।२५। 
यह क्रवण कर वीर लक्षण ने पूर्व में बहिष्मती के प्रति दक्षिण में कल्य 
क्षेत्र, पश्चिम में भूमिग्राम और उत्तर में नैमिषारण्य अपना राष्ट्र: 
धारण किया था । अतः मैंने यह श्रेष्ठ कुमार कान्यकुव्ज में श्रवण 
किया था (२६-२७! हे भूराल ! नागोत्सत में, नमस्पित पञ्चमी में 
कुमाराँग हश्य मात्र है । इससे यह सुत योग्य है ।२८। 
` इति छात्वा स कृष्णांशो वाक्छरेण प्रपीडितः । _ 
. अभयं भुजयोः शीघ्र' गृहीत्वा सोऽयुधद्वली ।२६ 
क्षणमात्र रणं कृत्वः भूमिध्ये तमक्षियत्‌ । 
अभयस्य भुजो भग्नस्तत्र जातो बलेन वे ।३० 
मूच्छितं स्वसुतं ज्ञात्वा खगहस्तो महीपतिः । 
प्रेषयामास तान्मल्लन्क्ुष्णांशस्य प्रहारणे ।३१ 
रुषाविष्टांश्च ताञ्ज्ञात्वा कृष्णांशो बलवत्तरः । 
तानेकेकं समाक्षिप्य विजयी स बभूव ह॒ ।३२. 
पराजिते मल्लाबले खगहस्तो महीपतिः ! 
मरणाय मति चक्र कृष्णशस्य प्रभावतः ३३ 
ज्ञात्वा तमीहश भूपं वारयामास भूपतिः.! 
` अभयं नीरजं कृत्वा प्रेम्णा गेहमवासयत्‌ । ३४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४६४ Pigitized by Arya Samaj Foundation Chennai nd न्किमिडकापराण 


. नवाद्दांगे च कृणणांशे च हलदाद्याः कुमारकाः । 
` मृशयार्थे दध्षुश्चित्त' तमुच भूपहृति भ्रियस्‌ ।३५ 
यह सुनकर वह कुष्णाश वचन रूपी शरों से अत्यन्त पीडित हो 
-गग्रा ओर भुजाओं में अभय को शीघ्र ग्रहण करके वहू बली युद्ध करने, 
लगा था।२४। एक क्षण भर ही में युद्ध करके उसको भूमि के मध्य 
में फेंक दिया था । वहाँ पर बल के कारण अभय की भुजा भग्न होगई 
'थी ।३०। अपने पुत्र को मुछित जानकर हाथ में खड्ग लेने बाले. : 
महीपति गे कृष्णाँश के प्रहरण झरने के कयं में अत्य मल्लों को भेजा 
या।३१३ रोष में भरे हुए इन्हें जानकर अधिक बलवान ' कुष्णांश ते 
उनमें से एक-एक को समाक्षिप्त करके वही विजयी हो गया या ।३२। 
समस्त मल्लों के रल के पराजित हो जाने पर खड्गधारी मसहींपतति रे 
कृष्णांश के प्रभाव से भरने के लिए अपनी बुद्धि वमा ली थी ।३३। उस 
भूप शो ऐसे विचार संमझकर राजा ने उसका वारण शिया था 
सर्थात्‌ मरने से रोका था! अभय को रोग सहित स्वस्थ बनाकर प्रेम 
के साथ घर में वास करा दिया था ।३४। कृष्णांश के नो वर्ष हो जाने 
पर आहलादिं आदि कुमारों ने मृगया करने पर मतमें विचार छिया 
.था और वे सब प्रिय भूपति से बोले ।३। । 
नमस्ते तात भूपामय सर्वानन्ददायकः । 
अंस्मभ्यं त्वं हयान्देहि मंत्प्रियान्वरुणाकर ।३६ 
इति श्र्‌वा वचस्तेषा वथेत्गुक्त्वा महीपतिः ¦ 
भृतले वसिनो5श्वान्वे दिपानाट्‌ चतुरो वरान्‌ ।३७ 
वदो तेघ्या मुदायुक्तो इरिणोगभसम्सवासु । 
त्वन्सुखेनं श्रतं सुत हरिणा वध्वा यथा ।३८ 
भीष्म सिहाय संप्राप्ता णक्राह वेशतो मुने । 
इदानी धोतुमिच्छामः कुत्तो झातास्तुरगमः ।३९ ` 
दिव्यांगा मगणापश्ना नभस्मरलिलगामिन। 


देशराजेन भूपेन पुरा घर्मयुतेत घे ।४७ ` 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कृष्णांणपद्वजिवानणेतच नी Foundation Chennai and eGangotf ४६५ . 


` सेवनं भास्करस्येव कृतं च द्वादशाब्दिकम्‌ । , 
सेवान्ते भगवान्सूर्यो वर ब्रू हि तमंब्रवीतू ॥४१ 
` प्राहु देव नमस्तुभ्यं यदि देयो वरस्त्वया । 
इयं दित्यमयं देहि नंभस्थलजलातिगम्‌ ॥४२ 
हे तात ! हे भूपोंमें श्रेष्ठतम ! हे सबको आनन्द प्रदान करने वाले ! 
'हे तात ! आपको हमारा नमस्कार है। हे करुणा करने वाले ! आप 
' हमको हमारे प्रिय अश्व दीजिये ।३६। उनके इन वचनों का श्रवण कर 


राजा ने कहा--ऐसा ही होग।। भूतल में वास करने बाले दिव्य तथा 
श्रेष्ठ चार अश्वों को राजा ने हपंसे युक्त होकर उन्हें दे दिया था क्योंकि 


` हरिणी के गर्भसे उत्पन्न हुए थे ।३७-३८। ऋषियों ने कहा--हे सूतजी ! 
आपके ही मुख से सुना है कि हरिणी वडवा शुकदेव से भीष्म सिह को 
प्राप्त हुई थी । हे मुने ! अब हम यह सुनना चाहते हैं कि तुरङ्गम कैसे 
उत्पन्न हुए थे ।३६। जो तुरङ्गम दिव्य अज्धों वाले, भूषणों से सम्पन्न 
और आकाश तथा जल सर्वत्र गमन करने वाले थे ।४०। सूतंजी ने कहा- 
राजा देवराज ने धमंयुक्त होकर पहिले भगवान्‌ भास्कर को सेवा की थी 


और यह सेवन लगातार बारह वर्ष पर्यन्त किया था । सेवा के अन्त में 
भगवान्‌ सूर्यदेव ने उससे कहा था कि मनोर्वाछित वरदान माग लेवे 


।४१। उसने इसके उत्तर में कहा--हे देव ! यदि आपको वरदान देना 
ही.है तो मुझे एक दिव्य अश्व. प्रदान कीजिये जो आकाश, स्थल और 
जल सर्वत्र गमः करने वाला हो ।४२॥ , 

तथत्युक्त्वा रवि: साक्षाद्ददौ तस्म पपिहकंम्‌ । 

लोकान्पति पपीज्ञेयस्तस्येदं. नाम चोत्तमस्‌ ॥४३ 

अतः पपीहका नाम लोकपालनकर्मवान्‌। 

स हयो मदनत्तश्‍्च हरिणीं दिव्यरूपिणीस्‌ ॥४४ 

बुभुजे स्मरवेगेन तस्या जातास्तुरगभाः । 

मनोरथश्च पीताँगः करालः कृष्णरूपक: ॥४५ 

एकयभे समुद्भूतौ शैव्यसुग्रीवकांशकौ । 

` यस्मिन्दिने समुद्‌भूतौ विष्णुजिष्णुकलांशतः ।।४६` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


55 js 2 a Samaj oundation की: i र ह i ०302 
तदा जाता हॅरिष्यारच मेधपृष्पेनल हिकी 0700५०५ 
त्रिन्दुलश्च. सुबर्णांगः सवेतांगो हृरिः नागरः ॥४७ 
दिव्यांगास्ते हि चत्वारः पूर्वं जातः महाबला: । 
पश्नादंशावताराञ्च जातास्तेषां महात्मनाम्‌ ॥४८ 
इति ते कथितं विप्र श्र.णु तत्र कथां शुभाम्‌ । 
भतले ते हयाः सर्व ्राप्तंश्चोपरिभूमिगाः ॥४६ 

. भगवान्‌ रवि ने कहा--ऐसा ही होवे और उसे पपिष्ठक दे दिया 
था । जो लोकों की रक्षा करता है इसलिए वह पापी जानने के योग्य है 
और उसका यह उत्तम नाम इसीलिए या ।४३॥ अतएव पपीहक नाम- 


धारी लोकों के पालन का कमं करने वाला था। वह अश्व बड़ा मदमत्त 
' था, उसने दिव्य रूपं वाली हरिणी का उपभोग किया था। कामदेव के 


बेग से उसके हारा उपभोग करने से उस हरिणी मैं तुरंगम उत्पन्न हुए 
थे | मनोरथ, पातांग, कराल और कृष्ण रूपक ये इन तुरङ्गमों के नाम 
थे ।४४-४५। एक गर्भे में शैव्य, सुग्रीव, काशक उत्पन्न हुए थे । ये उसी 


. दिन हुए थे जिस दिन में जिष्णु विष्णु कलश से समुद्भूत हुए थे । ४६! 
उस समय में हरिणि के मेघपुल्प और बलानक, तिन्दुल, सुवाणा ङ्कश्वेतांग 


हरिनागर ये दिव्य अङ्गवाले महा बलशाली चार पहले उत्पन्न हुए थे 
फिर उन महात्माओं के अ'शावतार हुए थे । हे विप्र ! यह तुमको सब 
बतला दिया है। अब वहा पर शुभ कथा और श्रवण करो । भूतल में 
चे अश्‍व सत्र ऊपर भूमि पर गमन करने वाले प्राप्त हुए ।४७-५६। 


देवभिहाय बलिने ददौ चाश्वं मनोरथम्‌ । 
[दाय करालं च कृष्णांशायेव विन्दलम्‌ !।५ 


ब्रह्मानंदाय पुत्रात प्रददौ हरिनागरम्‌। 

ते चत्वारो हयारूढा मृगयार्थे वनं ययुः ॥५१ 
हरिणीं वडवां शुभ्रां वलखानिः समारुह्‌ । 
तदनु प्रययौ वीरो वनं शिहनिषेबितम्‌ ॥ (२। 
आहला दैनेव शाद्‌'लो हत: प्राणिभयंकरः । 
देवसिहेन सिंहरच सूकरो वलखा निना ॥५३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


शशि न by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
कृष्णश चरितवर्णनम्‌ ] [ ves 


ब्रह्मानंवेन हरिणी हतस्तत्र महावने । 
मृगाः शतं हतास्तेश्च तांन्गृहीत्वा गृहृ ययुः ।।५४। 
एतस्मिन्नतरे देवी शारदा च शुभाननः । | 

मृगी स्वर्णमयी भूत्वा तेषाभग्रो प्रधाविताः ॥५५ 

हटवा ताँ मोहिताः सर्वे स्वैः स्वेर्वाणे रताडयम्‌ । 

शरास्तु संक्षयं जग्मुमु ग्यगे बलवत्तराः ॥५६ 

वलवाच्‌ देवसिंह के लिए मनोवाँछित अश्व दे दिया था | आहलाद 


के लिये कराल नासक अश्‍व और क्रृष्णांश के लिये बिन्दुल. दिया था : 


।५०। अह्यानग्द पुत्र के निए हृरिनागर नाम वाला अश्व दिया था। 
इस तरह वे चारों ही कुमार अपने-अपने प्राप्त हुए अश्यों पर समारो- 
रोहण करके मृगया खेलने के लिए बन में चले गये थे ।५ १॥ परम 
हरिणी नाम वाली जो वडवा थी उस पर बलखाति आरोहण किया 
था । इसके पीछे वीर सिंहों से सेवित बन में चला गयो था ।५२। 
आहलाद से ही समस्त प्राणियों को भय देने वाला शादू'ल मार दिया 
` था देवसिंह ने मिह की शिकार की और वलंखानि के द्वारा एक सुकर 


हत किया गया था ।५३। उस महान्‌ वन में ब्रह्मानन्द ने एक हरिणी का ` 


वध किया था । इस तरह उन्होंने सो मृग मारे थे तथा इन मुग शिकारों 
को लेकर वे घर को चले गए थे ।५४। इसी बीच में देवी शारदा शुभ 
आनन वाली स्वर्णमयी मृगी होकर इनके आगे दोड़ी थी ।५५। सुनहरी मृगी 
को देखकर सभी लोग मोहित हो गए और सभी ने अपने बाणों से इस पर 
प्रहार किया था। किन्तु उसके समस्त शर संशय को .प्राप्तं हो गए थे जो 
कि अधिक वल वाले थे । वे सभी मृगी अंश में क्षीण हो गए थे ।५६। 
आहलादाद्याइच ते शूरा विस्मिमाण्च बभूविरे । 
श तम्मिन्काले स कृष्णांगो गाणेमेव हयताडयत्‌ ।।५७ 
तदा च पीडिता देवी भयभोता ययौ वनम्‌! | 
कृष्णांशः क्रोघतामु क्षस्तत्पश्चात्प्रययौ बली ॥५८ 
वनांतरं च संप्राप्य दवो घृत्वा स्वयं वपुः । 
तमुवाच प्रसान्ताक्षी परीक्षा ते मया कृता ॥५६ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation © i धुर > 
४६७ ] y Ary || Fou ion HTT Rs भसि्'युराण 


यदा ते च भयं भूयात्तदा त्वं मां सदा स्मर । 
सघयिष्यामि ते कार्य कृष्णांशो हि भवान्भिः ।।६० 
इत्युकत्वान्तहिता देवी शारदा सरवंमंगला । 
कुष्णांशस्तु ययौ गेहं तेश्च साद्ध मुदा यतः ॥६१ 
तदा पराक्रमं दृष्ट वा राजा सुखोऽभवत्‌ । 
गृहे गृहे च सर्वेषा लक्ष्मीदेवी समाविगत्‌ ॥६२ 
आहलाद आदिः जो शूर थे सब बहुत ही विस्मित हो गये थे | उस . 
समय में कृष्णांश ने एक ही वाण से उसे ताड़ित कर दिया था। तब 
तो वह देवी पीड़ित होकर भय से भीत होती हुई वन में चली गई थी। 
क्रोध से लाल ताम्र जैसे नेत्रों वाला कृष्णांश भी उसके पीछे ही चला 
गया था ।५७-५८। दूसरे वन में जाकर देवी ने अपना शरीर धारण 
करके प्रसन्न नेत्रों वाली उससे बोली--मैंने तेरी यह परीक्षा ली थी 
।५६। जब कभी भी तुझे कुछ भय उत्पन्न हो तो उसी समय तू मेरा 
सदा स्मरण कर लेना । मैं तेरे काम का साधन करू गी क्योंकि कृष्णांश 
विभु भगवान्‌ ही हैं।६०। यह कहकर सवं मंगला वह शारदा देवी 
अन्तर्धान हो गई थी। तब. बह कृष्णांश बड़ी प्रसन्नता से उन्हीं 
साथियों के साथ में घर चला गया था । उस समय में उन सवके परा- 
क्रम को -देखकर राजा बहुत ही सुखी हुआ था । उन सबके घर-घर से 
लक्ष्मी देवी ने समावेश किया था ।६१-६२। 


XX 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


nm nna ००८ तत्त्व ~ =~ 


| ग्रेन” परेजियादि पुतीन ०] Chennai and SP [ ४६९ 


१ महोराज पराजयादि वृत्तान्त ॥ 


दशाब्दे च वय: प्राप्ते विष्णोः शवत्यवतारके। 
वसंतसमथे रम्ये ययुस्ते प्रमदावनम्‌ ॥ १. 
ऊषुस्यघ ब्रताचारे माधवे कृुष्णबल्लभे । 
स्नात्वा च सागरे प्रातः पूजयामासुरम्बिका ॥२ 
ऋतुकालोद्भव: पुष्पेधूपेदीविधानतः। 

जप्त्वा सप्तशतीस्त्रोत्रं दध्युः सवंकरी शिवास्‌ ॥३ 
कंदमूसफलाहारा जीवहिसाबिवजिताः। 

तेषां भक्ति समालोद्रय मासांते जगदम्बिका ॥४ 
ददौ तेभ्यो बरं रम्यं तच्छणुश्व समाहिताः । 
आहलादाय सुरत्बं च बलत्वं वलखानये ॥५ 
काणक्षत्वं च देवाय ब्रह्मज्ञत्वं नृपाय च । 
कृष्णांशायेव योगत्वं दत्वा चातदंधे शिबा ॥६ 
कृताङ्ृत्यास्तदा ते वे स्वगेहं पुनराययुः । 

तेषां प्राप्ते वरे रस्य मलना पुत्रमूजितम्‌ ॥७ 


इस अध्याय में कृष्णांश के द्वारा किये महीरांज के पराजय आदि 
का वर्णेन किया गया है । श्री सुतजी ने कहा --विष्णु की शक्ति के अब 
तार के दश वर्षकी अवस्था प्राप्त हो जाने पर परम रम्य वसन्त के समम 
में वे रहने लगे थे । प्रात:काल में सागर में स्नान करके अभ्बिकादेवीके 
पूजा किया करते थे ।२। ऋतकाल में उत्पन्न होने वाले पुष्पों के द्वारा 
ध्रूपों से और दीपों से विधि. पूवक सप्तशती स्तोत्रका पाठ करके उन्होंने 
` सव कुछ पूर्ण करने वाली शिवा का ध्यान किया था ।।३। कन्द मूल 
भोर फलों का आहार करते हुए वे सव जीवों की हिंसा से रहित थे इस 
तरह को उनको भक्ति की भावना समझकर एक मास के अन्त में जग- 
दस्विका ने उनके लिये परम रम्य वरदान दिखाया । अब आपलोग बहुत 
समाहित होकर उनका श्रवण करो । भांहलाद को अम्बिका ने सुरत्यका 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२३४७० र ] Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai find अनिष्वापुराण 3 
वर दिया था, बलखानि के लिए यलत्व का वर प्रदान: किया था ।४-५ 
देव के लिए काल का ज्ञान प्राप्त करने का और, नूप के लिए ब्रह्मशत्व 
का वर दिया था । जो कृष्णांश था उसे देवी ने योगत्व प्रदान करके 
बहु शिवा वहाँ पर ही अन्तहित हो गई थी ।६। तब वे सव कृत-कृत्य 
होकर अपने घर को फिर आ गए । उनके रम्य वर के प्राप्त होने पर 


मलना ने एक परम अजित, श्यामाङ्ग, शुभ लक्षणों से युक्त सात्यकि का 
अ पूत्र का प्रसव किया था ।७। 
यामागं सात्यके रशं सुषुते शुभलक्षणम्‌ । 


स ज्ञयो रणजिच्छुरो राजन्यप्रियकारण 
आषाढ मासि.संप्रांप्प्र कृष्णांशो हयवाहन: । 
उर्बीयां नगरीं प्राप्त एकाकी निर्भयो बली ॥६ 
हृष्ट वा स नगरी रम्यां चतुवर्णनिषविताम्‌ । 
द्विजशालां ययौ शुरो द्विज घेनुप्रजकः ॥१० ` 
दत्त्वा स्वर्णं द्विजातिभ्यः संतध्यं द्विजदेवताः । 
महीपतिग्रुह रम्यं जगाम बलवत्तरः ।।११ 
नत्वा स मातुलं धोमांस्तथारच सभासदः ॥१२ 
तदा नृपाज्ञया शरा वधमाय समुद्यता: । 
खङ्गहस्ता समाजग्मुयथा सिंह गजाः शशाः ॥१३ 
मोहितं तं नृप कत्वा दुष्टबुद्धिमेहीपति: । 

कृत्वा लोहमयं जालं तस्योपरि समादधेः १४ 


बहू पुत्र रणजित्‌ शूर जानना चाहिए जो कि राजाओं को प्रिय. 
करने व,ला था ।८। आषाढ़ के मास में प्राप्त होने पर कृुष्णांश अश्व 


“पर सवार होकर एकाकी (अकेला) निडर और बलवान्‌ उर्वीया नगरी 
में पहुंच गया था ।६। उसने उस नरी को जो कि अत्यन्त रम्य ओर 


चारों वर्णो के लोगों से सेवित थो देखा था । वह शूर वहाँ: द्विजशाला 
में द्विज ओर घेंनुओं का पूजन वाला प्राप्त हुआ था ।१०। वहाँ द्विजाति 


गण के लिये स्वर्ग का दान करके और द्विंजों के देवों का भली-भाँति 
तर्पण करके अधिक्र बलशाली वह रम्य गृह को चला गया था ।११। वह 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


महराज पराजयादि वृत्तान्त | [| ४७१ 
धीमान्‌ मातुल को नमस्कार करके तथा अन्य समासदों को प्रणाम करके 
तब शुर बन्धन के लिए समुद्यत हुए थे। खड्ग हाथों में लेकर जैसे शश 
पिह पर आया करते हैं उती भाँति आये थे । दुष्ट बुद्धि महीपति ने 
उस राजा को मोहित करके लोहमय जाल करके उसके ऊपर समाधान 
किया था ।१२-१४। 

नतस्मिन्ततरे वीरो वोधितो देवमायमा । , 

आगस्कृतान्रिपृन्ज्ञात्वा खड्ग हस्तः समावघात्‌ ॥१५ 

हत्वा पञ्चशत शूरो हयारूढो महावलो । 

उर्वीथां नगरी प्राप्य जलपाने मनो दघो ॥१६ . 

कपे दृष्ट वा शुभा नायों घटपूर्तिकरीस्तदा । 

उवाच मधुरो वाक्यं देहि सुन्दरि मे जलब्‌ ॥१७ 

दुष्ट वा ताः सुन्दरं रूप तोहनायोपञ्चक्गिरे । 

भित्वा तासाँ तु वे कुमभान्पायत्वा हयं जलम्‌ ॥१८ 

वनं गत्वा रिपु जित्वा गद्धा तनुभयं बली । 

चण्डिकापाश्वभागय तद्वघायं महोदधे ॥ १९ 

श्रूत्वा स करुणं वाक्यं त्यक्त्वा स्वनगर ययौ । | 

- नृपांतिकभ्ुपायम्य वणंयामास कारणम्‌ ॥२० 

भत्वा परिमलो रामा द्विजातिभ्या दवौ चनम्‌। 

समाध्राय स कृष्णांशं कृतकृत्याऽभवेन्तृपः ॥२१ 

इस अन्तर में देवों की माया से वीर-वोधित हो गया था उसने आग- 
- सकृत शत्रुओंको जानकर खड्ग हस्त में लेकर मार दिया या ।१५ शूर , 
ने पांच सो को मार कर अश्व पर आछढ़ हो उर्वीय नगरी में पहुंचकर 
जलपान करने में मन लगा दिया था ।१६। कूप पर घंटों की पूर्ति करने 
वाली अच्छी स्त्रियों को देखा था और उन्हें देखकर मधुर वाणी में कहा 
हे सुन्दरि ! मुझे पीने के लिए जल दे दो। उन स्त्रियों से वह परम 
सुन्दर रूप देखा ओर वे सव मोहन होने के लिए विवश हो गई थी । 
उनके घटों को फोड़कर, अश्व को जल पिलवा कर वन में जाकर शत्रु 
को जीतकर ओर बली ने उन दोनों को बांधकर चण्डिकाके समोप में ले 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


(2४), Oe by Arya Samaj Foundation © i सिषं | 
४७३. ) y | Foundation Chennai श °य पुराणं 


जाकर उसने वध करने का मन में विचार क्विया।१८-१६। उसने करुणा 
से भरे हु वचनों को सुनकर उसे.त्यागकर वह अपने नगर को चला 
गया था । राजा के पांस पहुँचकर उसने समस्त कारण का वर्णतकर 
दिया था ।२०। राजा परिमल. ने यह सव श्रवण करके उसने ब्राह्म गोंको 
बहुत घन दान दिया था । उसने कुष्णांश का शिर सू घकर राजा बहुत 


* ही कृतकृत्य हुआ था ।२१। 


संपराप्तकादशाब्दे तु कृष्णांशे युद्धदुर्मद । 
महीपतिनिरुत्साहः प्रययौ देहलीं प्रति ॥२२ 
बलि यथोचितं दत्वा भगिन्ये यकातरः। 
रुरोद बहुधा दुःखें देशराजात्मजप्रजम्‌ ॥२३ 
अगमा भगिनी तस्य दृष्टवा भ्रातरमातुरम्‌ । 
* स्वपति वर्णयामस श्रूत्वा राजाब्रबीदिदवस्‌ ॥२४ 
अद्याहं स्ववलेः साद्ध सत्वा तत्रे महावतीस्‌। 
हनिष्यामि महांदुष्ट देशराजसुत रिपुस्‌ ॥२५ 
` इत्युकत्वा घुन््रुकारं च सनाहुय महावलस्‌ । 
सैन्यमाज्ञापयांमास सत्प्रलक्ष तनुत्यजम्‌ ॥२६ 
केचिच्छ्रा हयारूढा उष्ट्रारूढा महाबलाः ! 
गजारूढा रथारूढाः संययूश्च पदातया. ॥२७ 
देवसिंहस्तु कालज्ञः श्रूत्वा चागमन रिपोः । 
नृपपाश्वं समागम्य सवं राज्ञेन्यवेदयत्‌ २८ 
जब यह कष्णांश ग्यारर वषं की आयु में प्राप्त हुआ जो कि 
युद्ध में दुमंद, था महीपति उत्साह हीन होकर देहली की ओर 
चला गया था ।२२। भगिनी को यथोचित बली देकर भय से कातर 
होता हुआ देशराज के पुत्र से उत्सन्न दुःख के विषय में अत्यधिक रुदन 


किया था । उसकी अगमा' भगिनी थी । उसने अपने भाई को आतुर . ' 


देखकर अपने पति से वर्णन किया था । यह 'सुनकर राजा. ने कहा“आज 
ही सें अपने दल के साथ बहाँ महावती में जाकर उस देशराज के पुत्र 
hs को मारताहूजा। जो कि. हत दृष्ट. 877१ इतना कह ' 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
महराज पराजयादि वृत्तान्त | . [ ४७३ 
कर उसने धुन्धकार को बुलाकर महाच्‌ बल वाली सेना को आज्ञा दे 


. दी थी जो अपने शरीर की परवाह न कर मरने मारने वाली संख्या में 


सात. लाख थी ।२६। उस सेना में कुछ शूर तो हयों पर आरूढ होमे 
वाले थे, कुछ महान वस याले ऊंटों पर समारोहण किये हुये थे । 
हाथियों पर आरूढ़ और रथों पर चढ़े हुये तथा पेदल सैनिकों सब के 
सब चल दिये थे ।२७। देर्वासिह तो बरदान काल का ज्ञाता था उसने 
शत्र] का आगमन श्रवण करके राजा के. समीप में पहुंचकर सभी वृत्तान्त 
राजा को वणित कर दिया था ।२५। | 

श्रूत्वा परिमलो राजा विह्वयो5्भूद्भयातुर: । 

वलखानिस्तमुत्थाय हर्षयुक्त इवाह च ॥२६ 

अद्याहं च महीरांज धुन्धुकार ससैन्यकम्‌ । | 

जित्वा दंड्यं च भत्तवः करिष्यामि तवाज्ञया ॥३० 

इत्युक्त्वा तं नमस्क्ृत्य सेनापतिर भूम्मुनै । 

तदा त विभंया वीरा दृट्टवा राजानमातरस्र ॥३१ 

चतुर्लक्षबले: साद्ध ते युद्धाय समाययुः । 

शिशपाख्यं बन घोर छेददित्वा रिपोस्तरा ॥३२ 

ऊषुस्तत्र रणे मत्ताः सर्वशत्रु भयङ्कूरा । 

एतस्मिन्ततरे तत्र घुन्धुकारादयो बलाः ॥३३ 

कृत्वा कोलाहलं शब्दं युद्धाय समुपाथयुः । 

ूर्वाहणे तु भृगुश्च ष्ठं सन्नद्धास्ते शतष्मिपाः ॥३४ . 

शतघ्नी भिस्तिसाहस्र: पञ्चसाह्नकां ययुः। 

द्विसहक्षशतष्नोभिः तहिताश्चन्द्रवंशिनः ॥३५ 

परिमल राजा ने जब यह सुना तो वह भय से विह्वल हो गया या 
बलखानि ने उसे उठाकर हे से युक्त होकर कहा--आज मैं महाराज 


को धुन्धकार और उसकी समस्त सेना के साथ जीतकर आपकी आज्ञा 


से उसे दन्ड देले के योग्य कर दुंगा ।२६-३०। यह कहकर उसको नम- | 

स्कार करके हे मुरे/! वह सेनापति हो गया था। तब तो वीर राज को 

आतुर. देखकर निर्भय हो गये थे I वे सब्र चार लाख सेमा के साय 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४७४ Iroc by Arya Samaj Foundation Chennai वृ ्विवि्क'पुराण 


युद्ध के लिए चले आये थे । उस समय में शिणया नामक घोर रिपु के 
बन का छेदन करके यहाँ रंणमें सत्त होकर समस्त शत्रुओं के लिए बहुत 
झयकर वहाँ पर रह गये थे । इसी अन्तर में घुन्धकार आदि का दल 
, बहुत अधिक कोलाहल करता हुआ वहाँ युद्ध करने के लिए आ गया 
था । भुगुश्ेष्ट ! पूर्वाह्न में तो ये शवध्निय सन्नद्ध हुए थे।३१-३४।तीन 
सहस्त्र शंतह्तियों से पांच सहस्त्र शतध्नी बाले युद्ध के लिये चले गए थे। 
दो सहस्त्ररशतध्नीयों के सहित चन्द्रबंशी लोग थेः।३५। 

सन्य षष्टिसह्न च स्वगलोक मुपाययौ । 

तदद्ध च तश्रा सैन्यं मही राजस्य सक्षिप्तस्‌ ॥३६ 

दुदर वर्भीरुकाः शूरा बलखानेदिशो दश । 

रथा रथ रणे हन्युगंजारचेव गजस्तथा ।'३७ 

हया हयैस्तथा उष्ट्रा उष्ट्रपेशच समाहनन्‌ । 

एव सुतुमुले जाते दारणे रोमहरषेणें ॥३८ 

हाहाभूतास्स्त्रके यांश्च सेन्यान्हष्ट्‌वा महावलाच्‌ । 

अपराह्न भूगुश्न 8 पञ्च शुराः समाययुः ॥३६ 

ब्रह्मानन्दः शद: शत्रूननद्यमसाधनम्‌ । 

देवसिहस्तथा भल्ले राहलादस्तत्र तोमरः ४० 

` व॒लखानिः स्वखगेन कृष्णांशस्तु तथेव च । 
द्रिलक्षन्क्षत्रियञ्जघ्नुः सवं सैन्यैः समन्ततः ।।४१ ` 
इष्ट वा पराजित सोन्य धुन्धुकारी महाबल: । 
.आहलादं च स्वभल्लेन गजारूढः समावधीत्‌ ॥४२ 

इस प्रकारसे साठ हजार सैन्य स्वर्गलोक को पहुँच चुकी थी और 
- उसकी आधी सेना महीराज की संक्षिप्त हो गई थी ।३६' बलखानि के 
डरे हुए शूर दिशओं में भागने लगे थे । रथों के द्वारा रथ, गजों के 
द्वारा गज, अश्वों के द्वारा अश्व और ऊट मारे गये थे । इस तरह वहाँ 
उस समय में परम दारुण एवं तुमुल तथा रोमाञ्चारी युद्ध हुंआ था 
।३७-३८। महान्‌ बलवान्‌ हाह्मभूत अपने सैनिकों को दुखकर हे भगु- 


श्रेष्ठ ! अपराहनकाल में पाँच शूर आए थे ।३९। ब्रह्मानन्द ने शरों के 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


roo कक OI 


- Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

महीराज पराजयादि वृत्तांत ] [ ४७४५ 
द्वारा शत्र ओं को यमराज के घर में पहुँचा दिया इस प्रकार से देवसिह 
ने भालों से और आहलाद ने वहां. पर तोमरों द्वारा शत्र को यमपुर 
निवासी बनाया ४ ।४०। बलखानि ने. अपने खड्ग के द्वारा तथा 
कुष्णांश ने भी खग्ग में चारों ओर समस्त सैन्‍्यों से दो लाख क्षत्रियों 
का वध किया था ।४१। महार्‌ बल वाले धुन्धुकार ने,सेना को पराजित 
होती हुई देखकर गजारूढ़ होकर अपने भाले से आह्लाद का ग्घ 
किया था ।४२। 

आहलादे मुच्छिते तत्र' देवसिंहो महाबलः 

भल्लेन भ्रातर तस्य दशयामास वेगतः ॥४३ 

स तीक्ष्णब्रणमासाय गजस्थः समुमोह वे । 

आगाता: शतरराजानो नाना देश्या महाबलाः ॥४४ 

शस्त्राण्यच्ञाणि तेषां तु छित्वा खड्गेन वत्सजः । 

स्वखड्गेन शिरांस्येषाँ पातयार्मास भूतल ४५ 

हने नृ समूहे तु तच्छेषःस्तु प्रदुद्‌ दुः । 

मही राजस्तु वलब।न्हष्ट्‌वा भरन स्वसेन्यक्रम्‌ ॥४६ 

आजगाम गजारूढः शिवदत्तवरो बलो । | 

रौद्रणास्त्रेश हृदये चावधी इत्सज रिपुम्‌ ॥४७ 

आह्लादं च तथा वीर देव परिमलात्मजम्‌। 

सुच्छयित्वा महावो रःऊछन्रुसौन्यमुपागमत्‌ ॥४८ 

पूजयित्वा शतध्नइच महावधमकारयत्‌ । 

रोपणस्त्वरितो गत्वा राज्ञ सवंभवर्णनम्‌ ॥४९ 

वहाँ पर आहलाद के मूछित हो जाने पर महानु वली देवसिह ने 
बड़े वेग से उसके भाई फो भाले से दंशित किया था । वह बहुत तीक्ष्ण 
ब्रण प्राप्त कर हाथी पर बैठा हुआ ही मुछित हो गया था।तब तो 
अनेक देशों के बहाबली सौ राजा लोग आ गए थे। वत्सज ने अपने 
खड्ग से उनके शस्त्र और अस्त्रों को काटकर फिर उनके मस्तक 
उसने भूतल में गिरा दिये थे ।४३-४५। इस तरह से शन्नुओं के समूह 
के हत हो जाने पर जो भी वच गए शे वे सब भाग खड़े हुए । 

€C-0.Panini Kanya Maha के लक Collection. 


ve ड्‌ Me by-Arya Samaj. Foundation Chennai a निट; ॥: १: पुराण 


बलशाली महीराज ने अपनी सेना को भक्ष होती हुई देखा था ।४६। 
तव शिव के द्वारा दत्त वर वल बलवान्‌ हाथी पर आरूढ़ होकर वहां 
आ गया था और उसने रौद्र अस्त्र के द्वारा वत्सज शत्रू के हृदय में 
प्रहार . फरके उसे मार डाला था ।४७। तथा आहलाद -और वीर 
परिमलात्मज देव को सूछित करके और महावीरों को मूच्छित करके 
वह शत्रु की सेना में आ गया था ।४८ शतध्तियों की पूजा करके 
. उसने महान वध कराया था रोपण ने वहुत शीश्र जाकर यह समस्त 
बृत्तान्त राजा को वर्णेन करके सुना दिया था ।४३। 
एतस्मिन्रे वीर: सुखखानिमहावलः । 
कपोतः हयमारुह्य *भोमागेण चागमत्‌ ॥५० 
मुच्छेयित्वा मही राजं स्वबन्धूश्च सवाहनान्‌ । 
कृत्या नृपातमागम्य बधनाय समुद्यतः ॥५१ 
- तदोत्थायं महीराजी महादेवेन वोधितः । 
पुनस्तान्स्वशरे रौद्र च्छ यामास कोपवान्‌ ॥५२ 
सुखखान्यादिकाच्छ्रान्सबध्य निगडेह ढः । 
नृप पमिल प्राप्य पुनयु द्धमचीकरत्‌ ॥५३ 
हाहाभूतं स्वसैन्य च दृष्ट वा स उदयो हरिः। 
नभी मार्ग हयं कृत्वा ताः शतघ्नी रनाशयतु ॥५४ 
मही राजगज प्राप्य .बद्धा त निगडबली । 
आहलातपाश्वेमागम्य भ्रत्रे भूप समर्पयेत्‌ ॥५५ 
तदा तु पृथिवी राजो लज्जितस्तेन निजितः। 
पञ्चकोटिधनं दत्वा स्वगेहं पुनराययौ ॥५६ 
इस ब्रीच में म्लान बलवांन वोर सुखख़ानिः अपने कपोत नामक 
अश्व पर समारोहण कर आकाश के मार्ग से बहा आ गया था ।५० 
उसने महीराम को यूछित करके और अपने बन्धुओं को वाहन युक्त 
समय में महादेव नो महोराज को उठाकर बोधित किया और उसने फिर 
अपने रौद्र शरों से क्रोधित होकर उन्हें मूछित किया शा।५२। सुख 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


od hie tioned nr eT PP, SR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri . 
महीराज { | 
हाराज पराजयादि वृत्तांत ]. [ ४७७ 


खानि और शूरों को हढ़ निगड़ों से वांधकर राजा परिमल के पास 
जाकर उसने पुन: युद्ध किया था ।५३। उदय हरि ने हाहाकार से युक्त 


अपनी सेना को देखकर अपने अश्व को आकाश के मार्ग में करके उन 


शतघ्नीयों का नाश कर दिया था ।५४। महीराज के पास जो कि एक 
गज पर सवार था, बने उसने उसको निगड़ों से बांध लिया था मौर 
आह्लाद के समीप में आकर राजां को भाई के लिये सोप दिया था 
।२२। तब तो पृथ्वीराज उसके हारा निजित होता हुआ बहुत लज्जित 
हुआ था । उसने पाँच करोड़ का धन देकर अपना छटकारा कराया 
और फिर अपने घर सें आ-गया था ५६! र 


देवसिहाज्या शुरो वलखानिहि वत्सज: । 

त द व्येनंगरी रम्या कारयामास सुन्दरीम्‌ ॥५७ 
शिरीपाख्यं पुर नाम तेन वीरेण वे कृतम्‌ । 
सर्ववर्णसमायुक्त द्विक्नोशायामसं मितम्‌ ॥५८ 
तत्रेव न्यवसद्वी रो वत्सजः स्वकुलैः सह । 
विशत्क्रोशे कृतं राष्ट्र तत्रेव बलखानिना ॥५९ 
श्रूत्वा परिमलो राजा तत्रागत्य मुदान्वितः । 
आधाय वत्सज शूरं देवराजसुतं यथा ॥६० 


ब्रह्मानन्देन सहितः स्वगेहं पुनराययौ ॥६१ 
देवसिह की आज्ञा से वत्सज शूर बलखानि ने धन से अपनी नगरी 


को परम रम्य एवं सुन्दर करवा ली थी ।५७। उस पुर का नाम शिरीष 


रक्खा था । वह पुर ऐसा था जिसमें समस्त वर्णो के लोग निवास करते. 


थे ओर दो कोश के आयाम वाला ।५५। वहाँ पर ही वीर वत्सज 
अपने कुलों के साथ निवास करता था । वहाँ पर ही बलखानि ने तीस 


कोश में राष्ट्र बनाया था ।५९। राजा परिमल को इसे सुनकर बहुत ही . 


हषं हुआ ओर मुदान्वित होकर वहाँ आया था । शूर वत्सज तथा देव- 
` राज के पुत्र को उसने मस्तक पर आधण किया था॥६०। फिर ब्रह्मा- 


नन्द के सहित वह अपने गृह को चला गया था ।६१। 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - 


व ह ७४ गते Samaj Foundation Chennai al न्ठाविष पुराण 
॥ कृष्णांश के पास राजाओं का आगमर ।। 
द्रादशांब्दे हि क्रष्णांश यथाजातं तथा श्रृणृ ¦ 
इषश्‌ क्लशम्यां च राज्ञां जातः समागमः ॥ १ 
कान्यकुब्जे महा रम्ये नाना शूषा: समाययुः । 
भ्र्‌ त्वा पराजयं राज्ञो मही राजस्य लक्षण:.॥२ 
_ कृष्णांशदर्दनि वांचा तस्य चासीत्तदा मुने । 
पितृव्यं भूपतिः प्राह द्रष्डु यास्यामि तं श्‌ भम्‌ ।।३ 
जितो येम मही राजा सत्रं नोकप्रपूजिंतः । 
-ति श्रत्वा वचस्तस्य जय चन्द्रो महीपति । 
' श्रातजं प्रणतं प्राह श्र णृ शुक्लयत्रस्क र !।४ 
राजर!जद तेहि कथं सहतु मिच्छसि । 
इत्युक्त्वा जयचंद्रस्तु तदाज्ञां नेत्र दत्तवान्‌ ॥५ 
राजानस्ते च सहितः; स्वसौन्येः परिवा।रता; । 
कृष्णांश दृष्टुमिच्छन्त समग्रुश्च महीपतिम्‌ ॥६ 
धिरीपाख्यपुरस्थं च ज्ञात्वा कुण्णांशमुत्तमम्‌ । 
'महोपति पुरस्कृत्य सुमाजग्मुन पास्तदा ॥७ 
इस अध्याय में कृष्णांश के समीप में राजाओं के मण्डल में आगमन 
का वृत्तान्त वणित किया गया है श्री सूतजी ने कहा--वारह वर्ष की 
अग्यु होने पर क्रृष्णाँश फे विषय में जो कुछ हुआ था उसे विषय में 
अब श्रवण करो । इस मास का अर्थात्‌ आश्विन मास कीं शुक्लपक्ष की 
दशमी में राजाओं कां एक सभागम हुआ धा । १। महार रमणीक 
कान्यकुव्ज देशा में अनेक राजा लोग आये थे । लक्षण ने महीराज 
राजा का पराजय सुगा था । और तभी से उसकी कृष्णांश के दर्शन 
करने की इच्छा हो गई थी । उसने पितुब्य ( चाचा ) भूपति से 
कहा कि में उस शुभ को देखने के लिए जाऊंगा ।२-३। जिसने 
_ समस्त. लोकों के द्वारा प्रपूजित महीराज को जीत लिया है उसे अवश्य 
ही देखना चाहता हूँ । यह सुनकर महीपति जयचन्द्र उस प्रणत 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कृष्णि 'िवार्यी अ SE and 6 ह 
भाई के पुत्र से वोला-- हे शुक्ल यशस्कर.! सुनो, तू अपने देशराज के. 
पद को कंसे संहृत करना चाहता है । यह कहकर जयचन्द्र ने उस समय. 
उसे जाने की आज्ञां नहीं दी थो ।४-५। वे राजा लोग अपनी-अपनी 
सेनाओं सहित परिवारित होकर फूष्णांश के दर्शन की इच्छा करते 
हुए महीपति के पास गये शे ।६। शिरीष नाम वाले पुर में स्थित उत्तम 
कृष्णांश को जानकर उस समय महापति को आगे करके नूप आए शे।७ 

दहश्‌ स्त॑ महात्मानं पुण्डरीकनिभाननम्‌ ॥ 

प्रसन्नवदना सर्वे प्रशंससु समंततः ।।८ 

तदां महीपतिः क्र ्धो वचनं प्राह भूपतीन्‌ । 

यस्येय च कृता शलाघा युष्माभिद्‌ रवासिशिः । . 

पितरो तस्य वलिनौ महिष्मत्यां मृत्यु गतौ ।,६ 

जम्दुको नाम भूपालो नमंदायः समन्वितः । 

वद्धा तो प्रयौ गेह लुठयित्या घनं बहु । 

शिल।पन्न समरोप्य तयोगत्रिमचूर्णेयत्‌ ।. 

शिरसो च तयाश्चित्वा .वटक्षे समारुहत्‌ ।१० 

अद्यापि तौ स्थितौ वीरौ हा पुत्रेति प्रभाषिगी । 

प्रेतदेहे च पितरो यस्य प्राप्तौ महावलौ । 

तस्योदया बृथाकीत्तिः प्रिय करी ॥१ री 

इति श्रू_त्वा स कृष्णांशो भूपतीन्त्राह नमूघी: । 

गतौ मत्पितरी साख गुजेरे तत्र बे पथः ॥१२ 

म्लेच्छनं राशन: साद्व तन्तृपेण रणोऽभवत्‌ । 

देशराजो वत्सराजो यू द्ध॑ कृत्वा भयंकरम्‌ । 

म्ले च्छस्तेश्च हृतौ तत्र श्र तेयं विश्रत्ता कथा ॥१३ 

. मातुलेनाद्य कथित नवीनं मरणं तयोः ` 

चेत्सत्यं वचनं तस्य पौरुषं मम पश्यतः ॥१४ 

वहाँ पर पुण्डरी के समान मुख वाले उम महात्मा को देशा था 
ओर सब बड़े ही प्रसन्न वदन वाले हुए तथा सव और से उसकी प्रशंसा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


झत्रिष्य पुराण 


eGangotri 
करने लगे ।८। तब महीपति ने अत्त क्र होकर राजाओं से कहा- 
दूर के निवास करने वाले आप लोगों ने जिसकी यह श्लाघा की है उसके 
बली माता-पिता महिष्मती जें मृत्यु को प्राप्त होकर गये थे ।8। जम्बुक 
` नाम वाला राजा राम-दीपों से युक्त था । उन दोनों को वांधकर और 
बहुत सा. धन लूटकर अपने घर चला गया था । शिला पत्र पर समा रो- 
पित करके उन दोनों के शरीर का चूर्ण कर दिया था। उन. दोनों के 
मस्तक काटकर उसमे वट के वृक्ष पर टाँग' दिये थे।१० आज भी वे 
दोनों तीर वहाँपर स्थित हैं और 'हा पुद्न“ऐसा कहा करते हैं। जिसके 
पिता प्रेत देह में महान्‌ बली होकर भी प्राप्त हो गये हैं उसका जो कुछ . 
झी उदय है बह व्यर्थ ही जानना चाहिये । उसकी प्रियद्भुरी कीत्ति भी 
.वृथा ही है ।११। यह सुनकर वह क्ृष्णांश नञ्ज होकर राजाओं से 
बोला--मेरे पिता साथ में गुजर देश में गये थे जहाँ कि रण हुआ था 
` मनुष्योंके प्रति खाने वाले म्लेच्छों के साथ उस राजासे युद्ध हुआ था । 
दशराज, वत्सराज भयद्कर युद्ध करके उन म्लेच्छों के हारा हृत हुये थे । 
वहाँ पर यह कथा परम प्रसिद्ध सुनी गई है ।(२-१३। आज मातुल ने 
... उन दोनों का मरण एक नया ही कह है । यंदि उसका बचन सत्य ही 
है तो नव मेरा पौरुष देख लो ।१४। 

इत्युक्त्वः तान्स कृष्णांशो मातर प्राहू सत्वरम, । 

हेतु च वणंयामास भाषितं च महीपतेः ॥१५ 

श्रूत्वा वञ्जसंमं वाक्य रुरोद जननी तदा । 

नोत्तर प्रददौ माता पति दुःखेन दुःखिता ॥१६ 

ज्ञात्वा पितुवघं श्रूत्वा अम्बुक शिवकिकरम्‌ । 
"मनसा स त्र कृष्णांशस्तुष्टाव परमेश्वरीम्‌ १७. . 

जय जथ जय जंगदभ्ब भवानि! 

हाखिललोक सुरपितृमुंनिखाति । 

त्वया ततं सचराचरमेव ! 

'विरवं पातमिदं हृतमेव ॥१८ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अद्ध0 002०0 by Arya Samaj Foundation Chennai ahd 


ष्णः itiz र by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

कृष्णाश के पास राजाओं का आगमन - ]) [ ४८१ 
इति ध्यात्वा स कृष्णांश: सुव्वाप नित्रसद्यनि । 
तदा. भगवती तुष्टा तालनं बलवत्तरम्‌ । 
मोहयित्याशु वत्पाश्व प्र॑षयामास सर्वगा ।१९ 
चतुलक्षबले: साद्ध' तालनः शीघ्रमागतः । 
स्वसेन्यं चोदयामाज चैकलक्षं महावलम्‌ ।२० 
बलखानिस्तदा प्राप्तश्चेकलक्षबलान्वियः । 
४-.. अनुज तत्र संस्थाप्य शिरीषाख्ये महावलः ।२१ 

उसने यह फष्टकर कृष्णांश ने शीक्र ही माता से उसका हेतु और 
महीपति का भाषित कहा था ।१५। उस समय उसकी माता यञ्च के 
समान इस वाकय को सुनकर रुदन करने लगी थी । माता ने कोई इसका 


उत्तर पति कें दुःख से अत्यन्त पीड़ित होकर नहीं दिया था। १६। अपने 
पिताके बध. को जानकर तथा जम्वूक को शिव का किंकर श्रवण फरके 
बह्‌ कृष्णांश मन से परमेश्वरी की स्तुति करने लगा.।१७। हे जगत्‌ 
की अम्बा ! हे. भवानि ! हे समस्त लोक-सुर-पितू और मुनियों की 
खानि ! आपकी जय हो जय हो । आपने ही यह सचराचर विश्व को 
रचा है और इसकी पूर्ण रक्षा भी की है तथा संहार भी किया है ।१५। 
यह ध्यान करके वह कृष्णांश अपने घर में सो गया था । तब भगवती से 
प्रसन्न होकर अधिक बलवान्‌ तालन को मोहुन करके सबंधाने शीघ्र. ही 
उसके पास में भेज दिया था ।१९। चार लाख सेना के साथ तालन : 
शीघ् ही वहाँ आागया था। और महान्‌ वलवाद एंकलक्ष अपनी सेना 
को प्रेरित किया. था ।२०। उस समय बलखानि भी एक लाख सेना से 
समस्विता होकर प्राप्त हो गया था । महाल ने अपने छोटे भाई को 
शिरीषाख्यपुर में संस्थापित किया था।२१। 

सज्जी मृततान्समालोक्य तानुद्याचै ससेन्प्रकान्‌ | 

भीत: परिमलो राजा कृष्णांश प्रति चागयी ।२२ 

बिहवलं नुपमालोक्य कृष्णांशोऽऽश्वासयन्मुदा ।२३ 


लक्षसेन्य तदींय गृहीत्वा चाधिपोऽभवत्‌ । 
"शत्तध्न्य: पञ्चसाहु्नः नानावर्णाः मुहावताः ।६४ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४८२ [| भ दिष्य पुराण 
पताकाः पञ्चसाहस्नाः साह्न काष्ठकारिध: । 
यजा दशसहस्राशच रथा पञ्चसह्रका: ।२५ 
त्रिलक्षाश्‍च ह्या: सवं उष्ट्रा दशसहत्रकाः । 
शेषां पदातयो ज्ञ यास्तस्मिन्सन्ये भयानके ।२६ 
तालनश्च समायातः.सब॑सेनाधिपिऽभवत्‌ । 
देवसिंहो रथानां च पर्वेषासीश्च रोऽभवत ।२७ 
, बलखानिहुयानां च सवंषामधिपोऽभवत्‌ । 

आह्वलादश्च गजानां च सर्वंषामधिपोऽभवत्‌ । 

पत्तीनां चैव सर्वेषाँ कृष्णांशश्चाधिपोऽभवत्‌ ।२८ 

उन समस्त सज्जीभूत (तैयार हुये) अपने सँनिकों को उद्यान में देख- 
कर भीत परिमल राजा कृष्णांश के पास गया था।२२। उसीनूप को 
अत्यन्त मिहवल देखकर कृष्णांश ने आनन्द के साथ आश्वसन दिया था 


।२३। और उसकी एकलाख सेना लेकर अधिप हो गया था । पाँच सहस्त्र 
शतध्नी वाथे तथा अनेक वणंवाले वाहन, पाँच हजार पताका, एकसहस्न. 


कोष्ठकारी, दश सहस्र हाथी, पाँच हजार रथ, तीनलाख अव दशसह 


.ऊोट और शेष पैदल सैनिक उस परम भीषण सेना में थे।२४-२६।'तालन 
आ गवा था और वह उस सम्पूणं सेना का. अधिप हुआ था । देव सेन 


समस्त रथों का अधिप बना था । वलखानि समस्त अश्वोंका स्वामी हुआ 
था ।' आह्लाद समस्त गजों का अधिप. हुआ था । और समस्त पैदल 


सैनिक का अधिप कृष्णांश स्वयं हुआ था ।२७-२८। 
नत्वा ते मलनां भूपो दत्त्वा दानान्यनेकशः । ` 


समायुश्च ते सर्वे दक्षिणाशां बलान्विताः ।२९ 
पक्षमात्रगतः कालो तर्मिन्नणेपिणाम्‌ । 

छित्वा तंत्र वनं घोरं नानाकैटकसंयुतस्‌ । 

सेना निवासयामालुनिभंयास्ते महाबलाः ¡३० 
देवसिहमतेनेव योगिनस्ते तदाभवन्‌ ।  ” 
नतंकरचेक्‌ का गउला हा हो जमऊस़िक ३8० 


Digitized by Arya Samal Foundation Chennai and eGangotri 
कृष्णांश के पास राजाओं का आगमन ] [ ४८३१ 


मड्डुधारी तदा देवी ब्रीणाधारी च तालनः। 

बत्सजा कास्यधारी च वलखानिमंहाबलः ।३२ 

मातुरग्रो स्थिता स्ते वे ननृतुः प्र मविह्णलाः । 

मोहिता देवकी चासीन्न ज्ञातं तत्र कारणम्‌ ।३३ 

मोहितां मातरं दृष्ट्‌वा पर हर्षमुपाययु: । र 

तदा दां कथयाभासुर्वयं ते तनया हि भी: ।३४ 

तत्वा तां प्रययुः सर्वे पुरी महिष्मती शुभाम्‌ । 

नगर मोहयामांसुर्वाद्ययान विशारदाः । ३५ 
उन्होंने मलना को प्रणाम करके और राजा से अनेक प्रकार के दान 
देकर वे सब सेना से समन्वित दक्षिण दिशा में - आ गये. थे ।२६। उन 
युद्ध करने की इच्छा रखने वालों का मागं में एक पक्ष ही व्यतीत हुआ 
था। वहाँ पर उस घोर वन को काटकर जो कि अनेक प्रकार की काँटे- 


दार झाड़ियों से युक्त था उसमें उन्होंने अपनी सेना को निवास दिलाया 
था और वे महान्‌ वल वाले निर्भय थे ।३०। देर्वासह के मत से ही ये 


उस समय सव योगी हो गये थे । कृष्णांश तो नतंक हो गया था भौर 
आहलाद ने डमरू से प्यार किया था ।३१। देव मड्दूधारी, तालन वीणा 
लेने वाला, बत्सज काँस्यधारी और बलखानी भी कास्य धारण करने 
वाला हो गया था जो कि महान्‌ वलवान्‌ था ।३२। वे सब माता के 
आगे स्थित होगये ये और प्रेम में बिहत्रल होकर नाचने लगे थे । देवकी 
मोहित हो गई किन्तु इसका कारण नहीं जाना था ।३३। माता को 
मोहित देखकर सव को परम हर्ष हुआ था । उस समय उन्हने कहा 
कि हम आप के पुत्र हैं ।३४ उसको सब नमस्कार करके शुभ माहि- 
ष्मती पुरी को प्रस्थान कर गये ये । वाद्य और गीतों के पण्डितों ने उस 
सम्पूर्ण नगर को मोहित कर दिया।३५। 

दृत्या साद्ध रिपोगेहं यय्‌ स्ते कोयंतत्परा: । 

नृत्यगानसुवाद्य षच राज्ञस्ते मोहने रताः ३६ . ' 

विसज्ञा महपीं कृष्णांशः सवंमोहन:.। | 

प्राप्तवांस्तत्र यत्रासो तत्सुता विंजये षिणी ।३७ 

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४४] [ ` भविष्य पुराण 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दष्ट्वा सा सुन्दर रूपं श्यामांग पुरुषोत्तमम्‌ । 
मुमोह बशमापन्ना मेथुमार्थं समुद्यता ३८ | 
दष्ट्वा तथा गतां नारी कृष्णांशः श्लक्ष्शया गिरा। 
-. शत्रोभदं च पप्रच्छ कामिनी मदविह्वलाम्‌ ३९ 
सांह भो देवकीपुत्र यदि पाणि ग्रहीष्यसि ! 
तहि ते कथयिष्यामि पितृभेद' हि दारुणम्‌ ।४० 
तथेत्युक्त्वा स बलवांस्तस्या: पाणि गृहीतवान्‌ । 
ज्ञात्वा भद रिपो सर्व तामास्दास्य ययौ मुदा ।४१ 
एतस्मिन्नन्तरे राज्ञी बाधिता प्राह योगिनम्‌ । 
देशराजप्रियाहार' नवलक्षस्य सूल्यकम्‌ । 
तुभ्य दास्यामि सन्तुष्टा नृत्यगानविमोहिती ॥४२ 
कायं में तत्पर वे सब दूती के साथ रिपुके घर में गये थे और नृत्य 
गान तथा सुन्दर वाद्यों केद्वारा वे राजा के मोहन करने में संलग्न हो गये 
थे ।३६। सबको. मोहन करने वाले कृष्णांश ने महिषी (रानी) को 
सज्ञाहीन करके वहां पहुंच गया जहाँ पर उसकी पुत्री विजर्यषिणी थी 
।३७। उसने शयाम अङ्गों बाले उस सुन्दर रूप को देखा जो कि पुरुषों में 
सर्वोत्तम था और वह मोहित हो गई थी तथा वश में प्राप्त हुई मैथुन के | 
लिये प्रस्तुत हो गई थी ।३८। उस प्रकार की दशा में प्राप्त हुई नारी को 
देखकर कृष्णांश ने.बड़ी लक्षण वाणी से उस मद से विह्वल कामिनी से 
शन्रु के वारे में पूछा था।३६। वह वोली-हे देवकी के पुत्र | यदि आप 
भेरा पाणि का ग्रहण करोगे तो मैं पित्य का दाइण भेद सब कह दूंगो' 
ऐसा ही होगा यहं कहकर :उस बलवान्‌ ने उसका हाथ ग्रहण कर ; 
लिया णा। रिपु का समस्त भेद जानकर और उसको आश्वासन देकर बड़े 
भ्र म से वह चला गया था ।४०-४१। इस बीच में रानी बाधिता योगी से 
वोली-देशराज की प्रिया का हार नौ लाख मूल्य फा है । वह मैं तुझको दे 
दु.गी क्योंकि मैं तेरे नुत्य-गान से विशेष रूप से मोहित हो गई हूँ ।४२। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५६८-५१ 
कूष्णाँंश के पास राजाओं का आगमन ] . . ' [ ४८५ ` 


इति श्रुत्वा वत्ससुतस्तां प्रश स्य गृहीतवान्‌ ।- 

प्रययौ वन्धुभिः साद्ध जम्बुको यत्र तिष्ठति ।४३ 

ननते तच कृष्णांशो वलखानिरगायत्त।  . 

आह्वादस्तालनो देवो दभ्मुर्वाद्यगतौमुः दा ।४४ 

मोहितोऽभून्ननृपस्तत्र कालियः स्वजनेः सह । 

काम वरय कृष्णांश ग्रच्च ते हृदये स्थितम्‌ ।४५ 

इति श्रूत्वा वत्रः शत्रोवलखानिर्महावलः 

तमाह भो महीपाल लक्षावतिवेरांगना ! 

स्वविद्यां दशयेन्मह्य तदा तृप्ति ब्रजाम्यहम्‌ ।४६ 

इति श्रत्वा तथा मत्वा लक्षावति नृपोत्तमः । 

सभायां नर्तेयामासदेशराजप्रिया तथा ।४७ 

'सा वंश्या सुतमाह्वाद ज्ञात्वा योगित्वमागतम्‌ । 

रुरोद तत्र दुःखार्ता नेत्रादश्र णि मुञ्चती ।४८ 

रुदितां तां समालोक्य रुदम्ना ह्लाद एव सँ:।, 

स्वभुजौ ताडयामास तत्प्रायाथे महाबला ।४६ 

कृष्णांशस्हत्र ताहार तस्याः कण्ठे प्रदत्तवानु । 

` उवाच क्रोधतामक्षस्तामाश्वास्य पुनः पुनः ।१० 

यह सुनकर वत्स सुतने उसकी प्रसंसो करके उसको प्रहण कर 

लिया था और बम्धुओं के साथ वहाँ गया जहां पर जम्बुक रहता था 


।४३। कृष्णाशं वहाँ पर नाचा और वलखानि ने गान किया. था । 
आहलाद- तालन देव ने वड़े आनन्द से वाद्यों की गति से बजाया था. 


बहाँ पर कालिय तूप मोहित हो गया था जो कि अपने जनों के साथ था 
` हे कृष्णांश ! जो भी इच्छा हो वरदान माँग ले और अपने दिल के अनु 
सार माँगले ।४४-४५। महात्‌ बलवान्‌ बलखानि, शत्रु के यह वचन सुनकर 
उससे बोला--हे महीपा ! लाक्षाबत्ति वराङ्गना मुझकों अपनी विद्या 


को दिखावे तब ही मैं पूर्ण तृप्ति को प्राप्त होऊ भा ।४६। यह सुनकर 
और इस बात को मानकर न.प लाक्षावत्ति को सभा में बुलाया था जो कि 


देशराज की प्रिया थी । उस वेश्या ने योगित्व को प्राप्त हुई आल्हाद सुत 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४द६ |] है क | भविष्य पुराण 
“५ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
को जान लिया ओर बह नेव्रों से आँसुओं को टपकाती हुई दुःख से 
आत्त-होकर रोने लगी थी ।४७-४८। रोती हुई उसको देखकर वहू 
आह्लाद भौ रोने लगा था । महाबल ने उसे प्रिया के लिये अपनी 
भुजाओं का ताडन किया था, 'कृष्णांश ने वहां पर उस हार को उसके 
कण्ठ में डाल दिया था। क्रोध से लाल आँखें करके उसका बार-बार 
आश्‍वासन करके बोला ।४६-५०। 
अहं चोदयसिहोऽयं पितु्वेराथंमागतः । 
.हनिष्यामि रिपु भूप सात्मजं सबलं यथा ।५१ 
इति श्रूत्वा वचस्तस्य कालियो बलबत्तर: । 
. पितुराज्ञा पुरम्कृत्य शतब्यूहसमन्वितं: ।५२ 
तेषा च बन्धनायेव कपाट समारुद्ध स: । 
तान्धछत्रू न्समनुज्ञाय पाशहस्तान्सशस्त्रगान्‌ ।५३ 
स्वस्वं खड्गं समाकृष्य क्षत्रियांस्ते समाच्नत । 
` शतुशूरे हते तेशच कालियो भयकातरः ।५४ 
त्यक्त्वा तात प्रदुद्राव ते तु गेहाद्वहिवयुः । 
स्वसेन्यं शी घमासाद्य युद्धाय ममुप स्थिता । 
शित्रिराणि कृतान्येव नमंदाक्कलमा स्थितैः ।५५ 
कृत्वा तु नमंदासेतु नल्वमात्रे सुपुष्टिदम्‌ । 
स्वसेन्य तारयामास चतुरङ्गसमन्वितम्‌ ।५६ 


यह मैं उदयसिह हुँ पिता के वैर के लिये ही यहाँ आया हुं। अब मैं... . 


: शत्रु राजा को पुत्रों के सहित तथा सेना के सहित मार दूँगा ।४१। 
उसके यह वचत सुनकर अधिक वलवान्‌ कालिय पिता की आज्ञा को 
आगे करके शत ब्यूह से समन्वित' होकर उनके बन्धन के लिये उसने कपाट 
बन्द कर दिये. थे । उन-उन शत्रुओं को जिनके हाथों में पाश तथा शस्त्र 
थे समनुज्ञातकरके अपना-अपना खड्ग खींचकर उस क्षत्रियो ने मार दिया 
'था। शत शरों को उनके द्वारा हत हो जाने पर कालिय भय से कातर 
हो गया था ।५२-५५। वह अपने पिता को त्यागकर भाग गया था ओर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ + 


| 


क्रुषणांश के पाम राजाओं का आगमन ] [ ४८७ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
चे भी गृह से वाहिर चले गये थे । शीघ्र, ही अपनी सेना को प्राप्त कर 
युद्ध के लिये समुपस्थित हो गये । नमेंदाकूल में आस्थितों के द्वारा 
शिविर वनाणे हुये थे ।५५। नल्वमात्र सुपष्टि देने वाला नमंदा का हेतु 
अमाकर अपनी सेना को जो चतुरंग समन्वित थी उतार दियो था।४६। प 
रुरोध नगरीं सवाँ बलखानिबंलेयु त: । 
शतघ्नी रग्रतः कृत्वा महाशब्दकरीस्तदा । 
माहिष्मस्याश्च हर्म्याणि पातयातास भूतले ।५७ 
नर।इच स्वकुलं: साद्धं मुख्यद्रव्यसमन्विताः। 
विध्याप्रे श्च गृहा प्राप्य तत्रोषुरभं यकातराः ।५८ 
कालियस्तु गजानी के पञ्च शब्दगजे स्थितः । 
हस्तिपा दशस।ह्स्रा य्‌ द्धाय समुपायय्‌ : ।५६ 
तस्यानुजः सूरयवर्मा त्रिलक्षे स्तुरगेयु । 
तु दिलश्च रथें: साद्ध रणस्थस्च सहस्रक: ।६० ` 
रकणों वःकणश्चोभौ चतुर्लक्षपदातिभिः। 
` जग्मुतुस्तौ महाम्लेच्छो म्लेच्छभूपसहखकः । 
दक्षिणायग्र।मपास्ते तौ पुरस्कृत्य सययुः ।६१ 
उभे सेने समा साद्ययुद्धाय समुपस्थिते । 
तयोश्च तुमुल यु.द्धमभवल्लोमहषंणम्‌ ।६२ 
त्रियाये रुधिरेस्तेषां नदी प्रावर्तत दु तस्‌ । 
ृष्वांस्तजाँ नदी घोरां मासकदेमवाहिनीम्‌ । 


ब्रलखानिरमेवात्मा खड्गपाणिने रोययो।६३ 
सेना से युक्त बलखानि ने सम्पूर्ण नगरी को घेर लिया था उस समय 


महात्‌ शब्द के करने वाली शतष्ती तोपें, आगे करके -माहिष्मती के 
महलों को भूमि पर गिरा. दिया ।५७। और मंनुष्य अपने कुलों के साथ 


मुख्य द्रव्य लेकर विन्ध्याचल को गुहा में जाकर भयभीत होकर 
निवास करने लगे थे ।५८। कालिय गजो को सेना में पंचशब्द गज पर 
स्थित होकर और दश सहनन हस्तिप ड के लिये आये थे ।५६। उसका 
छोटा भाई सूयं वर्मा तीन लाख अश्व से युक्त होकर आया था जो एक 


Nr 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| भविष्य पुराण 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सहस रथस्थो के साथ तुन्दिल से युद्ध किया था । रंकण मौर वंकण ये 
दोनों सहाम्लेच्छ चार लाख पदातियों के साथ थे । एक सहुस्त म्लेच्छ 
राजाओं के साथ गये थे । दाक्षिणात्य ग्रामप जो थे वे उन दोनों को. ` 
नांगे करके गये थे ।६०-६१। दोनों सेनायें वहाँ प्राप्त होकर युद्ध करने 
के लिये पूर्णतया तैयार होगई थी। दोनों सेनाओं का एक बड़ा हो 


४८८ 


` ` भीषण एवं रामाञ्चकारीं तुमुल शब्द हुआ था ।६२। तीन प्रहर भें 


उनके रुक्षिर से शीघ्र ही एक नदी बनकर बहने लगी थी । उस खन से 
समुत्पन्न बहुत घोर मांसके कीचके वाहिनी नदी को देखकर अमेयात्मा 
वलखानि हाथ में खडग लेकर वहाँ गया था ।६३। 


भल्लहस्तस्तदा देवो मनो रथहये स्थितः । 
विदुलस्थश्च कृष्णांशः खड्‌ गेनेब रिपुहनम्‌ ।६४ 
आह्लादणय गदाहस्तः पोथयास वाहिनीस्‌ । 
-रूपणो चाम शुद्रश्च शक्तिहस्तोन्यहन्रिपून ।६५ 
तालनो हस्तिनित्रशो माहिष्मत्यां हनन्ययौ । 
एवं महाभये जाते रद्य तस्मिन्महाबले । 

दुद्र बुः सवता वीराः पाहीपाहीत्यथाब्रबन्‌ ।६६ 
प्रभग्न स्वबलं दुष्ट वां कालिस्तं त्रलखानिकम्‌ । 


'गञजस्ताङ्यांमास स्वंवाणेस्तं महावलः ।६७ 
रिणी वडवा तस्य ज्ञात्वा त्यायिन मातुरम । 


गजोपरि समास्थाय स्वपादेस्तमपातयेत्‌ । ६८ 
पपिते कालिये वीरे पञ्चशब्वो महागजः । 
अ. ख्गलताडायामास शुरांस्तान्मदमत्तकान ।६९ 


मुच्छिते रञ्चशूरे तु रूपणो भयकातरः 
देवकीं वर्णयामास यथाभातं गजेन वे ।७० 


. ' ` षाथ में भाला लेकर उस समय में देव मनोरथ अश्व पर चढ़कर 
स्थित था, कुश्णांश बिन्दुल नामक अश्‍व पर सवार था जिसने खंडन से 


CC-0.PaninkKanya Maha Vidyalaya Collection 


णिक ग 
ही रिपुओं का हनन किया था ।६४। आहलाद ने हाथ में गदा लेकर सेना ' 
को पोडित किया था । रूपण नाम वाला शूद्र जो था उसने अपने हाथ 
शक्ति को ग्रहण करके शत्रुओं का हनन किया था । तालन हुस्ति निस्त्रिश 
होकर माहिष्मती नगरी में हनन करता हुआ गया था ।६५। इस प्रकार 
से वह महान बल वालां वड़ा ही भथा नक युद्ध होने पर सभी ओर से 
वीर लोग वचाओ-वचाओ की ध्वनि करते हुये भागने लगे थे ।६६। उन 
समय में कालिय ने अपनी सेना को भंग होते हुये देखकर बलखानि पर 
` हाथी पर स्थित होकर महान्‌ बलवान्‌ ने अपने वाणों के द्वारा ताडून 
किया था ।६७। उसकी हरिणी नाम वाली वढवा ने अपने स्वामी को 


भय से आतुर देलकर गज के ऊपर समास्थित. होकर अपने पादों से. 
उसको गिरा दिया था ।६८। कालिय वीर के गिर जाने पर पच-शब्द 


नामक महा गज ने श्र, खलाओं से उन मध्यस्त शूरों की ताइना की थी 
।६६। पञ्चशूर के सूच्छित होने पर रूपण भय से कातर हो गयाथा 
और गज से यथा जात को उसने देवकी को वर्णन किया ।७०। 
तदा तु दुःखिता देवी दालामाइह्य सत्वरा । 
त गज च समासाद्य वर्णयामास कारण ।७१. 
गजराज नमस्तुभ्यं शक्रदत्त महावल। ` 
एते पुत्रास्तु ते वीर पाल नीया तथा पितुः ।७२ 
इति श्रूत्वा दिव्यगजो, देवमायाविशारदः । 
देवको शरणं प्राप्तः क्षमस्वागस्क्कृतं भमः ।७३ 
इत्युक्ते गजराजे तु कृष्णांशो वलवत्तरः। | 
- त्यक्त्वा मूच्चा ययौ यत्राह्नादश्च मूच्छित: ।७४ 
तमुत्थाप्य करस्पशंवलखानिसमन्विततः । 
पितुर्गंजं महामत्तमादह्वादाय भ्रत्तवानू । 
'करालमश्वं दिव्यांगं रूपणाय तदा ददौ ।७५ 
सूच्छितं कालियं शत्रु बद्धा स निगडं हू ढेः । 
सेचाम्तं प्रेषयामास वलखानिमहावलः ।३६ 


CC-0.Panini.Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


veo ] * [भविष्य पुराण 

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

सूर्य वर्मा तदा ज्ञात्वा बद्ध वन्धु च कालियम्‌ । 

प्रययो शत्रु सेतान्तं क्रोधेन स्फुरियाघ रः ।७७ 

उस समय देवकी बहुत बुःखित होकर शीघ्र ही स्वयं डोला पर 
आरूढ होकर उस कारण गज के समीप पहुंच कर उसका स्तवन करने 
लगी थी ।७१। हे गजराज ! हे शुक्रदत्त महावल ! तुम्हारे लिये मेरा 
नमस्कार है। हे वीर ! ये तेरे पुत्र हैं इनका पालन तुमको पिता के 
समानं ही अवश्य करना चाहिये ।७२। यह सुनकर वह देवमाया का 
पण्डित दिव्य गज देवकी अपने शरण में प्राप्त करके कहने लगा मेरे 
अपराध को क्षमा कर दो ।७३। उस गजराज के ऐसा कहने पर 
अधिक बलवान्‌ कृष्णांण मूर्छा का त्याग कर वहाँ पहुंचा था जहाँ पर 
आह्लाद मूच्छित हो गया था ।७४। बलखानि ये समन्वित होकर करके . 
स्पशे से उठाकर. महामत्त पिता के गज को आल्हाद के लिये उसने 
दे.दिया था । ओर कराल अश्व को रूपण लिये आरोहण करने को 
दिया था।७५। तब उस मुच्छित कालिय को निगड़ों ने खूब मजबूती 


के साथ बाँध कर उसने महा वलवानु बलखानि ने उसे सेना के समीप ` - 


में भेज दिया था ।७६। तब सूर्येवर्मा ने अपने बान्धु कालिय को बेधा 
हुआ देखकर क्रोध से होठों को फड़फड़ाते हुये वह शत्रु सेनान्त के पास 
चला गया था ।७७। ८ 

तमाग्रान्तं सभालोक्य ते वोरा य्‌ डदुमंदा: । 

रथस्थ मण्डलीकृत्य स्वस्वमन्त्र समाक्षिपन्‌ ।७८ 

कु'ठितेऽस्त्रे तदा तेषां विस्मिताऽभवन्सुखे । 

चिन्तां च महा प्राप्ताः कथं वध्यो भवेदयम्‌ ।७९ 

तस्थास्त्रेस्ते महावीरा ब्रणाथिभयपीडिताः। 

त्यक्त्वा युद्ध पुनगंत्वा रख चक्र: पुनः पुनः ।८० 

एवं कति दिनान्येव वभूव रण उत्तमः। 

आह्वादो वत्सजो देवस्तालनो भयसंय्‌ तः । 

कृष्णांश शरणं जम्मृस्तेन वीर्येण मोहिताः ।८१ 

१! CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कृष्णी चैं कैपत्तशरजीओं? की? अ तमि Shia and eGangotri [ ve? 


क्षणस्तु तं यथा हृष्ट वा देवी विश्वविमोहिनीम । . 

तुष्टाव मनसा वोरो रात्रिसुक्त.पठच्हूदि ।८२ 

तदा तुष्ठा जगद्धात्रीं दुर्गा दुर्गतिनाशिनी । 

मोहयित्वा तु तं वीर तत्र वातरधीयतः ।८३ 

विद्या मोहित हृष्ट वा कृष्णांणस्तु मंहाबलः। 

ववंध निगगेस्त च देवक्यन्ते समागमात्‌ ।८४ 

उन युद्ध दुमंद वीरों ने उसे आते हुये देशकर रथ में स्थित को 
मण्डल से घेरकर उस पर अपने-अपने अस्त्रों की बौछार करने लगे थे 
।७८। उस समय उनके अस्त्रों के कुण्ठित हो जाने पर वे सब बहुत ही 
विस्मित हो गये थे ओर उन्हें बहुत चिन्ता हो गयी थी कि यह 
केसे बघ के योग्य होगा ।७६। उससे अस्त्रो से वे मंहावीर ब्रणों की 


आत्ति से भय पीड़ित हो गये थे। युद्ध को छोड़कर फिर बार-बार युद्ध 
करने लगे थे ।८०। इस तरह से कितने ही .दिनों तक बह उत्तम रण 


होने लगा था । आह्लाद, वत्सज, देव और तालन सभी भय से युक्त हो 


गये थे | तब ने सब कृष्णॉश की शरण में गवे क्यों कि उस समय में उस 
वीर के. द्वारा मोहित हो गये थे।८१। कृुष्णांश ने उसको उस प्रकार 


का देखकर मन में विश्व मोहिनी देवी का स्तवन किया था और बोर 
ने हृदय में रात्रिसूक्त का पाठ किया था ।८२। तब जगत्‌ को धात्री. 
दुःखों 'के नाश करने वाली दुर्गा प्रसन्न हो गई ओर उस वीर को मोहित 
करके वहां पर ही अन्तर्धान हो गये थी ॥८५३॥ जब वह निद्रा मोहित. 
हो गया तो भहान्‌ बलवान्‌ कृषणांश ने उसे देखकर नियड़ों से हृढ़ता से 


बाँधकर देवकी के समीप से ले गया था ।८४। 
तु दिलश्च तथा ज्ञाप्वाभातृशोकपरिप्लुत 


आजगाम हृयारूढ़: खङ्गहस्तो महावलः । 
रिपुरीत्यस्य मध्य तु बहुशरानताडयत्‌ ८५ 
माहिप्मात्याश्च ते शूरा र कणेत समन्विताः । 
सस्सेन्य भञ्जयामांसुस्तालनेन प्रणलितम्‌ ।८६ ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


हे > १ मु डा द अहि च ०००. 
“६२ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai र eG पुराण 


प्रतं स्व वलं दृष्ट्‌वा तालनः परिधायुधः । 
` शिरांसिप्रोधयामास म्लेच्छानां च पृथकपृथक्‌ ।८७ 
बद्धुणं च तथा हृत्वा खडगेनेव च र कणस्‌। 
'तु दिलं च तथा वद्ध्वा दिनन्ते शिविर ययौ ।८८ 
कालिये च रिपो वद्ध सुबद्धे सूर्थवम्मंणि। 
'तु दिले च तथा वद्ध रकण वंकणे हते । ८९ 
. सहन म्लेच्छराजानो हतशेषा वला न्विताः । 
पक्षमांत्रमहोरात्रं युद्ध चक्र: समस्तः ६० 
प्रत्यहं तालनो वीर सेनापतिरमर्षणः । 
षष्ट भूपाञ्जघानांशु शत्रुसेन्यभयंक रः ९१ 
तुन्दिल ने उस हाल को जान करके भाई के शोक से परिप्लुप्त होकर 
हाथ खाड्ग धारण करते हुए घोड़े पर सवार होकर वह महा बलवान 
वहाँ आ गया । शभू, की सेना के मध्य में उसने बहुत से रिपुशुर वीरों 


का हनन किया था।८५। महिष्मती फे उन शूरों ने रंकंणसे युक्त 


होकर तालन के द्वार. रक्षित उस सेना का भञ्जन कर दिया था ।८६। 
जब तालनने देशा कि उसकी सेनाके लोग भागने लगे तो उसने परिधनाम 
का अस्त्र लेकर म्लेच्छों के मस्तकों को अलग-अलग करके काट दिया 
था ।द७। वकण भोर रंकर्ण को भी उसने अपने खाड्ग से मार गिराया। 
और तुन्दिल को बांधकर दिन के अन्त में शिविर में चला गया ।८८। 
कालिय और सुयंवर्मा शत्रुओं के बद्ध हो जाने पर तथा. तुन्दिल के भी 
बंध जाने पर और रंकण एवं वंकण के मारे जानेप्र एवं सहत्त म्लेच्छ 
राजा लोगों ने जो. कि मरने से बच गये थे और सेना से समन्वित में एक 
'पक्ष भर पर्यन्त चारों ओर से युद्ध डटकर किया था ।८ ९-९० प्रतिदिन 
बीर .तालन और अमर्षण सेनापति साठ भूपों को शीघ्र ही मार देता था 
क्योकि यह शत्र, की सेना के लिये महान्‌ भयंकर था ।& १! 
. भयभीता रिपोः शू रा हता भूपा हतौजसः । 
हतशेषा ययुगंहमत्तसेन्या भयातुराः ।8 


. GC-0.Panini Kanya Mahe Vidyalaya Collection. 


कृष्णकेशं सभाओं के अभित ~ and eGangotri [ ४९३ 
जम्बुकस्तु तथा श्रत्वा दुःखितो गेहमाययो । 
ब्रत ह्यशनं कृत्वा रात्रौ शोचन्मशेत सः।९३ 

निशीथे समनुप्राप्ते तत्सुता विजयेषिणो । 


पूर्णातु सा कला ज्ञेया राधाया ब्रजवासिनी । ६४ 
आश्वास्य पितरं तं च यथौ मायाविशारदा | 


` रक्षकांछिविराणां च सोहयित्वा समाययौ ।३५ . 


भ्रातरो तव गत्वासौ यत्र सर्वानबोधयत्‌ । 

कृत्वा सा राक्षसी मायां पंचवी रानमोहयत्‌ ।९६ 

निरस्त्रकवचान्वंधूध्रति दोला समारुहत्‌ । 

पितु रतिकमासःच्च तस्मे भ्रातृन्ददौ मुदा ।६७ 

प्रभाते वोधिता: सर्वे स्तानध्यानादिकाः क्रिया: | ` 

कृत्वा ययु रिपो शाला दृष्टवन्तो न यांस्तदा ।९८ 

भय से डरे हुये शत्र, के शूर मारे गये थे क्योंकि वे सब सूप हत 
ओज वाले हो गये थे । जो भी कुछ मरने से शेष रह गये थे वे भयातुर 
अर्धे सैन्य अपने घर में चले गये थे ।६२। जम्बुक ने इस प्रकार वृत्तान्त 
सुना तो वह परम दुःखित होकर घर में आ गया था। उसने 
अनशन ब्रत किया और वह इसी चिन्ता को करता हुआ रात में नहीं 
सोता था ।९३। अर्घ राति के प्राप्त होने पर उसकी पुत्री विजर्यषिणी 
जिसे राधा की ब्रज में निवास करने वाली पूर्ण कला ही जाननी चाहिये 
।९४। माया में परम पण्डिता वह अपने पिता को आश्वासन देकर चली 
गई थी । वह शिविरों के रक्षकों को मोहित करके आगई थी ।९५ ' 
वहाँ जाकर इसके जहाँ भाई थे उन संबको जीवित कियां था | । उसने 
राक्षसी माया को फैलाकर पञ्चवीरों को मोहित कर दिया था ।६६। 
निरस्त्र कवच वाले बन्धुओं को प्रत्येक दोला में चढ़ा दिया था । पिता 
के समीप में जाकर उसंके लिये प्रसन्नता भाइयों को दे दिया था 
।९७। भ्रातःकाल में जब कि सब जगे तो स्नान ध्यान आदि समस्त 


कियाओं से निवृत्त होकर शाला को उन्होंने देखा तो उस समय में 


उनको वहाँ नहीं देखा था ।९५। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४९४ ] [ भविष्य पुराण 


बभुवुदुःखिता सव किमिदं कारण कथस्‌ । 
. तानुबाच तदा देव. प्राप्ताः ह्यत्रः रिपोः सुता ।९९ 
'कृत्वा सा राक्षसी मायां हत्वा तान्गेहमाययौ । 


तस्माद्य य' मया साद्ध गत्वा यत्र व तद्गुरुः ।०० 

विध्योपरि महारण्ये भानासत्वनिषेविते । 

कुठोर तस्य तत्र ब नाम्नेवेलविल। हि सः । 

योगसिद्धियुता कामी राक्षसेभ्यो हि निर्भयः ।१०१ 

जम्बुकस्य सुता तत्र प्रत्यहं ल्वजनेय ता । 

एकाकिनी च सा स्वं रात्रौ स्वं गुरु तमरीरमत्‌ ।१०२ 

कृतेयं चेलविलिना माया मनुजमोहिनी । 

कार्यसिद्धि गमिष्यामो तं पू रुषाधामम्‌ । 

इति श्र त्ना तु चत्वारो विनाहलादं यथृवंनम, ।१०३ 

गीतनृत्यप्रबाद्य च मोहंवित्वा च तं दिने । 

वासं चक्रश्च तत्र व घृत मायाविशारदम्‌ ।१०४ 

` सतु पूर्वभवे देत्यश्चित्रो नाम महासुरः । 

बाणकन्तामुषाःनित्यमवाञछच्तिछिव पूजकः । 

जात ऐलविली नाम पक्षपूजो स वेगवान्‌ ।१०५ 
. सव लोग बहुत ही दुःखित हुए थे और विचार कर रहे थे कि 
इसका क्या कारण हैं और कैसे ऐसा हो गया है । उम समय में उनसे 
देव ने कहा कि यहाँ रिपु. की सुता आई थी। उसने राक्षसी माया ' 
करके उनका हरण करके घर में लेकर चली गई थी इससे आप लोग 
. मेरे साथ चलो जहाँ कि इसका गुरु रहता है।९९-१००। विन्ध्याचल 
के ऊपर, बड़े विशाल बन में जहाँ कि अनेक प्रकार के सत्व रहा करते 
हैं उसकी वहाँ पर ही कुटिया है। उसका नाम ऐलविली है । वह योग 
की सिद्धियों से परिपूणं .हैं और कामी हैं तथा राक्षसों से सदा निर्भय 
रहा करता हे ।१०१। जम्बुक की सुता वहाँ पर अपने जनों से युक्त 
अथवा अक्रेली ही रात्रि में जाकर उस अपने गुरु को रमण 
कराया करती थी ।१०२। उस ऐलबिली ने यह मनुष्यों को मोहित ` 


CC-0.PaniniKanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized.by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कृष्णांश के पास राजाओं का आगमन ] ' र [ ४६५ 


. करनें वाली माया की हे उस अधम पुरुष के पांस जाकर हम कायं 
की सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। यह सुनकर चारों आहलादके बिना उस 
बन गए थे ।१०३। गीत नृत्य और वाद्यों से दिन में उसे मोहित 
करके रात्रि में उन्होंने उस धूत्त' माया विशारद के यहाँ पास में ही 

निवास किया था १०४ बह पहिले जन्म में चित्र नामधारी महान. 


इत्य था । उसने शिव की पूजा करके वाणासुर की कन्या उषा को प्राप्त 
करने की इच्छा की थी। अव वह पक्षपूजी वेगवान्‌ ऐलविली के 
नाम वाला उत्पन्न हुआ था ।१०५। न 

तयोमेध्ये प्रमाणोऽय' विवाहो मे वदा भवेत्‌ । 


तदाहं त्वां भजिष्यामि सत्यक्त्वोद्दा हित पत्रिम ।१०६ 
हते तस्मिन्महाधूर्त गत्वा संग्राममूद्ध नि । 

जम्बुकस्य ययुदु गं दुष्ट वा त तं समारुहन्‌ । 

हत्वा तत्र स्थिताग्वीराञ्छतध्न्य: परिखाकृताः ।१०७ 
तदा तु जम्बुको राजा शिवदत्तवरो वली । 

जित्वा पञ्च महावी रान्वतदुध्वां तान्तिगडेह डे: । 
शिवं यज्ञ च कृतवांस्तेषा नांम्नापबृ हिम । १०८ 
रूपेणस्तु तथा ज्ञात्वा देवकी प्रयवणयव्‌ । 

तदा तु दुखिता देवी भयानी भयहारिणीम. । 
मनसा च जगामाशु शरण्यां शरण सती ।१०९, 
तदा तुष्टा जगद्धात्रो स्वप्नांत तायवर्णयत्‌ । 
अहो देवकि कल्याणि प्‌ त्रशोक त्याजधुना ।११० 
यदा तु जम्बो राजा शिवदत्तवरो वली । . 

होम कतां स मदात्या तेषां च वलिहे तवे ।१११ 
मोहयित्वा तदाहं तं मोचयित्वा च ते सुतान । 
बिजयै मे प्रदास्यामि मा च शोके मन कृता: ।११२ 
सन दोनों के मध्य में यहु प्रमाण है कि जब मेरा विवाह हो जावेगा 


र तो डस उद्वाहित पति का त्याग करके तेरा ही (वन करू गी ।१०६। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
जज दे 2 8 -[ भविष्य पुराण 


ये पाँचों वीर उन महाधूत्त के मारे जाने पर संग्राम के मूर्धा में जाकर 


के दुर्ग में चले गये थे। वहाँ उसको देखकर उन्हो उस पर 
चढ़ाई कर दी थी । वहाँ पर स्थित वीरों को मारकर शतध्नियो को 


परिखाकत वना. दिया था ।१०७ उस समय राजा जम्बुक ने जो कि 
शिव का दत्तवर और वली था पाँचों महावीरो को जीत उन्हें निगड़ों' 


के साथ वाँधदिय। और उसने उनके नाम से उपचृ हित शैव यज्ञ किया था” _ 


"११०८ रूपण की जब इसका ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसने देवकी का 


स्तवन किया था। तव दःखित देवकी नो भयके हरण करने वाली भवा- : - 


» नी को मनसे ध्यान किया था, जोकि बड़ी शरण्य है और सती शरण्यों 


की शीघ्र ही रक्षिका होती है १०९। तब तो वह जंगदम्वा प्रसत्न' हुई . 


उसने स्वप्नान्त में उसके कहा-हे देवकि ! हे कल्याणि ! अव तुम पुत्र 
के शोक को त्याग दो । जबकि राजा जम्बुक शिव के बरदान वाला 
बलवान्‌ होम के करने वालां है और वह मन्दात्मा उनकी वलि के 
लिये ही यह यज्ञ कर रहा है ।११०-१११ उस समय में मैं उसको 
मोहित करके तुम्हारे पुत्रों को छुड़वाकर विजय तुझें दूंगी, मन से 


शोक मत करो ।११२। 
इति श्रूत्वा सती देवीं. नमस्कृत्य महेश्व रोम्‌:। 


पूजयामास विधिवद्धूपदीपोपहा रक: ।११३ 
एतस्मिन्नन्तरे राजः देवमासा विमोहितः । 
सुष्वाप तत्र होमान्ते ते च जात! ह्यबन्क्षनाः।११८ °“ 
तबद्धो जम्बुको राजा निगडरायसौहढ़ । 
ते तं बद्ध्वां ययुः शीघ्र देवकी प्रति निर्भयाः ।११५ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र कालियाद्यास्त्रय: सुताः। 
त्रिलक्ष रौन्यमादाय युद्धाय समुपाययुः ।११६ 

` पुनयु द्धमभूद्धोरं सेनयोरभयोस्तदा । 

_ तालनाद्याश्च सत्वारो हत्वा तां रिपुवाहिनीस्‌ ।११७ 
त्रीञ्छत्रून्कीष्ठकीक्रत्य स्व शस्त्रे जेघ्नुूजिताः । 

` , एवं दिगोनि कतिचितज्ञ जातो महारणः ।१६* 


 CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


ll Ss LECCE TASS BLT 


Mi er 


* डे Se समर 
> 


= —~s 


og १-५ कनी 
कृष्णांश के पासं राजाओं का आगमन | पका rier [ ४६७० 


कालियो दुःखितो भूत्वा सस्मार मनसा हृरम्‌ । 
मोहुन -मन्त्रमासाद्य मोहयामास तानुरितूत्‌ ।११९ 
सती देवी ने यह श्रवण करके महेश्वरी को नमस्कार किया और धूप 


भगवान्‌ हरि का स्मरण मन से किया और मोहन मन्त्र शिव सै प्राप्त 
. कर उससे उन शत्रुओं का मोहन कर दिया था hi ९। 


एतस्मिन्नन्तरे देवी देवकी पतिदेवता । 
पातित्रत्यस्य.पुण्येन सुतांतिकुपागतः ।१२० 
बोधयित्वा तु कृष्णांश पञ्चशन्दगजस्थितभ्‌ । 
उगस्तुष्टाव जननों सर्वविश्वविमो हिनीम्‌ । . 

तदा तुष्टा स्वयं देवी बोधयामास तान्म्रुदा ।१२१ 
` आह्लादः सूयंवर्माणं कालियं च ततोऽनुजः । 
जघानउलखानिस्तं तुन्दिल जम्बुकात्मजस्‌ १२२ 
ते तु पूर्वभवे विप्र जरासंध सकालिय: | 

द्विविदो वानरः शूरः सूय्यंवर्मेंह चाभवत्‌ ।१२३ 
न्रिशिरास्तु' दिलो जातः श्पृङ्गालः स च जम्बुकः । 
नित्यवेरकराः सर्व भूपाश्चासन्महीतले ।१२४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


र | ; (पक्क , - ०) Epegi and Gangotri 
क ४:०५ ः [ भविष्य पुराण 


बड़्गेन:तेजेसामास पतिशोकपरांयणा ।१२५ 

कृष्णांशः शिरसो पित्रोगरहीतवा स्नेहकातर: । 

जम्बुकस्येव हृदये स्थापयामास विह्वलः ।१२६ 

इस बीच में पति के देवता वाली देवी देवकी अपने पातित्नत्य के 
पुण्य से पुत्रों के समीप में उपगत हो गई थी, उसने कुष्णांश को बोधित 

करके जो कि पञंचशब्द गज पर स्थित था, फिर विश्व विमोहिनी जननी 

'की उसने स्तुति की ।: तब देवी स्वयं प्रसन्न होकर आई आर उनने , 

सबको वोधित प्रसन्नता में किया था ।१२०-१२१। फिर आहलाद ने ; 

सूर्यवर्मा को उसके अनुज ने कालिय को और वलखानि ने जम्बुक पुत्र 

उस तुन्दिल को मार दिया था ।१२२।हे विप्र ! पूर्वेजन्म में वह कालिय . - 

जरासन्ध था और सूर्यवर्मा शूर द्विविद ब्रानर था जिसने यहाँ आकर 

जन्म-ग्रहण किया था ।१२३। त्रिशिरा ने तुन्दिल होकर जन्म लिया था 


तथा श्युज्ञाल ने जम्बुक राजा का जन्म प्राप्त किया था। ये समस्त भूप 
इस महीतल में नित्य ही बैर के करने वाले हुए ये.!१२४ शत्रु के पुत्रों 
के हृत हो जाने पर पति के शोक में परायण देवकी ने जम्बुक शत्रु को 
खड्ग से स्वयं तजित किया ।१२५। कृष्णांश ने स्नेह से कातर होकर 


पितरों के शिरों को ग्रहणकर विह्वल हो जम्बुक के ही हृदय पर स्था- 
पित कर दिया था ।१२६।' ` A 
. विहस्यतो तदा तत्र प्राचतुर्वेचनं प्रियस्‌ । 
चिरं जीव हि कृष्णांश गयां कुरु महामते । 
इति वाणी तयोर्जाता बलिनो: प्रेतदेहयोः ।१२७: 
खङ्गहस्ता च सा देवी शिलायंत्रे तु तं रिपुस्‌ । 
संस्थाप्य चोदयामास स्वपुत्रान्हषं संयुतः ।१२८ 
हे पुत्रा: स्वपितुः शत्रु जम्बृकं पुरुषाधमम्‌ । - 
खण्डखण्डं च तिलशः कृत्वानन्दसमस्विताः ।१२९ 
संचूर्णयत तद्गत्रं तत्त लेमंदनि मिते । 
स्नास्याम्यहं तथेत्युक्त्वा रुरोद जननी भृशम्‌ ।१३० ` 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


86. 


,Digitized by Arya Samaj Foundatiof Chennai pnd gGangoti प ५. ४ 


तथा कृत्वा तु ते पुरा महिषीं ससुतां तदा | 
बलखानियुतास्तत्राहूय चक्रुश्च तत्क्रियाम्‌ ।१३१ 
तदा प्ररिमलं राज्ञी हष्ट्वा स्वामिनमातुरम्र । 
मरणायोन्मुखं विप्रं पंचतत्वममन्मुने ।१३२ 

तत्सुता खङ्गमाचीय बलखानिभुजं प्रति। 

कृतित्वा मूछ यित्वा तं तत्पक्षानन्वघावत ।१३३ 


वे दोनों मस्तक तव हेसकर वहां पर प्रिय बचन वोले-हे कृष्णांश 
तुम चिरकाल तक जीवित रहो। हे महान्‌ मति वाले [अब तू दया कर दे। 
उन दोनों बली प्रेतों की देहों से उस समय यही वाणी प्रकट हुई थी 
।१२७। हाथ में खङ् लेने वामी उस देवी ने शिला मन्त्र में उस शत्रु को 
संस्थापित करके हषं से युक्त होकर उसने अपने पुत्रों को प्रेरित किया 
था हे पुत्रो ! अपने पिता के शत्रु पुरुषों में अधम इस जम्बुक को तिल 
के समान खण्ड-खण्ड करके आनन्द से समन्वित हो जाओ ।१२८-१२४। 
उसके गात्रं को अच्छी तरह चूणित कर डालो । उसके. देह निमित तैल 


मों ० (भि > श, . 
कृष्णांश के पास राजाओं का आगमन hers ४.५. ० -: [_ उद 


से मैं स्नान करूंगी-इतना कहकर वह जननी बहुत अधिक रुदन करने . 


लगीं ।१३०। उन पुत्रों ने उतीं प्रकार से करके उस सुता को महिषी 
"करके बलखानि से युक्त वहाँ बुलाकर उसकी क्रिया की थी ।१३१। तब 


राज्ञी ने परिमल को मरणोन्मुख आतुर स्वामीको देखकर, हे मुने ! वह 
पञ्चतत्व को प्रास हो गई थी । उसकी पुत्री ने बड्ग से बलखानि की 


भुजा को काटकर और उसको मूछित करके बह, उसके पक्ष के पीछे 
दोड़ गई यी ।१३२~१३३। CN 
तालनं देवसिह च रामाशंच तथाविधम्‌ । 
` कृत्वाच्यांश्च तथा शत्रू नगच्छत्कुलकातरा ।१३४ 
कृष्णांश मोहयित्वाशु मायया च समाहरत्‌। 
हते तत्र शते शुरे बलखानिरमषितः। 
तच्छिरश्च समाहृत्यं चितायां च समाक्षिपत्‌ १३५ 
तदा बाणी समुत्पक्ला बलखाने श्ुणुष्व भोः । 


अवध्या च सदा नारी त्वया वध्या ह्र्धामणः।१३६ 
CC-0.Panini, Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ढा 


undbidrSGfbnnai and eGangotri 
' भविष्य पुराण `` 
i पापकमंणः । 
त खी बलखा नियंयौ पुरम्‌ ।१३७ 
ततस्तु सैनिकाः सर्व महाहषंसमन्विता: । 
शतोष्ट्रभोरबाह्या नि लु ठयित्वा धनानि च।१३५ 
महावतीं समाजग्मुः कृतकृत्यत्वमागता: । 
हतशेषेशचाद्ं सेन्यः संहिता गेसमाययुः ।१३ ड 
तालन, देवसिह थोर रामांश को उस प्रकार का करके तथा कुल 
कातर मन्य शत्रुओं को चले गये थे।१३४। क्रृष्णांश की माया से मोहित 
करके शीघ्र माया से सभासित कर लिया था.। वहाँ पर एक सो शूरं 
के हत हो जाने पर वलखानि अमित हो गया था । और उसका शिर 
लाकर उसने चिता में फेंक दिया ।7३४। उस समय में आकाश से वा 
का प्रादुर्भाव हुआ था । हे बलखानि ! सुनो, नारी'सदा बध के योग्य 
नहीं होती है। तूने इसका वध किया है अतः तू अधर्मी है। अब इस 
पाप कर्म का फल तुझे अपने विवाह में भोंगना ही चाहिए। श्रवण करके 
@ नेलखानि उस समय बहुत ही ३दु: खितः हुआ और पुर को चला गया था 
१३६-१२७ इसके. अनन्तर सेमस्त- सैनिक महान हेषे से समन्वित 
होकर सो ऊंटों के वहन के योग्य भार के वराबर धनों को लुटकर 
महावती को चले गये थे और कृतत्यता को प्रास हों गए थे। जो मरने 
से बच गए थे शेष अर्ध सैन्यों के साथ घर को मा गए थे।१३८-१३६। 


जा x क PC 


कै प्रथम खण्ड समाप्त & 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
क Ce» 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and,eGangotri 


> 


° CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
ष ध्र 


Digitized byrArya Samaj Foundation Chennai and eGangotri- 


९ ss 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 
! 
+ 7 
क < 
बन य _ 
~ ८रै ९४ ` 
+ £) क 
™ है =~ 
Xe ड e 
5५ ड़ - 
| PF > 
Me 
\ ty] [> ~ 
| 


---_-- -CGC-0.PaniniKanya Maha Vidyalaya Collection. 
~ ५, 


"पुराणी. ञ्क्रा "०निहर,.श्रकाशात., 


( सरल हिन्दी भ्रनुवाद सहित) 


१-शिव पुराण २ खण्ड (भा.टी.) ३८) 
२-विष्णु पुराण २ खण्ड (भा.टी.) ३७) 
३--माकंण्डेय प्राण २ खण्ड (भा.टी.) ३८) 
४--गरुड़ पुराण १ खण्ड (भा.टी.) ३८) 
५--हरिवश पुराण २ खण्ड (भा.टी.) ३८) 
६-देव। भागवत पुराण २ खण्ड (भा.टी.) ३८) 
७--भविष्य पुराण २ खण्ड (भा.टी.) ३८) 
द--लिग प्राण २ खण्ड (भा.टी.) ३८) 
€--पह्म पुराण २ खण्ड (भा.टी.) ३८) 
(०- कैम पुराण २ खण्ड (भा.टी.) ३८) 
११--ब्रह्मववतं पुराण २ खण्ड (भा.टी.) ३८) 
१२--स्कन्द पुराण २ खण्ड (भा.टो.) ३८) 
१३--ब्रल पुराण २ खण्ड (भा.टी.) ३८) 


१४--ना रद पुराण 


२ खण्ड (भा.टी ) 


३८) 


२ खण्ड (भा.टी ) पु ३८) 
२ खण्ड (भा.टी.) ... ` ३८) 
२ खण्ड (भा.टी.) ... ३८) 


१५--कालिका पुराण 
१६--वामन पुराण 
१७--श्रग्नि पुराण 


१८--ब्रह्माण्ड पुराण २ खण्ड (भा.टी.) ... ३८) 
१९--कल्कि प्राण (भा.टी.) ... २०) 
२०--सूय पुराण (भा.टी.) -... १९). 
२ आत्म पुराण (भाषा) 3 $=; १९) 
२२--गणश पुराण (भाषा) | --. २०) 
२३--महा भारत (भाषा) , «-. १८) 
२४--श्रीमदभागवत सप्ताह कथा (भाषा) ..- ३०) 


प्रकाशक : संस्कृति सस्थान ख्वाजाकुतुब, वेदनगर, 
बरेलो-९४३००३ (उ०प्र०) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


